मध्यकालीन हिन्दी कृष्णु-काव्य में 
रूप-सौन्द्य 


मध्यकालीन 
हिन्दी कृष्ण-काव्य में 
रूप-सान्दर्य 


| (0 छ37 ८ 30.» 
के! 
।>आ]। 


५.४४ 


60६6६ 


डा० पुरुषोत्तम दास श्रप्रवाल 
एम. ए.(हिन्दी, संस्कृत )पी-एच. डी, 
प्रवक्ता हिन्दी-विभाग 
पी० जी०, डी० ए० वी० कॉलेज 
(दिल्ली-विश्वविद्यालय ) 
पहाड़गंज, नई दिल्ली-५५ 


रोशनलाल जेन एण्ड सन्‍्स 
बोरडी का रास्ता, जयपुर-३ 


)८04&5..9 ) 


,(+5 ए्‌ 


28300 


४७११॥१८४ 


प्रकाशक : बोहरा प्रकाशन 

बोरडी का रास्ता, जयपुर-३ 
श्रावरण शिल्पी : श्री प्र मचन्द गोस्वामी 
मूल्य : पच्चोस रुपये 
मुद्रक : स्वदेश प्रिष्टर्स 

तेलीपाड़ा, चौड़ारास्ता, 


जयपुर-रे 


चिरसंगिनी 


पुष्पलता अ्रग्रवाल 
को 
सप्र म समपित 


अनुक्रमाणिका 


प्रध्याय पृष्ठ 
प्राकक्थन & 
१. पुव-पीठिका १ 


वेदों में विप्णु, नारायण और श्रीकृष्ण, 

महाभारत में श्रीकृष्ण, पुराणों में श्रीकृष्ण 

रूप-सौन्दर्य : स्वरूप -निवंचन ३१ 
सोन्दर्य : स्वरूप और व्याख्या, सौन्दर्य एवं ग्रन्य समानार्थक शब्द, 
प्रालंकारिकों का मत, ब्युत्पत्तिगत ग्र्थ, कोशगत भ्र्थ, प्रन्य प्र्थ, 
संस्कृत कवियों का मत, हिन्दी कवियों का मत, सुन्दर और उदात्त, 
सुन्दर श्रोर कुरूप सौन्दर्य के तत्व:-भोग-तत्व, रूप-तत्व, रूप-भेद, 
रूपानुभूति, रूप-तत्व के गुण, काव्य में रूप, रूप का अर्थ, रूप श्रौर 
लावण्य, ग्रभिव्यक्ति, प्रियता । 


« रूप-सौन्दय : श्रभिव्यक्ति-निरवंचन घ& 


कलात्मक-सौन्दर्य : कलात्मक-सौन्दर्य के भेद, ग्र्थ-परिवर्तन, शब्द- 
घ्वनि, विशेषणों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग; चित्र-योजना 
लक्षित-चित्र योजना, रेखा-चित्र, वर्णा-योजना, उपलक्षित चित्र-योजना 
रूप-साम्य, धर्म-साम्य, प्रभाव-साम्य । 

मानवीय-सौन्दर्य, भक्ति-परक हृष्टि, रीतिपरक हृष्टि । श्रात्मगत 
उपकरणा, गुणा, कायिक गुणा, वय-सौन्दर्य, वयःधन्धि, नव्य, व्यक्त 
प्रौर पूर्ण यौवन; श्र॒लंकार, नख-शिख सौन्दर्य, सौकुमायं, रूप की 
वाच्यता, श्राभिरूप्य । 

चेष्टागत सोन्‍्वर्थ : कायिक अनुभाव, मानसिक श्रनुभाव, अ्रंगज 
प्रलंकार, सौन्दयय-साधथक वाह्य उपकरण, प्रसाघन गत उपकरण, तटस्थ 
सौन्दर्य । 

भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य १५१ 
राम के रस-प्रधिष्ठाता न होने के कारण, मघुर रस के भ्रधिष्ठाता 
रूप में श्रीकृष्णा, सोन्दर्य के गुण-परक उपादान, भौतिक स्थूल गुण, 


१० 


गुफा्रों ग्रादि में यदि सौन्दर्य का उदात्त रूप है तो बालक की निशछल मृदु 
मुस्कान ग्रौर क्रियाग्रों, रमणी के मधुर हाव-भावों, प्रकृति क | कोमल कलि- 
काझओरों ग्रादि में रमणीयता, सुगन्धि और वर्शादि का अनुपम झ्रौर झ्राकर्पक 
सौन्दर्य वर्तमान है । कहीं ऋजुता एवं रूप का भौतिक ग्राकर्पण है और कहीं 
महाप्राणाता का विशाल झ्ाकर्पएा मानव को ग्रपनी लछुता का ग्राभास कराता 
रहता है। इसी लघुता और महाप्राणता के वीच मानव का मन सौन्दर्यान्विपी 
होकर रूप-रस का ग्रास्वादन करता है ग्रौर दूसरों के लिय्रे भी इसे सुलभ बना 
देता है। वह रूप से उत्पन्न अपनी निजी प्रक्रिया्नों को कल्पना के योग और 
ग्रभिव्यज्ञना कौशल से प्रेपणीय वनाकर उस भाव को सामान्य बरातल पर ले 
ग्राने में सफल होता है । यह कार्य मुख्यतः काव्य के क्षेत्र में आसानी से सम्पन्न 
हो जाता है । इससे सदा से काह्य में रूप-सौन्दय्य की महत्ता रही है। इसी 
महत्ता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत प्रवन्ध का नामकरण किया गया है । 
नामक रण 

प्रस्तुत प्रबन्ध का नाम 'मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काब्य में रूप- 
सौन्दर्य की अ्रभिव्यञज्जना है। प्रवन्ध का सम्बन्ध हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल 
ग्रौर रीतिकाल की परिधि में श्राने वाली श्रीकृष्ण विषयक रचनाओं से है । 
ऐसी रचनाझ्रों में कवियों की हृष्टि श्रीकृष्ण के ग्रनन्‍्त, असीम झौर भ्रनिवचनी य 
रूप-सोन्दर्य के उद्घाटन में लगी हुई है । भक्तिकाल में भ्रपने आराध्य श्रीकृष्ण 
के रूप की अ्रतिशयता का वर्णन सभी कवियों ने किया है । इन कवियों का 
अ्रलौकिक आ्राराध्य सर्वाज्ध॒ सुन्दर और सर्वश्रे प्ठ है। इसके विपरीत रीतिकाल 
में श्रीकृष्ण के लौकिक एवं मानवीय रूप-सौन्दर्य की अ्रभिव्यञ्जना होने लगी 
थी । दोनों की दृष्टि भेद के परिणाम से उत्पन्न वर्णान-भेद को लक्षित कराना 
प्रबन्ध का उद्दं श्य है । 

'रूप' में श्राकारगत शोभा का महत्त्व रहता है श्लोर सौन्दर्य उस भाकार 
में स्थित छवि का वोवक है । रूप-सोन्दर्य का अभिप्राय श्ज्भार-रस के झाल- 
म्बन के शारीरिक आकपंण से है | इससे प्रस्तुत प्रबन्ध में मानवीय रूप-सौन्दर्य॑ 
के शारीरिक पक्ष को ही विशेष महत्त्व दिया गया है भौर आकर्षण को बढ़ाने 
वाले सभी साधनों एवं उपकरणों को भी इसी के भ्रन्तगंत समेट लिया 
गया है । 

“अ्भिव्यञ्जना' शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्यार्थंक ही है। उससे भ्रभि- 


व्यक्ति या वर्णन का ही प्रभिप्राय है, अ्रभिव्यक्ति शैली का नहीं । रूप तथा 
सोन्दर्य का सम्बन्ध जीव-जगत्‌ से है और उसी सीमा तक वह हमें भी अ्रभीष्ट 


११ 


है । उसके प्रस्तुतीकरण के कौशल की यहां अपेक्षा नहीं है । यही कारण है कि 
कवि-कौजल के शिल्पादिक रूपों का वर्णन यहाँ अलग अध्याय में न करके 
वर्ण्य-विषय के सन्दर्भ में यत्र-तत्र ग्रावश्यक्र रूप से प्रस्तुत किया गया है । 


शोध का कारण -- 

हिन्दी-साहित्य में रूप-सौन्दर्य सम्बन्धी सामश्री का नितान्त ग्रभाव तो 

हीं है, परन्तु जितनी सामग्री उपलब्ध है, उनमें विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का 

श्रभाव सा ही है । विभिन्न णोब-ग्रन्थों में यत्र-तत्र विखरी हुई कुछ सामग्री 
मिल जाती है, परन्तु इस सामग्री व। समुचित विश्लेषण एवं विवेचन नहीं हो 
सका है । इससे रूप-सौन्दर्य की वास्तविक भावना का विकास श्ल्घुलावद्ध रूप 
में प्रस्तुत नहीं हो सका है । काल-विशेष का आधार लेकर डा० रामेश्वर 
खण्डेलवाल श्रौर डा० वच्चनसिंह ने अपना-म्रयना प्रबन्ध प्रस्तुत किया है। 
डा० खण्डेलवाल ने 'ग्राधुनिक हिन्द्री-कविता में प्रेम श्रौर सौन्दर्य/ नामक 
प्रबन्ध लिखा है । इसमें उन्होंने प्रेम और सौन्दर्य को शील-संयम तथा शाली- 
नता प्रदान ऋरके उसका विवेचन किया है | उन्होंने लिखा है कि "प्रेम और 
सौन्दर्य की मूल-भावना को ग्रस्वाभाविक जीवन हृष्टियों से मुक्त कराकर तथा 
शुद्ध मानवीय परिवेश में अ्रवस्थित कर उसे एक सांस्कृतिक प्राण प्रदान करना 
मेरा केन्द्रीय अ्रध्यवसाय रहा है ।' उनके मत से प्रेम श्रौर सौन्दर्य दोनों ही 
गंभीर, उज्ज्वल श्रौर उदात्त ग्रनुभूतियाँ है श्रोर इन्हीं का स्पष्टीकरण उनका 
प्रमुख ध्येय है। डा० वच्चननिह ने रीतिकाब्यों में वर्णित प्रेम को ही श्रपना 
प्रघान विवेच्य विषय बनाया है । स्वच्छन्दबारा का उन्मुक्त और एकनिप्ठ प्रेम 
उनकी दृष्टि में गौण हैं | इसीमे उन्होंने प्रेम-वर्णान प्रसंग में रूप का यत्कि- 
डज्चित्‌ संकेत मात्र कर दिया है। अन्य स्थलों पर भी रूप-सौन्दर्य सम्बन्धी 
विचारों का प्रायः अ्रभाव सा ही है । उसी ग्रभाव की पूर्ति के लिये प्रस्तुत 
प्रबन्ध की रूप-रेखा त॑यार कर मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण काव्य को रूप-सौन्दर्य 
विवेचन का श्राधार बनाया गया है । 

इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि विषय की विशदता के लिए 
यत्र-तत्र कृप्णोतर काब्यों से भी पंक्तियाँ उद्धृत करके प्रस्तुत विषय का 
प्रतिपादन किया गया है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध की रूप-रेखा-- 

प्रबन्ध की सम्पूर्ण सामग्री को निम्नलिखित ग्रध्यायों में विभक्त क्रिया 
गया है :-- 


श्र 


(१) पूर्व पीठिका । 

(२) रूप और सौन्दय-स्वरूप-निर्वचन । 
(३) रूप झ्रौर सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति-निरवंचन । 
(४) भक्तिकाल में रूप-सोन्दय्य । 

(५) रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य * 

(६) उपसंहार । 


इनमें पूर्व पीठिका के अन्तर्गत श्रीकृष्ण की साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति का 
संक्षिप्त विकास दिया गया है। विकास की इस भूमिका पर प्रस्तुत विषय का 
विवेचन सरल हो गया है । 


दूसरे प्रकरण में रूप श्ोर सौन्दर्य के स्वरूप का विश्लेषण हुथा है। 
इसमें रूप ओर सौन्दर्य सम्बन्धी भारतीय विचारों का स्पष्टीकरण हुम्ना है । 
सौन्दर्यानुभूति की परम्परा को देते हुए सीर्दर्य के तत्त्व, व्युतत्ति, ञ्रयं, भ्रन्य 
समानार्थक शब्द, तथा भारतीय मतों का विवेचन हुआ है। यहीं पर सौन्दर्य 
और कुरूपता, तथा सुन्दर श्रौर उदात्त के सम्बन्धों को स्पष्ट किया गया है। 
इसमें विचारकों की परिभाषाग्रों को देते हुए रूप और सौन्दर्य के सूक्ष्म भेद पर 
विचार किया गया है । सौन्दर्य को आत्मगत मानकर उसके स्वरूप को समभने 
की चेष्टा की गई है | भारतीय हृष्टि की आ्राध्यात्मिकता के कारण ग्रात्मा की 
सत्ता सर्वोपरि रूप में स्त्रीकृत है । यही ग्राघारभूत तत्त्व है। सौन्दर्य के इस 
भात्मतत्त्व के साथ वैज्ञानिक मान्यता का विवेचन वस्तुपरक दृष्टिकोण से हुआा 
है । इस प्रकार श्रात्मपरक झ्ौर वस्तुपरक व्याख्याप्रों को प्रस्तुत करके 
समन्वयवादी मध्यम मार्ग को श्रपनाया गया है। इसमें रूप श्रौर सौन्दर्य के 
स्वरूप-निर्धा रण में दोनों ही विचारों का अपने विषय के अनुकूल समर्थन 
एवं सहयोग लिया गया है । यहीं पर रूप श्रोर सोन्दर्य के स्वरूप की शास्त्रीय 
व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। इसी व्याख्या को आधार मानकर श्रागे के 
अ्रध्यायों का विचार किया गया है । अन्त में सौन्दर्य के तत्त्वों का विवेचन 
किया गया है । 

तृतीय अध्याय में रूप और सोन्‍्दर्य के अ्रभिव्यज्जना पक्ष पर विचार 
हुप्ना है। सिद्धान्त विवेचन के रूप में इस अध्याय का विशेष महत्त्व हे, इस 
भ्रध्याय में रूप श्रौर सौन्दर्य के भ्रभिव्यक्ति पक्ष पर विचार है। सम्पूरं प्रबन्ध 
में इस अध्याय का वही महत्व है, जो शरीर में रीढ़ की हड्डी का है। इसी का 
प्राधार लेकर प्रवन्ध का सम्पूर्ण कलेवर निभित किया गया है। इस अश्रध्याय 


१३ 


में सौन्दर्य के मुख्यतः तीन भेद कलात्मक, मानवीय और तटस्थ (प्राकृतिक ) 
सौन्दरय-किये गये हैं । इन तीनों में मानवीय सौन्दर्य की मीमांसा करना ही 
इस प्रवन्ध का प्रमुख घ्येय है । इस सोन्‍्दर्य के त्रिभिन्न स्वरूपों का विवेचन 
शास्त्रीय श्राधार पर किया गया है । मानत्रीय सौन्दर्य में सौन्दर्य के उद्दीपन के 
मुख्य चार माध्यम स्वीकार किये गये हैं । गुण, चेप्टा, अलंकृति और तटस्थ 
साघनों से ग्रालम्बन के बढ़े हुए सौन्दर्य को देखने की चेप्टा की गई है । 
मानवीय सौन्दर्य के वाह्य और आन्‍्तरिक तत्त्वों का विश्लेषण किया गया है। 
इन सभी आ्राधारों पर मानवीय सौन्दर्य के विश्लेपण की एक समुचित कसौटी 
तंयार हो जाती है । 

चतुर्थ श्रौर पंचम गअध्यायों में रूप-्सौन्दर्य का व्यावहारिक पक्ष प्रहण 
किया गया है। मब्यकाल के दो भेद, भक्तिकाल और रीतिकाल करके दोनों 
में रूप सौन्दर्य को देखने की चेष्टा की गई है। चतुर्थ ग्रध्याय में भक्तिकाल के 
जिस रूप-सौन्दर्य का विवेचन हुआ्ना है उसका आ्राधार तृतीय ग्रध्याय में स्थापित 
सिद्धान्त ही है। उन्हीं सिद्धान्तों को निकष बनाकर भक्तिकालीन कृष्ण 
साहित्य का व्यावहारिक पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि इस युग की 
रचनाग्रों में रूप-सोन्दर्य करिन-किन रूपों में उपलब्ध है। अपने विचारों की 
पुष्टि में भक्त कवियों की रचनाओ्रों में से पृपष्कल उदाहरण देते हुए विषय- 
विश्लेपणा एवं विदेचन को ग्राह्म बनाया गया है । मुख्यतः वल्लभ सम्प्रदाय के 
श्रष्ट छाप के कवियों तथा राघावल्‍लभ सम्प्रदाय के अनेक कवियों की रचनाग्रों 
में से उदाहरणा दिये गये हैं । इन दोनों सम्प्रदायों के रूप-सौन्दर्य निरूपणा में 
प्रमुख भेद यह है कि प्रथम में श्रीकृष्ण के रूप-सोन्दर्य की महत्ता और द्वितीय 
में प्रधान पद राबा को प्राप्त है, जिसे रसेश्वरवी मानकर उनके रूप का 
अनुपम, मोहक सोन्दर्य वशित हुग्ना है । प्रचुर उदाहरणों द्वारा इस विचार की 
पुष्टि की गई है | इस काल में श्य॒ज्ञार का जो स्वरूप वर्शित हुआ है, उसी 
को ग्राधार मानकर परवर्ती रीतिकालीन कवियों ने सामयिक प्रवृत्तियों के 
प्रनुकूल श्रपना काव्य प्रस्तुत किया है । 

रीतिकाल के रूप-सौन्दर्य का निरूपण पंचम श्रध्याय में हुआ्रा है। इस 
श्रध्याय में भी तृतीय अध्याय में स्थापित सिद्धान्तों का ही श्राधार लिया गया 
है । सामयिक सामाजिक विशेषताओ्रों के कारण रूप-सोन्द्य निरूपण की भावना 
में परिवर्तन श्रा गया था | इन परिवर्तनों का यथास्थान निर्देश कर दिया 
गया है। भक्ति-विषयक अ्राध्यात्मिक भावनाडरों के उच्च स्तर से गिर जाने के 
कारण रूप-सौन्दर्य निरूपण का भक्तिकालीन भाव कवियों में न रह गया। 
दास्य एवं सख्य भाव की गहनता लगभग समाप्त हो गयी। श्रीकृष्ण झौर 


। 40 


राधा का ग्राध्यात्मिक स्वरूप लुप्त हो गया । फल यह हुग्रा है. कि रूप-सौन्दर्य 
वर्णन की भक्तिकालीन मर्यादित एवं रूथकातिशयोक्ति वाली सांकेतिक पद्धति 
समाप्त हो गई । राधा-क्ृग्ग का स्पष्ट और विलास भावना से युक्त ऐसा चित्र 
प्रस्तुत किया गया, जो गौरव सम्पन्न और भक्तिभाव का उद्रेक करने वाला न 
होकर मांसल हो गया । इस मांसल रूप-सौन्दर्य में शरीर के बाह्य श्राकपंण 
गौर प्रवयवों की बनावट का सूक्ष्म वर्णन किया जाने लगा। नारी सौन्दर्य 
को महत्ता मिल गई | वह पुरुष के आकर्षण की साधन बन गई । नारी भोग्या 
बनी और पुरुष उसका भोक्ता | इससे नारी रूप-चित्रण में उसके अ्रवयवों के 
उभार, बनावट झ्ादि के मादक सोन्दर्य का वर्णान हुआ । पुरुप-सौन्दर्य श्रघि- 
कांश कवियों की दृष्टि से ग्रोकल रहा । एक-दो कवि इस परम्परा के श्रपवाद 
भी हैं । इन सभी कवियों की रचनाग्रों से उद्धरण दे देकर विश्लेषण करते 
हुए अपने विचारों की पुष्टि की गई है। 

उपसंहार में प्रस्तुत प्रबन्ध के विचारों एवं विश्लेषणों का सार दिया 
गया है | इसमें एक निरणणाय 4र पहुँचने की चेप्टा की गई है। इसी भ्रध्याय में 
पूर्व विवेचित विचारों के भ्राधार पर मध्यकालीन कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 
की समता विभिन्नताग्रों का संकेत किया गया है। बदलती हुई काब्यघारा को 
दृष्टि में रख कर रूप-सौन्दर्य चित्रण के विभिन्न प्रकार, अ्रभिव्यज्जना और 
प्रवृत्तियों प्रादि का संकेत कर दिया गया है। भ्रन्त में रूप-सीन्दर्य की महत्ता 
का प्रतिपादन करते हुए मानवीय-हित में उसके योगदानमूलक विशेषताओं का 
संकेत करके प्रबन्ध की समाप्ति की गई है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध की विशेषता-- 

प्राज तक के उपलब्ध प्रकाशित शोध ग्रन्थों में या तो केवल प्रेम की 
व्यज्जना हुई है भ्रथवा प्रेम के साथ सौन्दर्य का भी विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है । 'हूप' के विवेचन का प्रयास शोध पग्रन्यों में नहीं दीख पड़ा। रूप और 
सौन्दर्य दोनों के युगपत विवेचन एवं विश्लेषण का भ्रभाव भ्रभी तक बना हुआ्ा 
था। हिन्दी के मध्यकालीन कृष्णा-काव्य को ग्राघार बना कर आ्राज तक किसी 
शोधक ने उसमें रूप-सोन्दर्य की ग्रभिव्यञ्जना का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया 
है । यह प्रबन्ध उसी प्रभाव की पूति का एक प्रयास है। 

इस प्रवन्ध में रूप एवं सौन्दयं सम्बन्धी सत्य का अ्रनुसंघान वैज्ञानिक 
पद्धति पर करते हुए पाश्चात्य एवं पौर्वात्य मतों को सुव्यवस्थित रूप में उप- 
स्थित किया गया है। सोन्दर्य-विवेचन और उसके प्रभावों की व्यञ्जना में 
प्राश्नय प्रोर श्रालम्बन की मन में उठती हुई विभिन्न भावनाझोों का विश्लेषण 
हुआ है । सौन्दर्य-दर्शन से उत्पन्न प्रतिक्रियाग्ों का साहित्यिक विवेचन विशिन्न 


१५ 


कवियों की क्रृत्तियों के उद्धरणों द्वारा किया गया है | ऐसी स्थिति में आलम्बन 
की स्वत: संभवी छवि और सौन्दर्य-साधक उपकरणों से बढ जाने वाली छवि 
को ही रूप-सौन्दय्य के विश्लेषण का निकप माना गया है । ग्रालम्बन के आक- 
पंण को बढ़ाने वाली सभी प्रसावक सामग्रियों को भी सौन्दर्योपकारक रूप में 
ग्रहरा करके ऐसे सभी तत्वों का ग्रात्मसात्‌ सौन्दर्य के प्रन्तगगंत कर लिया गया 
है, जिनसे ग्राश्नय आ्रालम्वन के रूप-सौन्दर्य की वृद्धि होती है । 
सौन्दर्य के स्वरूय-निर्धा रण में विभिन्न मतोपियों के अतिवादी विचारों 
की भिन्‍नता में समस्वयात्मक प्रवृत्ति श्रपनाई गई है । व्यक्तिबादी अथवा 
ग्रात्मवादी और विपयवादी या वस्तुवादी इन दोनों विचारों का समन्वय करते 
हुए प्रस्तुत प्रवन्ध में सौन्दर्यानुभव में व्यक्ति और वस्तु दोनों की महत्ता 
स्वीकार की गई है, क्योंकि श्रनुभविता के ग्रभाव में वस्तु का सौन्दर्य महत्वहीन 
होता है ओ्रौर वस्तु में सौन्दर्य की शून्यता अ्रनुभवकर्ता की आ्रात्मा को सन्तुष्ट 
नहीं करती । श्रत: सोन्दर्यानुभव में वस्तु के सौन्दर्य के साथ उसके श्रनुभवकर्ता 
की महत्ता भी रहती है । इन दोनों में प्रमुखता मानवीय हप्टिकोण की ही है । 
इस से मानव की महत्ता के सापेक्ष में वस्तु-सौन्दर्य को स्वीकार किया गया 
है । इस से दो उद्दं श्यों की सिद्धि होती है (१) आ्रात्मपरक श्रौर वस्तुपरक 
हृष्टि से सौन्दर्य -विवेचन की दो अलग-ग्रलग श्रावार भूमियाँ प्राप्त होती हैं। 
(२) सीन्दर्य-वोध से उत्पन्न श्रानन्द के महत्व का प्रतिधादन होता है। यह 
श्रानन्द काव्य के सौन्‍्दर्यानुभव से ही उत्पन्न होता है। कला का आनन्द भी 
सौन्दर्यजन्य ही है । इस से काव्य का सीन्दर्य परक श्रनुणीलन उसके मूल ध्येय 
का ही भ्रनुशीलन है । इस अ्रनुणीलन में विपय की एक सीमा है, उस सीमा में 
रह कर ही श्रपना विचार व्यक्त किया गया है। 
प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के नामकरण से ही विषयवस्तु की परिधि का ज्ञान 
होता है। मध्यकालीन क्ृष्णकाव्य से अ्रभिप्राय भक्तिकाल और रीतिकाल की 
कृष्णा सम्बन्धी रचनाग्रों से है। इन दोनों कालों की अ्रनन्त रचनाश्रों का 
विवेचन करना प्रस्तुत प्रवन्ध का ध्येय नहीं है, श्रपितु इन कालों के प्रमुख 
कवियों की कृतियों का प्रवृत्ति-परक विश्लेषण ही सोौन्दरयं-हष्टि से किया गया 
है । भक्तिकाल में वल्‍लभ-सम्प्रदाय श्रौर राघावललभ-सम्प्रदाय के कुछ कवियों 
की रचनाओं को प्रमुखता दी गई है, परन्तु श्रावश्यकतानुसार अन्य कृष्ण-भक्त 
कवियों के उद्धरणों आ्रादि से भी प्रस्तुत विषय की पुष्टि हो सकी है। इन्हीं 
कवियों की रचनाश्रों के माध्यम से सिद्धान्त पक्ष का निरूपण किया गया है। 
एक बार सिद्धान्त का प्रतिपादन कर लेने पर अ्रलग-अ्रलग श्रघ्यायों में भक्ति- 
काल और रीतिकाल का सोन्दर्य-विपयक विश्लेषण उसी ग्राधार पर हुआ है। 


१६ 


इन दोनों कालों की सभी प्रवृत्तियों का गंभीर विवेचन इस शोध प्रवन्ध की 
सीमा के ग्रन्तगंत नहीं प्राता । इससे सौन्दर्य-साघक पंक्तियों की ही सहायता 
ली गई है । कहीं-कहीं पर विषय को ग्राह्म बनाने के लिए कृष्ऐेतर काव्यों से 
भी ग्रनेक पंक्तियों की सहायता ली गई है । 

भक्तिकाल के विवेचन में भक्त कवियों की रचनाएँ ही आ्रालोच्य रही 
हैं । इनकी भावनाओ्रों से रीतिकालीन कवियों की भावनाञ्रों में महान्‌ अन्तर 
प्रा गया था । ग्रालम्बन और ग्राश्रय की एकरूपता होते हुए भी उसके स्वरूप 
में बदली हुई स।माजिक मान्यताओ्रों का प्रभाव पड़ा है । राधा और कंप्ण वही 
हैं, परन्तु उनके स्वरूप में ग्रन्तर ग्रा गया । रीतिकाल में राधा-कृष्ण भक्ति के 
पझालम्वन नहीं रह गये । वे सामान्य नायक-नायिका की स्थिति में झ्रा गये । 
यदा-कदा भक्ति भाव से आप्लावित होती हुई कवियों की रचनाए'” मुक्तकों के 
रूप में प्रस्तुत होती रही हैं | इनमें भक्ति की एक क्षीण होती हुई भावना दीख 
पड़ती हैं, परन्तु कलात्मक ग्रभिव्यक्ति उच्च कोटि की होने से ग्रभिव्यज्जनात्मक 
सौन्दर्य अच्छा वन पड़ा है। प्रस्तुत प्रबन्ध में रीतिकालीन कृप्ण-काव्य में 
राधा-क्ृष्णादि से सम्बन्धित रचनाग्रों का आधार लिया गया है। हृष्ण से 
सम्बन्धित क्रिसी भी पंक्ति का चयन सुविधा और विषय के प्रतिपादन के उद्दं श्य 
से ही किया गया है। प्रायः सभी रीति-प्रस्थों में राधा-कृष्ण विषयक सामग्री 
प्राप्त हो जाती है । परन्तु प्रमुख कवियों की मुक्तक रचनाओ्रों का ही सहारा 
लिया गया है और इन्हीं के ग्राधार पर रूप और सीन्दर्य की व्याख्या की 
गई है। 


रूप-सौन्दय्य को यहाँ मानवीय सौन्दर्य के सन्दर्भ में ही उपस्थित किया 
गगय़्ा है। इस सोन्दयं की व्याख्या श्वृद्धार-रस के सन्दर्भ में की गई है। इससे 
अज्भार-रस में रति का आलम्बन होने के कारण नायक अथवा नायिका रूप 
राघा-कृष्ण के शारीरिक-सोन्दर्य को महत्त्व दिया गया है । रूप या भाकारगत 
विशेषताओं के कारण शरीर के आकषंण की अभिव्यक्ति के साथ भाकार से 
भिन्न लावण्य, छवि, नूतनता श्रादि विशेष गुणों से बढ़ो हुई शारीरिक शोभा 
का वर्णन हुआ है। इस प्रकार मुख्यता मानवीय सौन्दर्य की ही है।इस 
सौरदय को भ्रभिव्यक्त करने श्रथवा शरीर को भ्ाकषंक बनाने वाले ऐसे सभी 
साधनों को भी सोन्दर्य में लिया गया है, जिनसे ग्राश्रय के मन में क्‍झ्ालम्बन के 
प्रति कोमल भावनाओ्रों का उदय होता है । ऐसे साधनों में प्रसाधनों को माना 
गया है। मानव के इस भोतिक सोन्दयं के भतिरिक्त भावनाश्रों को उद्दीत्त करके 
आलम्बन के श्राकषं ण॒ को बढ़ा देने में सहायक प्रकृति श्रादि की शोभा का 


१७ 


संकेत मात्र 'तटस्थ-सौन्दर्य' के नाम से कर दिया गया है। ऐसा श्रृद्धला को 
जोड़ने के लिए ही किया गया है। 


इस प्रवन्ध में श्रीकृष्णा प्रथवा ब्रज से सम्बन्धित काव्यों को ही ग्रहण 
कियः गया है। श्रीकृष्ण का मध्यकालीन वेष्णव भक्तों में प्रचलित रूप ग्रचानक 
समक्ष नहीं भ्रा गया था, अपितु श्रीकृष्ण की साहित्यिक या घाभिक अभिव्यक्ति 
शताब्दियों से होती चली आई है । वैदिक युग से आरम्भ कर पौराणिक युग 
तक श्रीकृष्ण के विभिन्न विकसित रूपों के प्राधार पर ही हिन्दी के मध्यकालीन 
साहित्य में श्रीकृष्णा के रूप और सौन्दर्य की ग्रभिव्यक्ति हुई है। इस परम्परा 
का ज्ञान कराने के लिये श्रीकृष्ण के वैदिक विप्णु रूप के विकास की एक 
खद्वेला स्थापित की गई है। क्रमशः महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण में 
वर्शित श्रीकृष्णा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उनके भक्तिकाल में ग्राह्म 
रसिकेश्वर रूप को ग्रहण किया है । उनके इसी रूप के सौन्दर्य का विश्लेषण 
प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार श्रीकृष्ण साहित्य में श्रीकृष्ण या गोपांगनाप्रों 
श्रादि का जो सोन्दर्य वर्शित है, उसका मूल भ्राधार यह पौराणिक साहित्य ही 
है । यह साहित्य अपने पूव॑वर्ती ग्रन्थों को उपजीव्य मानकर परवर्ती साहित्य 
को प्रभावित करने वाला बन गया था । इसी दृष्टि से श्रीकृष्ण के पूर्व नामों 
प्रौर चरित्रों श्रादि की संक्षिप्त परम्परा भी उपस्थित की गई है। 


हतज्ञता-ज्ञापन--का रएा श्रौर कार्य का श्रनवरत सम्बन्ध बना रहता 
है । कार्य की सिद्धि की मूल प्रेरणा प्रेर कारण एवं परिस्थिति के ऊपर 
प्रवलम्बित रहती है। सामयिक स्थितियों से वरिचालित होकर व्यक्ति कार्य 
की श्रोर श्रग्सर होता है श्रौर कार्य-काल में उपस्थित अवरोधों को दूर करने 
में निर्देशक का स्नेह श्रोर मार्ग-दर्शन उसके लिये सम्बल का काम करता है। 
इसके ग्रभाव में व्यक्ति का बल और घैयं या तो समाप्त हो जाता है या वह 
कार्य से विमुख हो जाता है। मेरे लिये इस प्रकार की कोई बाघा उपस्थित 
नहीं हुई क्योंकि मैं श्रपने निर्देशक का एक प्राचीनतम शिष्य रहा हूं श्रौर उनके 
स्नेह का पूर्ण श्रविकारी भी । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रायः उनके 
निवास-स्थल पर ही रहकर अपनी शंकाश्रों का समाधान करता रहा वहां 
पर उनका सोहाद्र पूर्ण पारिवारिक वातावरण मेरी प्रेरणा का कारण वनता 
रहा ग्रोर नैराश्य के क्षणों में भी ग्राशा की ज्योति मुझे श्रागे बढ़ाती रही | 
यही कारण है कि प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध श्राज पूर्ण होकर प्रकाशित हो रहा है। 

इस प्रबन्ध के शीपंक-चयन में एक नाटकीय परिस्थिति का योग है । 
नवलगढ़ (राजस्थान) की संस्था “श्री सूरय-मण्डल” में प्रामन्त्रित डा० सत्येद्र, 


अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के साय किये गये 
विचार-विनिमय ने मुझे उनके पास जयपुर जाने की प्रेरणा दी। वहाँ पर 
उनके सुझावों का लाभ उठाकर अपने निर्देशष्८ डा० आनन्द प्रकाश दीक्षित, 
सम्प्रति ग्रध्यक्ष हिन्दी-विभाग, पूना-विश्वविद्यालय, पूना, की सहायता से इस 
शीप॑क को छुना गया तथा तदनुसार उसकी रूप-रेखा बनाकर उसी दिन डा० 
सत्येन्द्र की मौखिक स्वीकृति लेकर कार्य आरम्भ कर दिया गया था । 

कार्य के ग्रारम्भ कर देने पर कुछ मास के उपरान्त मुझे कई बाधाओं 
का सामना करना पड़ा | प्रथम यह कि इस ग्रन्य का कलेवर बढ़ता चला जा 
रहा है । द्वितीय वाघा के रूप में समुचित ग्रन्थों का अभाव कार्य को ग्रवरुद्ध 
कर देता था । तीसरी कठिनाई यह थी कि हमारे और निर्देशक के निवास- 
स्थान के बीच लगभग सौ मील की दूरी थी। क्रमशः इन अवरोधों को दूर 
किया गया । ग्रन्थ की रूप-रेखा में समुचित परिवर्तन करके उसे यथा सम्भव 
एक सीमा में ही रखने का प्रयास किया गया | इससे उसके बढ़ते हुए कलेवर 
को नियन्त्रित कर दिया गया । 

ग्रन्थों के ग्रभाव की पूर्ति अनेक स्थलों की यात्रा से की गई है। इस 

यात्रा में चार मास का समय लगा । काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा, जयपुर, 
उदयपुर, गोरखपुर, पूना, नाथद्वारा, कांकरौली से प्रस्तुत प्रबन्ध की सामग्री 
संग्रहीत की गई । इनमें काशी नागरी प्रचारिणी सभा और नाथद्वारा से प्राप्त 
सामग्री विशेष उपयोगी सिद्ध हुई। नाथद्वारा के श्री आनन्दी लाल जी शास्त्री 
ग्रोर लाला भगवान दास जी की सहायता से ग्रनेक ग्रन्थ देखने को उपलब्ध 
हुए । यहीं पर गोस्वामी गोविन्द लाल जी महाराज का कृष्ण-साहित्य से 
सम्बन्धित श्रपूर्व संग्रह है । प्रत्येक शोधक यहाँ से लाभ उठा सकता है। पूना 
में कई हस्तलिखित ग्रन्य मिले । यहां के संस्कृत-विभाग के डा० जोशी ने कई 
समस्याओं का समाधान किया । उदयपुर के एम० वी० कालेज के पुस्तकालया- 
ध्यक्ष ने वहीं पर बैठकर पुस्तकों के अध्ययन की सुविधा दे दी थी। जयपुर, 
गोरखपुर झ्रौर पूना विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से लाभ उठाया गया | इन 
सभी स्थलों से सामग्री का चयन करके उनका समुचित उपयोग किया गया। 
इस कार्य में सहायता देने वाले सभी लोगों के प्रति मैं ग्रपना भ्राभार प्रकट 
करता हूं । 

शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में हमारी तीसरी कठिनाई मेरे प्रौर 
निर्देशक के बीच स्थान की दूरी थी। बीच-बीच में कई शंकाएँ उत्पन्न होती 
थीं, जिनका समाधान पत्र-व्यवहार से नहीं हो पाता था। भतः मुझे बार-बार 


श्६ 


निर्देशक के पास जयपुर जाना पड़ता था । कालचक्र से यह दूरी और भी 
बढ़ गई । वे पूना विश्व-विद्यालय में हिन्दी के अ्रध्यक्ष होकर पदोन्नति पर चले 
गये। इस दूरी को कम करने के लिये मुझे पूना में रहना पड़ा। अपनी 
शंकाग्रों के समाधान हेतु जयपुर में अपने निर्देशक के पास जाते हुए मुझे 
एक-वार एक दुर्घटना का भी शिकार हो जाना पड़ा । इस दर्घटना एवं शोघ- 
प्रवन्ध की स्मृति स्वरूप अजित की गई शारीरिक पीड़ा सम्भवतः आजीवन 
बनी रहेगी क्योंकि आ्राज भी यदा-कदा वह पीड़ा उमड़कर समक्ष श्रा जाती है 

शोब-प्रवन्ध के सम्बन्ध में मेरी यह घारणा है कि शोघ-कार्य आरम्भ 
करने के पूर्व प्रत्येक शोबक को णोच् सम्बन्धी कार्यों एवं व्यत्रसायों का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम से कम एक मास तक नियमित रूप से शोघ- 
सम्बन्धी कक्षाग्रों में उपस्थित रहना चाहिए तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों 
द्वारा इसका प्रबन्ध होना चाहिए । ऐसा होने पर अनेक शंकाएँ स्वतः ही 
समाप्त हो जायेंगी तथा कार्य-विधि का ज्ञान होने से व्यर्थ के ग्रध्ययन में 
भटकना न पड़ेगा । 

डा. सरनाम सिंह जी शर्मा, जयपुर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करता हूँ । यद्यपि मैं उनके निर्देशन में कार्य नहीं कर रहा था, श्रौर न 
ही उनसे मेरा कोई पूर्व परिचय ही था, फिर भी अपनी महती उदारता के 
कारण उन्होंने प्रथम परिचय के क्षण से ही वडे मनोयोग पूर्वक मुझे अपनी 
ग्रमूल्य सम्मतियाँ श्रोर सुझाव दिये थे । 

अन्त में ग्रपनी सहघरमिणी श्रीमती पुप्पलता अग्रवाल के प्रति भो प्राभार 
प्रकट करना भ्रपना कर्तव्य समभता हूं । वे सम्पूर्ण पारिवारिक उत्तरदायित्वों 
को स्वयं वहन करते हुए मुझे अ्रध्ययन के लिये पर्याप्त समय श्रौर प्रेरणा देती 
रहीं । इसी का फल है कि यह कार्य शीघ्र ही समाप्त होकर आपके हाथों में 
प्रस्तुत है । श्रन्य भी श्रनेक लोगों से मुझे ग्रन्य-निर्माण में सहायता मिली, 
जिनकी स्मृतियाँ शेप हैं । उन सब के प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं केवल 
इतना ही कहूंगा कि-- 

“अन्ये चापि महाभागा : सहायाग्रन्थनिमितों । 
ये ते सर्वे प्रसीदन्‍्तु नामतो न स्मृता इह । 


२६७० /३ देवनगर, नई दिल्ली ५, 
आपाढ़ कृष्ण ११ सं० २०२७। पुरुषोत्तम दास प्रग्रवाल 


पुव-पीहिका 


(१) वेदों में विष्ण, 

(२) नारायण और श्रीकृष्ण 
(३) महाभारत में श्रीकृष्ण 
(४) पुराणों में श्रीकृष्ण 


वेदों में विष्णु 


साहित्य में भगवान श्रीकृष्ण के जिस रूप की ग्राज इतनी ग्रधिक 
महत्ता है, उसके मूल पर विचार कर लेना जिज्ञासुग्रों की तृप्ति का एक प्रवात 
साधन होगा । ध्राज श्रीकृष्ण की सर व्यापकता के सम्बन्ध में मत वेभिन्न नही 
है । यदि उनके इसी गुणा पर ध्यान केन्द्रित कर दिया जाय तो स्पष्ट हो जाता 
है कि वैदिक युग में 'विप्णु" के भी इसी गुण का वार-बार वर्णान किया गया 
है । इस दृष्टि से श्रीकृष्ण को अपने ग्रादि रूप में विष्णु मान लेने पर ग्रत्युक्ति 
नहीं कही जा सकती है । विष्णु के इस व्यापफतापरक रूप पर विचार करना 
आवश्यक है । 

“विष्णु! शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ प्रवेश या व्याप्ति है। 'विश्‌' घातु 
से निण्पन्न इस शब्द से सम्पूर्णा विश्व में व्यापकता का भाव व्यक्त होता है। 
यह शब्द जिस व्यक्तित्व का बोबक है, वह निश्चित रूप से अपने इस गुणा के 
कारण सर्वमान्य रहा है। वेद के प्रसिद्ध भाष्ययार सायण ने विष्णु का प्र्थ 
/व्यापनशील” माना है, ब्लूमफिल्ड (पाश्चात्य विचारक) के अनुसार 'पृष्ट 
पर होकर' (0) (॥० ४४०४) प्र्थ किया गया है।। श्राप्टे ने इस शब्द की 
निष्पत्ति 'विश्‌' धातु से मानते हुए कहा है कि चू कि उसी की शक्ति से 
यह सम्पूर्णा विश्व व्याप्त है, श्रतः विण्‌ घातु के “प्रवेश मूलक भ्र्थ/ के कारण 
उसे विप्णु कहा जाता है ।! यास्क ने वहा है कि, “प्रथ यद्‌ विपितो भवति तद्‌ 
विप्णुर्भवति | विष्णुविशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा। दुर्गाचार्य ने श्रपने निरुक्त में कहा है कि 
जो समस्त चराचर जगयु को व्याप्त करता है, वही विष्णु है 'वेवेप्ट व्याप्नोति 
चराचरं जगत्‌ स विष्णु: । एक श्रन्य स्थल पर कहा हैं कि रश्मियों द्वारा यह 
व्याप्त होता है श्रत: विष्णु कहा जाता है ।? यहाँ पर विष्णु को ही द्यादित्य के 
झूप में स्वीकार किया गया है । विष्णु शब्द में विका श्र्थ मोक्ष भी बताया गया 
है। भ्रतः मोक्ष की योग्यता रखने वाला या मोक्षदाता ही विष्णु कहा गया। 
वेदों में इस मोक्ष का इन्द्र द्वारा वृत्र शोर पणिस से जलमोक्ष का अ्रथवा 





] यस्माद्विश्वमिंदं सर्व तस्य शवत्यामहात्मनः। 
तस्मादेबोच्यते विष्णुविशश्रातो: प्रवेशनात्‌ । 

2 यदा रश्मिभिरतिणयेनायं व्याप्तों भवति, व्याप्नोति वा रश्मिभि य॑ सर्वम्‌। 
तदु विप्णुरादित्यों भवति । निरक्त २/३/३ 


हि मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


वरुणा द्वारा पाश मोक्ष का अर्थ लगाया जा सकता है ।! इस हृ्टि से यही विष्णु 
उपेन्द्र भी कहे जा सकते हैं श्रौर इनका प्रमुख गुण व्यापकता है । 

विष्णु की इस व्यापकता की चर्चा ऋग्वेद के कई मंत्रों में है। वहाँ 
पर विष्णु को 'कुचर' और गिरिष्ठा कहा गया है ।? इनका एक नाम त्रिविक्रम 
भी बताया गया है। अपने पगों से ग्रखिल ब्रह्माण्ड को माप लेने वाली विशेषता 
के कारण विष्णु एक महाव्‌ और व्यापक शक्ति के प्रतीक वतकर हमारे समक्ष 
ग्राते हैं। श्रादित्य वाचक्र भाव का बोधक होकर उनके जिन तीन पदों की चर्चा 
है उनमें दो पदों का ग्रावार प्रृथ्वी और अन्तरिक्ष तो चक्षु का विषय है. परन्तु 
तृतीय “परम पद' ग्रहप्ट है, ग्राकाश की ओर हृष्टि रखकर विद्रान्‌ उसे 
देख सकते हैं |? विष्णु के इन तीन पदों की चर्चा वेदों में अनेक स्थलों पर है। 
अपनी व्यापकता के कारण सस्पूर्णा ब्रह्माण्ड को माप लेने की शक्ति वर्तमान है। 
कहा गया है कि “ग्रदम्य विष्णु गोप ने तीन पदों में ब्रह्माण्ड बाँध लिया ।१ 
उन्होंने तीन पद क्रिये और ब्रह्माण्ड को नांघ गये ।£ विष्यु का यह तीसरा 
पद पक्षियों के लिये भी अ्रगम्य है ।९ यह तीसरा पद मधु का उत्स है ।? यही 
परम पद बाद के धामिक ग्रन्थों के साधकों का प्राप्य वन ण्या। विष्णु के इन 
तीन पदों की चर्चा पौराशिक साहित्य में की गई है । वामनावतार का मूल स्रोत 
इसे ही मान सकते हैं । उस ग्रवतार में भगवान वामन ने तीन पद से ही सम्पूरां 
ब्रह्माण्ड को माप लिया था। उपयुक्त मंत्र में प्रयुक्त 'गोपा' का शाब्दिक भ्रर्थ 
गौवों का पालन करने वाला है। श्रीकृष्ण का सम्बन्ध गायों से बहुत भ्रधिक 





 सूर की भाँकी । डा० सत्येन्द्र पृ० १७ प्रथम संस्करण, शिवलाल श्रग्रवाल 


एण्ड कं० श्रागरा । 
प्रतदू विष्णु स्तवते वीयेंरामृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा । 
यश्चोरुपु त्रिषु विक्रमरोष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । ऋग्वेद १/५४/२ 
इददं विष्युविचक्रमे त्रेधा निदधे परमू। ऋगवेद १/२२/१७ 
तद्विष्णो: परम पदम्‌ सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । १/२२/२० ऋग्वेद 
त्रिशि पदानि विचत्रमे विष्णु्गोंपा भ्रदम्य । ऋग्वेद १ /२२/ १८ 
इदं विष्णुविचक्रमे श्रेघा निदधे पदमु । ऋग्वेद १/२२/१७ 
हे इन्द्रस्य ऋ्रमणे स्वहशो$भिख्याय मर्त्थोभरुल्यति । 
तृतीयमस्य नकिरा दघपंति वयश्चन पतयन्तः पपत्रिश: | ऋग्वेद १(/१५५ /९ 
7 उसुक्रमस्य सहिवन्धुरित्या विष्णये: । 
पदे परमे मध्व: उत्स:। १/१५४/५ ऋग्वेद 


पूर्व-पीठिका ५ 


था । यहाँ पर जिस लोक की कल्पना की गई है, वहाँ सिंगो वाली गायों की 
स्थिति भी बताई गई है ।! सिगों से युक्त गायों का यह स्थान विप्णु का परम 
पद कहा गया हैं जो सदा प्रकाशित होता रहता है । हो सकता है कि वैष्णव 
साधकों ने यह से अपने वैकुण्ठ श्रौर विष्णु के वासस्थान गो-लोक का मूल बीज 
पा लिया हो । वृन्दावन की कल्पना में भी यही भावना दीख पड़ती है। वेदों में 
विष्णु के सम्बन्ध में वर्णित अनेक बातें श्रीकृष्ण के प्रवतारों में प्राप्त होती 
हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु की यही भावना १रवर्ती साहित्य में 
श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में विकसित हो गई । श्रीकृष्ण जीवन से सर्म्वान्धित 
ग्रन्य कई शब्दों का उल्लेख भी वेदों में प्राप्त हो जाता है । 

विष्णु के अनेक पर्यायों का उल्लेख भी वेदों में है। ऐसे शब्दों में 
त्रिविक्रम, उरुगाय ग्रौर गोपा ग्रादि शब्दों का नाम लिया जा सकता है ।* 
यहाँ पर कृष्ण को वृष्णि कहना अ्रकारगा नहीं हो सकता । परवर्ती साहित्य 
में पौराणिक श्राख्यानों के श्राधार पर श्रीकृप्णा विष्णु के भ्रवतार और वृष्णि- 
वंश में उत्पन्न माने गये हैं | इन्ही विष्णु के लिये वेदों में ऋगेद १/२२/१८५ 
गौर १/२२/१७ 'त्रिणि पदानि बिचत्रमे' और “त्रेघा निदधे पदम्‌' का प्रयोग 
किया गया है। 

श्रीकृष्ण की लीलाओं से सम्बन्धित ग्रन्य बहुत से शब्द वेदों में प्रयुक्त 
हुए हैं । राधा,” गौ,” ब्रज, अ्रहि, वृषभानु,” रोहिणी,” कृष्ण , श्रजु न? झ्रादि 
शब्द इसी प्रकार के हैं । ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों) के द्रष्टा ऋषि श्रीकृष्ण का 
वर्णन भी मिलता है। इन्हीं के नाम पर काप्णयण गोत्र चला था। हो 





2 ता वां वास्तुन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावोभूरि श्र गा श्रयास: । 
यत्राह तदरुगायस्य वृष्णः परम पदमवभाति भूरि। ऋग्वेद १ /(५४/६ 
2 प्रभविष्णवे शूपमेतुमन्म गिरिक्षतं उस्गायाय वृष्णे। ऋग्वेद १/१५४/३ 
3. स्तोत्र राधानां पते । ऋ० १/३०/२६॥ 
३-गवामब्रज वृधि । ऋ० १/१०/७ 
4 दवासपत्नी अहिगोपा श्रतिष्ठत । ऋ० १/३२/११ 
5 त्वं नृचक्षा वृषभानुपूर्वी कृप्णास्वास्ने श्ररुपो विभाहि। ग्रथवंवेद ३/१५/३ 
5 तमेदताघार यः कृष्णा रोहिणीपु । ऋग्वेद ६/६२/१३ 
7 कृष्णा रूपाणि श्रज्जु ना विवो मदे । ऋग्वेद १०/२१/३ 
8 ऋग्वेद मंडल ५ यूक्त सं० ५५, ८५६, ५७, तथा मण्डल १० /४२-४३-४४ 


६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सकता है कि इस प्रचलित नाम का आधार ग्रहण कर वसुदेव ने अपने पुत्र 
का नाम श्रीकृष्ण रख दिया हो । वैदिक आ्रास्यानक के अ्रनुसार नाग जाति का 
एक नेता अहण्क वर्ण में काला होने के कारण मझत ऋषि द्वारा कृष्ण कहा 
गया था ।? वही बाद में अपनी लोकप्रियता के कारण मूल पुरुषों में गिना ज/ने 
लगा था । इस प्रकार विप्णु और कृष्ण नाम की प्रसिद्धि वेदिक युग में हो 
चुकी थी, इसमें सन्देह नहीं है। यह वात दूसरी है कि उनके रूप का इतना 
अ्रधिक विस्तार नहीं हो सका था । 

इस स्थल पर ताकिकों के मन में यह एक सन्देह उत्पन्न हो सकता है 
कि श्रीकृष्ण तो अनादि और ग्रनन्त हैं, तो वेदों के माध्यम से उनके अस्तित्व 
को कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? यहां पर मेरा केवल इतना ही निवेदन 
है कि रचनाओओरों में श्रीकृष्ण की अभिव्यक्ति होने के पूर्व ही वेद अस्तित्व में 
आ्रा चुके थे | श्रीमद्‌ भागवत के ग्रनुसार महाभारत में इतिहास के माध्यम से 
वेदों के रहस्य का उद्घाटन हुग्ना है।? इससे ऐतिहासिक दृष्टिकोण और 
वैदिक रहस्य इन दोनों का युगपत्‌ ज्ञान होता है। इस कथन से वेदों को 
महाभारत के पूर्व का ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। महाभारत में भी श्रीकृष्ण 
को वेद वेदांग वेत्ता वताया गया है। इस विचार से भी यह स्पष्ट है कि वेदों 
के पंक्तिवद्ध करने अथवा अस्तित्व में श्रा जाने के बाद ही श्रीकृष्णा नाम का 
परिचय प्राप्त होने लगा होगा । ऐसा मान लेने पर एक दूसरी शंका यह उत्पन्न 
होती है कि ऐसी स्थिति में वेदों में प्रयुक्त राघा, गो आदि शब्दों का क्‍या भ्रर्थ 
लगाया जायगा । इस शंका का निराकरण श्रत्यन्त सरल है। वैदिक थ्याख्या 
ग्रन्थों में इन सभी शब्दों का तत्कालीन श्रर्थ दूसरा धा। राघा शब्द घन, ग्न्न 
और नक्षत्र का बोधक है, गो का श्रर्थ किरण और ब्रज का किरणों का स्थान 
थी है। कृष्ण रात्रि, अ्रजु न दिन, वृष्ण बलराम अर्य को व्यक्त करते हैं। 
प्रारम्भ की वैदिक व्याख्याप्रों में यही श्र्थ प्रचलित था, परन्तु शब्दों के सतत्‌ 
प्रयोग और ग्रर्थ परिवर्तन से इनका सम्बन्ध श्रीकृष्ण से जोड़ दिया गया होगा। 
इस आ्राघार पर यह निरणांय अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि वेद में प्रयुक्त राधा कृष्ण 
आदि शब्द ऐतिहासिक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व के वोवक नहीं, श्रपितु अपने मूल 
रूप में एक श्रन्य भ्र्थ के ही प्रतिधादक रहे हैं । यह बात दूसरी है कि हमारी 
घाभिक भावनाएँ प्रत्येक विचार का बीज वेदों में खोज लेने की अम्यस्त हो 


7 साहित्यिक निबन्ध पृ. ३४ पुरुषोत्तमदास अग्रवाल 
2 भारत व्यपदेशेन ह्माम्नायार्थश्व दर्शित:। भागवत १/४/२८ 


पूर्व-पीठिका ७ 


गई हैं और इसी भावना के फलस्वरूप इन शब्दों के मूल में श्रवतार का रहस्य 
हमें प्राप्त हो गया है। 

इस सम्बन्ध में मनु का विचार है कि सभी नामों एवं कर्मों का निर्माण 
वेदों से ही हुआ है ।! डा० हरवंश लाल शर्मा के अनुसार इन मंत्रों में जो नाम 
आये हैं, उनका यद्यपि गोपाल कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि जिस प्रकार वैदिक कृष्ण का सम्बन्ध महाभारत के कृष्ण से जोड़ 
दिया गया, उसी प्रकार इन सभी नामों का उपयोग पौराणिक युग में कृष्ण के 
लिये कर लिया गया ।* डा० मुशीराम शर्मा ने भी इसी विचार का समर्थन 
किया है कि 'इस प्रकार वेदों में जो राधा, विष्णु, कृष्ण आदि शब्द आये हैं, 
बे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नही है | ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं पदार्थों के 
नाम वेद के शब्दों को देखकर रखे गये हैं । वेद के शब्द पहले हैं, ऐतिहासिक 
व्यक्ति बाद में हुए हैं ।”३ अ्रतः स्पष्ट है कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग अ्रवतारों 
में होने लगा होगा । 

विप्णु के विभिन्न नामों में उनके श्रादित्य परक भावना का उन्मेष भी 
मिलता है। ये विष्णु यज्ञ के सहायक भ्रौर द्वादश आदित्य भी कहे गये हैं ।* 
विष्णु देवताओं में श्रेष्ठ हैं “तस्मादाहु:विष्णुदेवानाम्‌ श्रेष्ठा ।” भ्रन्य स्थलों 
पर भी उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन फ़िया गया है।* मैत्रेय उपनिषद्‌ में 
विष्णु को भ्रन्न रूप में पोषक माना गया है। श्रादित्य की उष्मा से भ्रन्न का 
पोषण प्रसिद्ध ही है। विष्णु के विभिन्‍न कार्यों में उसका दैनिक कार्य प्रादित्य 
रूप में ही निष्पन्न होता है । इस रूप में विष्णु के तीन पदों का श्रर्थ भूत, 
भविष्य श्रौर वर्तमान कालों से लगाये जाने की परम्परा रही है। इस विचार 
में भिन्‍नता हो सकती है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सूयं, विष्णु श्रोर 
श्रादित्य एक ही देवता के भिन्‍न नाम उनके कार्यों के भ्राघार पर बताये गये 
हैं। विष्णु में सूर्य के गुणों का समावेश है यद्यपि यह शब्द प्रारम्भ में विशे- 


7 सर्वेषांतु स नामानि कर्माणि च पृरथक्‌-पृथक्‌ । 
बेद शब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे । मनुस्मृति १/२१ 

4  सूर और उनका साहित्य-पृ० १२५ डा० हरवंश लाल शर्मा । 

5 भारतीय साधना श्रौर सूर साहित्य-पृ० १६६ सं० २०१० वि० 

4 एकादशास तथा त्वष्टा द्वादशों विष्णुउ च्यते । 
जघान्याज स तु सर्वेपामु श्रादित्यानाम गुणाधिकः | ४/५५/६ 

5 श्रथर्ववेद ५/२६/७ व ५-५,१॥। तैत्तिरीय संहिता १/७/५४ वाज 
सनेयी संहिता १/३०-२, ६, ५-५, २१ 


८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


परणावाची रहा होगा, परन्तु बाद में सतत्‌ प्रयोग के कारण विष्णु की स्वतन्त्र 
सत्ता निर्धारित होने लगी । 


विष्णु को आ्रादित्य का पर्याय मानने का एक विशेष रहस्य प्रतीत होता 
है । वेदों में वर्शित विष्णु के तीन पदों में तीसरे पद को 'परम-पद' कहा गया 
है । यह पद आकाश में है । अपनी इस व्यापकता के कारण ही विष्णु शब्द 
पूषनु, मित्र आदि अन्य पर्यायों की भांति सूर्य का पर्याय ठहरता है । तीन पदों 
द्वारा ब्रह्माण्ड को माप लेने वाली विशेषता के कारण ग्रन्य विशेषणों की तुलना 
में इस शब्द की महत्ता बढ़ी और स्वतन्‍्त्र देवता के रूप में विष्णु का विकास 
होने लगा । यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें खण्ड की एक कथा द्वारा 
देवताओं के एक संघ में विजयी होकर ही विष्णु श्रेष्ठ बन गये और उनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई । श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में भगवाद्‌ श्रीक्षष्ण ने अजु न 
से स्वयं कहा है कि मैं आदित्यों में विष्णु और देवताओं में इन्द्र हो ।१ 

गीता के इस कथन से यह स्पष्ट है कि विष्णु ही झ्रादित्य और इन्द्र के 
रूप में प्रसिद्ध है। एक अन्य स्थल पर भी श्रीकृष्ण ने अपने को वेदों में साम- 
वेद श्रौर देवताओं में इन्द्र माना है ।? यहां प्रयुक्त 'वासव' शब्द इन्द्र का ही 
पर्याय है । इन्द्र की इस घारणा का कोई विशेष कारण रहा होगा। वेदों के 
प्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सूक्तों में ग्रग्न और इन्द्र की स्तुति 
ही भ्रधिक की गई है । ये ही दोनों प्रधान देवता के रूप में ग्राह्म रहे हैं । इनमें 
इन्द्र को यदि हम राष्ट्रीय नेता माने, तो कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि 
उन्होंने वृत्रासुर का वध करके जल का मोचन किया था । उनकी स्तुति में 
सूक्तों का आराकपंक रूप दीख पड़ा । वाद में इनके व्यक्तित्व की विशेषताएँ ही 
विष्णु में समाहित कर दी गई होंगी । इसी से इन्द्र के साथ विष्णु की गणना . 
परवर्ती मंत्रों में होने लगी । 


ऋण्वेद में विष्णु की चर्चा इन्द्र सवा के रूप में भी है। वृत्रासुर वध 
के भ्रवसर पर विष्णु का विक्रम वशित है । विष्णु परमपद के अधिकारी होंकर 
महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होने लग गये थे । तीन पदों में ब्रह्माण्ड को नाप 
लेने वाली कथा से विप्णु की महिमा बढ़ती गई और कालक्रम से इन्द्र का 
महत्व श्रपेक्षाइत कम होता चला गया । अनेक वैदिक सूक्तों में कभी स्वतन्त्र 
रूप में कभी श्रन्य देवताओं के साथ उनका गान होने लगा। ऋग्वेद में विष्णु 








2 श्रादित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमाव्‌ । गीता १० /२१ 
£ वैेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव:। १०/२२ 


पूर्व-पीठिका ६ 


एक महत्वपूर्णा देवता के रूप में नहीं थे, क्योंकि स्वतन्त्र रूप में इनसे सम्बन्धित 
बहुत कम ऋचाएँ ही देखने को मिलती हैं। ग्रन्य देवतागओ्रों के संग ही इनके 
महत्व का प्रतिपादन हुआ है, परन्तु यजुर्वेद में यज्ञ की महत्ता के साथ ही 
विष्णु का भी महत्व बढ़ने लगा । फलस्वरूप विष्णु को भी यज्ञ रूप ही मान 
लिया गया ओझ्नौर इनके स्वतन्‍्त्र व्यक्तित्व का विकास आरम्भ हो गया । इसी से 
विध्णु के लिये “'ऋतस्य गर्भम्‌' और “यज्ञों हवे विप्णु:” कहा गया है। इनका 
यह यज्ञ रूप अ्रधिक प्रचलित होने लगा । 

यजुर्वेद में विष्णु, उपेन्द्र श्र इन्द्र सहायक ग्रर्थ के भी द्योतक बने । 
यज्ञ को ही विष्णु की संज्ञा प्राप्त हो गई । कर्म क्षेत्र की यह प्रबानता यहीं तक 
सीमित न रहकर ज्ञान क्षेत्र में भी पहुँच गई | यज्ञ वा कम पक्ष ही सव कुछ 
नहीं था, श्रपितु उसके मानसिक स्वरूप को भी ग्रहण किया गया । वैदिक कर्मों 
के इस मानसिक रूप के साथ तथ्य पर बरिचार होने से “ब्राह्मए।' और झ्ारण्यक' 
काल में 'ब्रह्म/ को परमतत्व के रूप में मान लेने की परम्परा का सूत्रपात 
हुआ । यह ब्रह्म श्रन्य सभी देवताओं से ऊंचा माना गया और सभी देवता 
इसमें समाहित हो गये । इस ब्रह्म का सम्बन्ध यज्ञ से वना रहने के कारण इसे 
सृष्टि का कर्ता भी मान लिया गया । इस ब्रह्म का बोध कर्म द्वारा न मानकर 
ज्ञान द्वारा माना गया । उपनिपद्‌ इसकी व्याख्या करने में अ्रपनी विद्वत्ता लगाने 
लगे । इसे मोक्षदायी माना गया । इसकी सर्वव्यापकता की चर्चा विप्णु सहश 
हो जाने से यज्ञ में क्रण: शिथिलता गाने लगी झ्ौर वैदिक कर्मकराण्ड एवं 
मार्न्डताग्रों के समक्ष जिज्ञासा का भाव उपस्थित होने लगा , फल यह हुझ्ना कि 
विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों का मूल स्रोत यहीं पर स्पप्ट रूप से देखा जाने लगा 
इस प्रकार उपनियद्‌ में विष्णु जगत पालक और परमपद भअर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान 
के अधिकारी हो गये ।? 

श्रथर्ववेद के विभिन्न उपनिषदों के एक भाग में शिव या विष्णु के 
विविध रूपों की व्याख्या श्रोर उनका स्पष्टीकरण किया गया है । ब्रह्म चिन्तन 
तो उपनिषदों का मुख्य विषय ही है । सामवेद के केनोपपिद में ब्रह्म की शक्ति- 
मत्ता और विचित्रता का कथन है । वहाँ ब्रह्म को अग्नि, इन्द्र वायु आदि सभी 
देवताश्रीं से श्रधिक शक्तिशा त्री कहा गया है । ब्रह्म को देवताओं में सर्वप्रथम माना 
गया ्रह्म देवानां प्रथम: सम्वरव ।” ब्रह्म ही पू॑, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, श्रागे 


2. विज्ञान सारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
सो5घ्वनः परमाप्नोतितदुविष्णो: परम पदम्‌ । कठोपनिषद्‌ ३/&६ 


2 मुण्डकोपनिपदु ? 


१० मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


वीछे ऊपर नीचे सभी कहीं व्याप्त है ।' ब्रह्म के इस गुण (स्वव्यापक्रता के 
कारण) यह ऋगवेद के विष्णु के समकक्ष हो जाता है । परवर्ती ग्रन्थों में भी 
विष्णु की चर्चा इसी रूप में की गई है। ब्रह्त को परम सत्ता मानकर उसे 
स्वयं भू माना गया ग्रौर परम श्रात्मा के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा हुई । 

बेदों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य वैदिक ग्रन्थों में विष्णु रूप का विकास दीख 
बड़ता है। इन ग्रन्थों में ब्राह्मण, श्रारण्यक ग्रौर उपनिपदों की गणना हो सकती 
है । कठोपनिषद्‌ में विष्णु के परमपद की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय माना 
गया है । मँत्रे य में विष्णु को ग्नन्नरूप में पोषक कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण 
में विष्णु को वामन के रूप में स्वीकार किया गया है ।* यह विष्णु ब्रह्म की 
भांति ही कल्पनातीत है । वामनावतार का मूल स्रोत इसे ही मानना युक्ति 
संगत प्रतीत होता है । यज्ञ निष्ठा की दृष्टि से इसमें विष्णु को भ्रग्रणी बताया 
गया हैं । उनकी अलौकिक कथा यहां चमत्कारिक ढंग से स्पष्ट की गई है । 
वैदिक काल में इन्द्र को प्राप्त होने वाला महत्व ब्राह्मण काल में विष्णु को ही 
मिलने लगा और इसी में ग्रवतारों का बीज खोज लेने की चेप्टा भी की गई । 
शतपथ में ही विष्णु के ग्रन्य ग्रवतारों-मत्स्य, कूर्म, वाराह और वामन आ्रादि 
का वर्रान है ।3 यहाँ विप्णु के साथ नारायण की चर्चा भी हुई | तंत्तिरीय 
ग्रारण्यक में विष्णु को नृसिह कहा है ।* नूसिह तापनो में इस नाम की चर्चा 
हैं । यही विप्णु पुरुषोत्तम, वासुदेव और देवकी पुत्र भी हो जाते हैं। गोपाल 
तापनी में उनका दिव्य रूप दीख पड़ता है। विभिन्न सम्प्रदायों में विष्णु ही 
नृसिह, राम, नारायण ओऔ्रौर कृष्ण के रूप में विस्यात हुए। क्रमशः इनका 
विष्णु रूव नारायण में परिवर्तित होने लगा। 
नारायण रूप 

चराचर व्याप्त विष्णु की व्यापकता के आ्राकपंण से ही वेष्णव सम्प्र- 
दायों ने इन्हें नारायण रूप में ग्रहण किया । नर के अयन का अन्तिम लक्ष्य 
'नारायण' कहे गये । ऋग्वेद की १०/२५/५-६ ऋचाओं में नारायण का 
संकेत है। मनुस्मृति में नारायण शब्द की व्याख्या की गई हैं कि नर का भ्रयन 


2 ब्रह्म वेदममृतं पुरस्तादू ब्रह्म पश्चादू ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
श्रघश्चोद्ध _वज्च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम । 

2 शतपथ १/२/५ 

58 शतवध/क्रमण:ः १/५/१/२-१० । १४/३५॥ 
१४/१/२/११। १/२५/१-७ 

$ तै० श्रा०-१०/१/८५ 


पूत -पीठिका ११ 


होने से ही इसे नारायण कहा गया है |! दशम मण्डल के पुरुष सुक्त में 
जिस पुरुष की विशद चर्चा की गई है, उसके सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मगा का 
मत है कि वह पुरुष ही नारायण है १ इसी पुरुष के पड्चरात्रि यज्ञ करने पर 
सभी वस्तुएं उत्पन्न हुई । नर भी इसी नारायण से उत्पन्न माना गया। 
तंेत्तिरोय आरण्यक के मत से नारायरा ही वासुदेव है “नारायरााय विदमहे 
वासुदेवाय धीमहितन्नों विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥ “इसी आरण्यक में कूर्मावतार 
१/९३/१ और वासुदेव श्री कृष्ण १०/१/६ का वर्णान है । ऐतरेय ब्राह्मण 
में विष्णु को प्रम देवता और अन्‍्यों की गणना विप्खु के बाद की गई है ।* 
इसी विध्णु से सम्बन्धित उनकी पूजा का जो रूप ग्रहण किया गया, उसी की 
नारायण संज्ञा मानी जा सकती है । शतपथ ब्राह्मरा में नारायण का नाम है ।१ 
वृहस्नारायणोपनिपद्‌ में विष्णु, को हरि कहा गया आर वासुदेव तथा हरि से 
नारायण का सम्बन्त्र स्थापित क्रिया गया | तैत्तिरीय आ्ारण्यक में विष्णु का 
नारायण से सम्बन्ध स्थापित किया गया । वे सूवंमान्य परमेश्वर का ऐण्वर्य 
प्राप्त करते हैं । इसीसे वे ब्रह्म स्थानीय हो जाते हैं १०/११/ इससे विप्ण की 
विशिष्टता का ज्ञान भी हो जाता है।£ 

ऋग्वेद में सृष्टि के पूर्ध जल की स्थिति और ब्रह्मा की उत्पत्ति नारा- 
यणा की नाभि से बताई गई है ।? इसी में पांच रात्र सत्र का प्रयोजक पुरुष एवं 
पुरुष सूक्त के कर्ता के रूप में नारायण को ही माना गया है ।? शतपथ ब्राह्मण 
की एक कथा के अनुसार पुरुष नाशायग ने एक बार स्वयं यज्ञ स्थान पर 
निवास कर वसुप्रों, रुद्रों और आादित्यों को कहीं अ्न्यत्र भज दिया और यज्ञ 
सम्पादित करके स्वयं सर्वव्यागी बन गये। १२/३/४ इसीसे पुरुष ढ्वारा पांच 
रात्र करके सर्वेश्रेप्ठ बन जाने का वर्गांन झाता है। अतः नारायगा पुरुष 
नारायणा, परमात्मा के ग्रववोधक ओर विप्णु के समानार्थक बन गये । 


से 
है्‌ 


7 आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वे नर सूनव: । 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्मृत: | मनुस्मृति १/४ 
£ पुरुषम्‌ हि नारायगणाम प्रजापतिर्वाच । शतवथ १४/३-४ 


8 अग्निवें देवानाभवभों विप्णु: परम:, तदः्तरेण सर्वा अन्यादेवता: । 
ऐतरेय ब्राह्मणा १/१ 

$ शतपथ १३/३/४ 

6 तै०श्रा० १४/१/१ 

6 ऋग्वेद १०/८२/६ 

7 


ऋग्वेद १०/८२/६ 


१२ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्ये 


नारायरा श्रौर श्रीकृण 

विप्णु की सर्वव्यापकता पहले ही सिद्ध एवं स्थिर हों चुकी थी। 
ग्रवतार की कल्पना में ब्राह्मग औ,औऔर उपनिपद्‌ में वर्शित नारायण 
को कृष्ण का अ्बतारां बताकर विष्णु और कृष्ण का तादात्म्य 
स्थापित कर दिया गया । उपनिषदों में भी ग्रवतार विषयक ग्रनेक वर्णान आते 
हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में देवकी पुत्र श्ली कृष्णा का वर्णान है ।* यहां श्री कृष्ण 
को घोर ग्रांगरिस का शिष्य और देवकी का पुत्र माना गया है। फोशितको 
ब्राह्मण में भी श्री कृष्ण के गुरु घोर झ्रांगरिस की चर्चा है इन सभी नामों 
से एक ही व्यक्तित्व की व्यक्जना होती है । ब्रह्मपुराणकार ने युग के अनुसार 
इन भिन्न-भिन्न नामों को एक ही माना है ।। एक ही कृष्ण सास्वत घर्म के 
उपदेप्टा, ईश्वर और परब्रह्म माने गये हैं । यजुर्वेद के पुरुष सुक्त में 'श्रीश्चते 
लक्ष्मी च पत्नयो ३१/२२ कहा गया है । इसमें विष्णु की दो पत्नियों श्री श्रौर 
लक्ष्मी का संकेत है । श्रीकृष्ण विष्णु और नारायण के ग्रवतार हैं, इससे 
इनके संग लक्ष्मी का होना श्रनिवार्य माना गया । 

उपयुक्त विचार से स्पष्ट है कि ब्राह्मणकाल के समाप्त होते-होते विष्ण, 
के नारायण रूप को परम देव मानने की परम्परा चल पड़ी थी | मानव-प्रकृति 
से युक्त सगुरा रूप का निर्धारण भी हो चुका था। नारायण झौर विष्णु की 
एकता मानव प्रकृति से सम्बद्ध थी । इनका यही रूप परवर्ती ग्रन्थों में वासुदेव 
कृष्ण के रूप में दीख पड़ा, जिसका समर्थन एवं वर्णन महाभारत में भ्रधिक 
हुआ है। श्रत. कहा जा सकता है कि आरम्भ में विप्णु का सम्बन्ध यज्ञ से 
था । वे यज्ञ पुरुष, उपेन्द्र या इन्द्र के सहायक रहे हैं । नारायण सृष्टि के 
मूलकर्त्ता के रूप में ग्राह्म है। क्रमशः दोनों में ऐक्य हो गया। ब्राह्मण काल 
में विष्णु यदि परम देव थे तो नारायण में ईश्वरत्व का आरोप था । विष्णु 
वैदिक देवता, नारायण ब्राह्मणकालीन श्रौर श्रीकृष्ण पौराणिक हो गये । 





।. शतपथ ब्राह्मण १२/३/४ और तैत्तिरीय आरण्यक १०/११ 

2 तह्ँ तदू घोर आ्रंगिरस: कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्तवा उवाच। अपिपास 
एवं स वभूव । सो5ग्तवेलायामेतत्त्रय॑प्रतिपद्य ते । अ्रक्षितमसि, भ्रच्युतमसि, 
प्राएसंशितमसि । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३/१७/६ 

3 कृप्णो हि तदाज्धिरसो ब्राह्मणाव्‌ छन्‍्दसीय तृतीयं सवनं ददर्श | कौ० ब्रा० 

4 विष्णुत्वं श्रूयते यस्य हरित्वं च कृते युगे । ७० /वैकुण्ठत्वं च देवेषु कृष्ण- 
त्वं मानुवेषु च ७१ नारायणी हानन्तात्मा, प्रभवोध्व्यय एवं च। ७३ 
ब्रह्मपुराण ग्रध्याय ७० 


पूर्ब-पीठिका १३ 


पंचरात्र का सम्बन्ध वासुदेव से था। नारायण का भागवत, वासुदेव तथा 
श्रीकृष्ण में विलीनकरणा हो गया । गीता का विश्वरूप विष्णु का ही रूप है । 
वैदिक विष्णु और वाद के विष्णु के रूप में भी बहुत परिवर्तन आरा गया था। 
इसी वैदिक विष्णु का विकसित रूप भक्ति कालीन साहित्य में ग्राह्म हग्ना, जो 
महाभारत काल में परम पद को प्राप्त करता हुआ्ना 5द्िक इन्द्र से भी अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया । देदिक विप्णु से भगवान क्रप्ण के क्रम में जो परिवतंन 
है, उसके मूलरूप में एकता बनी हुई है । भक्ति काल के क्रप्ण लोक रक्षक 
एवं लोकरंजक दोनों ही हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकास का जो क्रम 
आरम्भ हुआ; उसके बाह्य रूप में भिन्नता रहते हुए भी उसकी गआ्रान्तरिक 
एकता पूर्णात: वनी हुई है । परवर्ती साहित्य के कृष्ण वंदिक विष्णु एवं इन्द्र 
के प्रतिरूप हैं। यदि यह कहा जाय कि विष्णु एवं इन्द्र की गाथाएं ही श्रीकृष्ण 
से सम्बद्ध कर दी गई हैं, तो इस कथन में ग्रत्युक्ति नहीं मानी जायगी। इनमें 
विप्णु श्रौर श्रीकृष्ण की एकता का आभास दिया जा चुका है। यहां पर इन्द्र 
और श्रीकृष्ण की कथाझ्रों का संक्षिप्त परिचय देंगे . 

वैदिक देवताओं में इन्द्र की महत्ता सर्वमान्य थी । उसकी पराक्रम की 
गाथा वैदिक ऋचाओओरों में गाई गई है । वह एक प्रिय शाद्टीय नेता है। श्रपने 
वज्ञ से श्रन्धकार या वृत्र को समाप्त कर देता है और दृश्मनों पर विजय प्राप्त 
करता है | सोम उसका प्रिय पेय पदार्थ है । वज्रवाहु विशेषण मे शोभित है । 
इन्द्र के साथ त्वष्टि का नाम भी लिया गया है। विष्णु का नाम भी इसके साथ 
लिया गया है । उसका रूप बहुत विशाल है | उसकी शक्ति को ञ्रन्य देवता या 
मानव प्राप्त नहीं कर सकते हैं । वह वृत्र और अ्रहि का हन्ता है। इस इन्द्र से 
पृथ्वी श्रौर स्वर्ग दोनों कांप उठती हैं । वह पव॑तों में छिद्र करके जल को मुक्त 
करता है । दस्युओ्रों को मार भगाता है। देत्य उससे भयभीत होते हैं। यह 
साथकों का सहायक और रक्षक है। इसी की सहायता से देवदूत स्वर्ग से 
अ्रमरत्व ले श्राते हैं। वह सम्पूर्ण विश्व का शासक है। इन श्राघारों पर श्री 
कृष्ण के जीवन से समता स्थापित की जा सकती है । 

वैदिक युग में विष्णु की उपेन्द्र संत्षा भी थी। यहां विचार यह है कि 
बाद के श्रीकृष्ण को ही यदि हम वंदिक इन्द्र कहें, तो इसमें अत्युक्ति होगी 
या नहीं ? इस प्रश्न के समाधान में इन्द्र का परिचय देने वाले मंत्रों का ध्यान 
देना आवश्यक हो जायगा । 

१. यो जात एव मनस्वान्‌, देवों देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 

यस्य श्र ष्माद्ोदसी श्रम्यसेतां, नृम्णस्य मक्ता स जनास इन्द्र: । 





१४ मध्यकालीन हिन्दी क्रप्ण-काव्य में रूप-सौंन्दर्य 


ग्र्थाव्‌ हे लोगों, जिसने जन्म लेते ही देवताओं को पीछे छोड़ दिया, 
जिसकी शक्ति के समक्ष दोनों संसार कांपते हैं, वही इन्द्र है। श्रीकृष्ण भी जन्म 
ग्रहणा कर परमदेव वन जाते हैं। उनकी शक्ति भी असीम है । 

२. यः पृथिवी व्यथमानामद्र हृद्‌, यः पर्वतान्प्रकुपितां भरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्षं विममें वरीय॑, यो द्यामस्तम्न।त्स जनास इन्द्र: । 

“जिसने कांपती हुई प्रृथ्वी को स्थिर किया, क्र्‌द्ध पर्वतों को ठीक किया, 
ग्रन्तरिक्ष को माप लिया तथा स्वर्ग को सहारा दिया, वही इन्द्र हैं ।' 

३. यो हत्वाहिमरिणात्सप्तसिस्घृनू, यो गा उदाजदपघा वलस्य । 

यो ग्रश्मनोरग्तरग्नि जजान, संवृक्समत्सु स जनास इन्द्र: 

जिसने सर्प को मारकर सातघाराओं को मुक्त किया, जिसने वल के 
घेरे से गायों को छुद्ाया, दो चट्टानों से श्रग्नि उत्पन्न किया, जो युद्धजयी है, 
वही इन्द्र है । 

इन ऋचाग्रों में वरशित घटनाओं का परवर्ती कृष्ण कथा पर प्रभाव 
पड़ा है। श्रीकृष्ण और इन्द्र के जीवन की इन घटनाओं का साम्य दोनों की 
एकता के सम्बन्ध में सन्देट उत्पन्न कर देता है। गोवर्धन पर्वत को उठाना, 
अन्तरिक्ष को मापना, कालिय नाग को नाथ कर जल को स्वच्छ बनाना आदि 
घटनाओं का साम्य प्राकस्मिक नहीं कहा जा सकता है । गायों को घेरे से मुक्त 
करना ्रौर युद्धजयी होना आदि से इसी तत्व का संकेत मिलता है कि वैदिक 
युग के इन्द्र के, जो उस समय के एक राष्ट्रीय नेता थे, सभी गुण महाभारत 
के श्रीकृष्ण में [समाहित हो गये हैं। दोनों के गुणों एवं क्रियाओं में 
इतना साम्य है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि वेंदिक इन्द्र ही श्रीकृष्ण 
के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। अन्य भी बहुत से स्थलों पर यह समता दीख 
पड़ती है। 

चौथे मण्डल के १८ वें मंत्र में इन्द्र के जन्म एवं बाल जीवन का 
संकेत है । वहाँ इन्द्र की माता ने जन्म के समय ही देवता जानकर इन्द्र की 
स्तुति देवकी द्वारा कृष्णा की स्तुति की भांति की थी तथा उस नारकीय स्थान 
से उसे मुक्त कराने की प्रार्थना भी की थी। कृष्ण के काशगार में जन्म लेने 
के वर्णन से कितना अ्रधिक साम्य है। “भअ्रयं पन्‍्था अनुवित्त: पुराणों यतो देवा 
उदजायन्त विश्वे । ्रतश्चिद्‌ आरा जनिपीष्ट प्रवृद्धों मा मातरममुया पत्तवेक: ।” 
हो सकता है कि इन्द्र की माता भी वृत्र जैसे किसी असुर की वन्दिनी रही 
हो , यहाँ इन्द्र गह चिन्तन करते हैं कि भ्रभी मुझे अ्रन्य भी बहुत कार्य करने 
हैं, प्रतः श्रभी उस दानव को मारना समीचीन न होगा । इनका यह चिन्तन 





पूर्व पीठिका १५ 


कंस-वध के पूर्व श्रीकृष्ण के चिन्तन के ही तुल्य है । सोप की चोरी में माखन 
चोरी का वीज मिलता है |! इन्द्र को 'कुशाव' नामक दैत्य द्वारा निगल लिये 
जाने की कथा भी है । इस प्रकार की बहुत सी समताए मिल जाती हैं । 
ऋग्वेद के २/१२/१-१४५ में अनेक बातों का वर्णन है जिनका साम्य श्रीकृष्ण 
के जीवन से प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय कि 
इन्द्र ही अपने नाम को परिवर्तित करके श्री्ृप्ण के रूप में हमारे समक्ष 
श्रागये हैं, तो इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वैदिक युग में इन्द्र 
सर्दमान्य थे । इसी कारणा उन्हीं के गुणों का अ्रवतरण श्रीकृष्ण में कर लेना 
अ्रसंगत प्रतीत नहीं होता । व्यक्तित्व की यह एकता केवल नामों में ही भ्रपना 
श्रन्तर रखती हैं, गुरणों में नहीं । ग्यत: श्रीकृष्ण की साहित्यिक ग्रभिव्यक्ति में 
इन्द्र के गुणों एवं क्रियाओं का महत्‌ योग है । श्रीकृष्ण विकास क्रम में पहले 
विष्णु, उपेन्द्र, यज्ञरूप में इन्द्र से अधिक महत्वपूर्ण हो गये, विष्णु में इन्द्र 
समा गये । यही विप्णु क्ृप्णा रूप में ऋवतरित हुए । इन्द्र का विकसित रूप 
दी कृष्णा में प्रकट हुआ । यही कृष्ण नारायण, हरि, वासुदेव श्रादि रूपों में 
वेप्णाव सम्प्रदायों में मान्य हुए। भागवत की छाप के बाद इप्ट देव होकर 
भववान श्रीकृष्ण रूप में इनकी मान्यता हुई । ऐसे श्रीकृष्ण का प्रथम विस्तृत 
वरण न महाभारत में है । 
महाभारत में श्रीकृष्ण 

वैदिक ग्रन्थों के उपरान्त श्रीकृष्ण का विस्तृत १रिचय देने वाला प्रथम 
प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत है । इसमें उन्हें परब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया 
है | वे विष्ण के श्रवतार और विराट पुरुष हैं । श्रीकृष्ण के पूर्व सभी नामों में 
समन्वय स्थापित करने की चेप्टा इसी ग्रन्थ से प्रारम्भ होती है। एक स्तुति में 
कहा गया है कि 'हे श्रीकृष्ण तुम अ्रदिति के पुत्र हो, इन्द्र के छोटे भाई हो, 
तुम विष्ण हो । वालपन में ही तुमने प्नवलोक, श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथ्वी को तीन 
पैरों से नाप लिया । युगान्त में सब भूतों का संहार करके तथा श्रात्मा में 
जगतु्‌ को श्रात्मसात्‌ करके तुम स्थित होते हो । तुम्हारे जैसे कर्म पूर्व या 
भ्रपर काल में कोई नहीं कर सका । तुम ब्रह्म के साथ वैराज लोक में निवास 
करते हो । इस स्तृति से स्पष्ट है कि उपेन्द्र, विष्णु, वामन ओ्रौर ब्रह्म को एक 
ही माना गया है। यही श्रीकृष्ण ब्रज की लीलाओं के कर्ता हैं। श्रजु न के 





7 परायतों मातरमन्वचष्ट न गान्यनुनूगमिमानि । 
त्वप्टुगृहे श्रपिवत्‌ सोममिन्द्र शतवन्य चम्बोसुतस्य । 


१६ मध्यकालीन हिन्दी क्ृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


अनुसार नर और नारायण एक हैं। एक स्थल पर कहा गया है कि जो 
भगवान नर तथा हरि हैं, वही नारायरा भी हैं ।! यही नारायण जगन्नियन्ता, 
देवाधिदेव, अ्रखिल लोकपति वासुदेव श्रीकृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतीर् 
हुए । सभा-पर्व में भीष्म ने कहा है कि “क्रप्ण ही इस चराचर विश्व के 
उत्पत्ति स्थान एवं विश्वामभूमि हैं ग्रौर इस चराचर प्रारिश जगत का अस्तित्व 
उन्हीं के लिये है ।' वासुदेव ही अ्रव्यक्त प्रकृति, सनातन धर्म कर्ता और समस्त 
प्राणियों के ग्रवीश्वर हैं, ग्रतएव पूजनीय हैं ।* 

महाभारत में श्रीकृष्ण को वासुदेव कहने का कारण यह है कि वे 
अपनी ग्रलौकिक शक्ति से सभी प्राणियों को आ्राच्छादित कर लेते हैं। स्वयं 
श्रीकृष्णा कहते हैं कि मैं सूर्य के रूप में ग्रपनी किरणों से समस्त विश्व को ढक 
लेता हूं और सभी प्राणियों का ग्रधिवास हूं । इसी से मुके वासुदेव कहा गया 
है । शाल्ति पर्व में कहा गया है कि “सर्वेपामाश्नयों विष्णुरैश्वय विधिमाश्नितः। 
सर्वभूत कृतावासो वासुदेवेति चोच्यते ।”3 गीता में भी वासुदेव नाम का 
समर्थन है, “वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि ।” एक ग्रन्य स्थल पर कहा गया है कि 
जिसमें सव वसते हैं तथा जो रूवमें रहता है, वही वासुदेव है ।* विष्णु पुराण 
में बताया गया है क्रि प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है। समस्त भूत उन्हीं में 
रहते हैं । वे ही संसार के रचयिता हैं, रक्षक हैं ग्रतः वासुदेव कहलाते हैं ।* 

मथुरा के उत्तरी भाग में रहने वाले राजवंश की सन्‍्तति को वासुदेव 
कहा गया है ।१९ कोटिल्य के अर्थशास्त्र में वृष्णि-वंश का उल्लेख है। पाणिनी 
के अनुसार वासुदेव उपास्य देव हैं। इन्हीं के साथ अ्रजुंन का नाम लिया गया 


3 नरस्त्वमसि दुद्धप हरिनारायरों ह्यहम्‌। काले लोकमिमं प्राप्तों नर 


नारायणावृषी । श्रनन्यः पा्थमत्तस्त्वं त्वतश्चरहं तथेव च। नावयोरन्तरं 
शक्य॑ वेदितु भरतषंभ । महाभारत १२/४६-४७ 
कृष्ण एवं हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्यय । कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदंभूत 
चराचरम्‌ । एव प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातन: । परश्च सर्व भूतेम्य- 
स्तस्मात्‌ पूज्यतयों हरि: | सभा-पर्व ३८/२३-२ 
शान्ति-पर्व ३४७ /७४ 
सर्वे वसन्ति व॑ यस्मिनरु सर्वेस्मिव्‌ वबसते च यः । 
तमाहुर्वासुदेवं च योगिनस्तत्वदरशिन: । महाभारत ५२/५६ 
5. भूतेषु वसते सोःन्तवंसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । 

धाता विधाता जगतां वासुदेवस्तत: प्रभु: । विष्णुपुराण अंश ६ पं. ५/८२ 
6 घट जातक 


पूर्व पीठिका १७ 


है (“वासुदेवाजु नाभ्यां वुज्‌ ४/३।६३)” । पतज्जलि के ग्नुसार वासुदेव और 
बलदेव दोनों ही वृष्णि नाम है । वौद्ध ग्रन्थ 'निदद श' में वासुदेव के साम्प्रदायिक 
प्नुयायियों की चर्चा है श्रतः वासुदेव कृष्णा और देवकीपूत्र कृष्णा दोनों एक हैं 
तथा वासुदेव ही श्रीक्रप्णा नाम के पूर्व रूप हैं । 

महाभारत में इन सभी नामों का समन्वय है। श्रीकृष्णा नाम में उनके 
प्र मादात्री शक्ति की प्रवलता है। यह सब नामों में श्रेष्ठ है । पृथ्वी के सुल्ष 
पहुंचाने के भ्र्थ में इसका व्यवहार होता है ।? देत्यों से आक्रान्त पृथ्वी एक 
वार ब्रह्मा के शरण में गई थी और भगवाव्‌ ने देत्यों को मार करके पृथ्वी को 
सुख दिया था ।2 

महाभारत में श्रीकृष्ण के नाम-पर्यायों को एक ही व्यक्ति का बोधक 
माना गया है। यहाँ विष्णु के माध्यम से जिस भागवत धर्म का समर्थन किया 
गया है उसके उपास्य श्रीकृष्ण ही है। नारायणी उपाख्यान में श्रीकृष्ण और 
विप्णु को परमेश्वर माना गया है। शान्ति यर्व की इस कथा में नारायण की 
पूजा करने वालों का निवास स्थान श्वेत द्विप बताया गया है। इसी नारायण 
को ब्रह्माण्ड पुराणकार ने वृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण के नाम से बताया है। 
इसी पुराण के भ्रनुसार बैकुण्ठ में निवास करने वाले भगवान पुरुषोत्तम, श्वेत- 
द्विपवासी नारायण ही श्रीक्रुप्ण हैं ।8 

महामुनि नारद ने बदरिकराश्रम में नारायण को प्रकृति की पूजा में 
संलग्न देखा था । सप्त्ियों द्वारा पाऊचरात्र धर्म का शास्त्र तैयार किये जाने 
पर नारायण उन्हें वेदों का सार बताते हैं। इस शब्द की व्याख्या में मनु ने 
बताया है कि ईश्वर की प्रथम ग्रृष्टि जल है (श्रप एवं ससर्जादी तासु वीय॑मथा 
सृजत्‌ू) जल को “नारा' कहते हैं इसी में निवास किये जाने से उन्हें नारायण 
कहते है । वह स्वयं श्रजन्मा है, परन्तु उसकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई है। नारद की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने कहा है कि जो नित्य 





2 कृपिभूवाचकः णब्द: णाश्चनिवृत्तिवाचक:। विष्णुस्तदभाव योगाश्च 


कृष्णो भवति शाश्वत: । 

2 भूमिहप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुत॑: । ग्राक्रान्ता भूमि भारेण ब्रह्माणां 
शरण ययो । भागवत । 

$ यो वैकुण्ठे चतुर्वाहुर्भगवान पुरुषोत्तम: । यः एवं श्वेतद्वियेतो नरो नारायराश्च 
यः । स एवं वृन्दावन भू विहारी नन्दनन्दनः । ब्रह्माण्ड पुराण । 

4 श्रापों नरा इति प्रोक्ता श्रापो वै नर सूनव। । 
ता यदस्यायन पूर्व! तेन नारायण स्मृतः । मनु स्मृति । 


श्द मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


अ्जन्मा शाश्वत और त्रिगुणों से परे है, जो झ्रात्मा रूप में प्राणियों में साक्षी 
बनकर रहता है, वह परमेश्वर वासुदेव हैं । प्रलय में सभी तत्वों के एक दूसरे 
में समाहित हो जाने पर वासुदेव ही शेप रह जाते हैं। यही वासुदेव सूक्ष्म 
रूप में शरीर में निवास करते हैं । मार्कण्डेय मुनि ने प्रलय में सम्पूर्णा जगत 
को आात्मसात्‌ करके वट वृक्ष पर शयन करने वाले विप्णु को नारायण एवं 
युविष्ठिर का सम्बन्धी श्रीकृष्ण जनार्दन बताया है ।! इस प्रकार वासुदेव, 
नारायण और जनाद॑न तीनों एक ही हैं । ५ 

शान्ति पर्व में भगवान के ग्रवतारों का वर्णन है। वहाँ हंस, कर्म, 
मत्स्य, वाराह, नृसिह, वामन, राम, सास्वत झौर कल्कि अवतारों की चर्चा 
है । प्रध्याय ३४१-३४२ में नारायण के विभिन्न नामों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में स्वयं उन्हीं के मुख से कहलाया गया है। वहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्राणियों 
के शरीर में मेरा ग्रयत या निवास रहता है इससे मुझे नारायण कहा गया 
है। सारे विश्व में व्याप्त होने श्रौर विश्व का मुझ में स्थित होने के कारण 
मैं ही वासुदेव हूं । विश्व को व्याप लेने के कारण मुझे विष्णु कहते हैं । पृथ्वी, 
स्वर्ग और प्रन्तरिक्ष मैं ही हूं, इससे मैं दामोदर कहा जाता हूं। सूर्य, चन्द्र 
और भग्रग्ति की किरणों मेरे केण हैं, इससे मैं केशव हूं । 'गो' पृथ्वी को ऊपर 
ले जाने के कारण मैं 'गोविन्द' हूं । यज्ञ का हविर्भाग ग्रहणा करने के कारण 
“हरि! हूं । सत्व गुण की प्रधानता से सास्वत भ्रौर लोहे के काले फाल के रूप 
में पृथ्वी जोतने और रंग का काला होने से मैं कृप्णा हूं । 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि नारायण, वासुदेव, विष्णु, दामोदर, केशव, 
गोविन्द श्रोर हरि प्रादि विभिन्न पर्याय श्रीकृष्ण के ही बोधक हैं। ये भिन्न 
नाम उनके विभिन्न गुणों और क्रियाओं का बोध कराते हैं। इससे व्यक्तित्व 
की एकता में कोई अ्रन्तर नहीं ग्राता । दूसरी वात यह भी स्पष्ट है कि काले 
वर्ण के कारण ही उन्हें श्रीकृष्ण कहा गया । वेदिक काल में भी इसका सम- 
थैन मिलता है। वहाँ पर अहणक नामक व्यक्ति को वर्ण में काले होने के 
कारण मरुत ऋषि द्वारा कृष्ण कहा गया है। इससे उनके वर्णंगत इस गुण 
का समर्थन होता है । श्रतः श्रीकृष्ण की इस विशेषता के साथ एक उपास्यदेव 
के रूप में भी इनका विकास होने लग गया था। इनके विभिन्न नामों के 
एकीकरण की प्रवृत्ति दीख पड़ने लग गई थी। वंदिक ग्रन्थों में परमेश्वर के 


7 यः स देवों मया हृष्टः पुरापदुमायतेक्षण: । 
स एव पुरुष व्याप्न सम्बन्धी ते जनादंनः । 
£ महाभारत भ्रध्याय ३४१-२४२ 


पूर्व पीठिका १6 


विभिन्न नामों का समन्वय भी दिखाई पड़ता है। इसी से दाशंनिक ग्रन्थों में 
भी एकतत्व का प्रतिपादन है । वहाँ पर भी परमात्मा के समन्वित रूप की 
व्याख्या करके चतुब्यू ह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

यहाँ यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अधिदेव चतुष्टय (ग्रनिरुद्ध, 
प्रद्य मत, संकर्पगा श्रौर वासुदेव), अध्यात्म चतुष्टय (विराट, सूत्रात्मा, भ्रन्तर्यामि 
प्रौर शुद्ध ब्रह्म) तथा अवस्था चतुष्टय (विश्व, तैजस, प्राज्ञ भर तुरीय) को 
क्रमश: स्थूल से सूक्ष्म में लय कर देता है, वह एक कल्याण पुरुष तक पहुँच 
जाता है। इसी पुरुष को योग में परमात्मा, सांस्य में एकात्मा और वेदान्त में 
केबलात्मा कहा गया है । एक रूप ये सभी भिन्न दर्शनों में अलग-अलग ढंग 
से वर्णित हैं। नाम की इस भिन्नता के होने पर भी स्वरूप में किसी प्रकार 
का अ्रन्तर नहीं है । 

भगवान के इस चतृब्यूं ह सिद्धान्त का प्रतिपादन महाभारत में भी है । 
इसमें भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति बताई गई है। वसु उपरिचर के उपा- 
ख्यानों में जहाँ हरि के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, वहीं नारद-प्रसंग 
में चगुब्यूं ह भगवान के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। ऐसा कहा गया 
है कि “निगु णात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान वासुदेव जो जीव रूप में ग्रवतार लेता है, 
वह संकर्षण है | संकर्पण से मन रूप में अवतार लेने वाला प्रद्य म्न है, प्रद्य मन 
से श्रनिरुद्ध का उद्भव होता है । वही ग्रहंकार और ईश्वर हैं ।” यहाँ पर यह 
बताया गया है कि प्रद्य म्त (मन) अनिरुद्ध (अइंकार) संकर्पण (बलराम ) 


जीव के भ्रवतार श्रौर वासुदेव के अवतार श्रीक्रप्ण हैं। चतुब्यूं ह सिद्धान्त की 
यह कल्पना सास्वरत सम्प्रदाय में मान्य रही है और ये लोग श्रीकृष्ण के ही 


वंशज थे। श्रत: श्रीकृष्ण ही सास्वत, वासुदेव, नारायण श्रौर विष्णु रूप में 
प्रतिष्ठित हो गये । 

महाभारत की गणना इतिहास ग्रन्थ के रूप में होती है । इसमें श्रीकृष्ण 
ही श्रधिकांश घटनाड्रों के नियामक और सूत्रधार हैं । ये सन्धि-वाहक, शान्ति- 
दूत और गीता के उपदेष्टा भी हैं । समदृष्टि के कारण दोनों पक्षों की सहायता 
करना उनका परम लक्ष्य है। वे राजसूय यज्ञ के नियामक विचारवाबु व्यक्ति 
हैं । भीष्म ने कहा है कि श्रीकृष्ण वेद वेदांग वेत्ता और ऋत्विक होने से सबसे 
अ्रधिक ग्रादर के पात्र हैं ।! अपनी दिव्यता के कारण कालगति में पड़े हुए 
कुल को नष्ट होने से नहीं बचाते हैं । गीता में इसी दिव्यता का समर्थन किया 
गया है “जन्म कम च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यवत्वा देह पुनर्जन्म 


3॥ सभा-प्॒व श्र० ३८ 


२० मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप सौन्दर्य 


नेउति मामेति सोउज न: ।? महाभारत में भी कृष्ण के विराट रूप का वर्णन 
है। युद्ध के उपरान्त उहंग मुनि द्वारा श्रीकृष्ण से अध्यात्म दर्शन की व्याख्या 
करने को कहा है। यहाँ पर इस दर्शन को समभाने के साथ ही भगवान 
श्रीकृष्ण ने ग्रपना विराट रूप दिखाया है। वहाँ उनके इस रूप को वैष्णव 
रूप की संज्ञा दी गई है ।£ आगे चलकर श्रीकृष्ण के विष्णु रूप की व्याख्या 
करके नारायण और विप्णु रूप की एकता स्थापित की गई है । 

महाभारत में श्रीकृष्ण का मूल उद् श्य घर्म की स्थापना है। अ्रपनी 
समह्ृष्टि के कारण वे दुर्योधन गौर युधिष्ठिर दोनों की ही सहायता करते हैं। 
दुर्योधन की सहायता उनकी नारायणी सेना और युधिप्ठिर के पक्ष में वे स्वयं 
युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं । द्वोगदी के चीर-हरणा प्रसंग पर अ्रपनी अलौ- 
किकता का संकेत करके लोगों को अपने स्वरूए का संकेत दे देते हैं। इसी 
दिव्यता के ग्राघार पर उन्होंने राजनेतृत्व श्र नीति का निर्धारग्ण किया है। 
लोगों की रक्षा करके ग्रपनी लोक-हृष्टि का उन्‍्मीलन किया है। वे आ्रासक्तिहीन, 
समता-परायण और कर्मयोगी हैं। उनकी दिव्यता ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नता, 
व्युत्पन्नमतित्व ग्रादि विश्व कल्याण से प्रेरित होकर ही प्रत्यक्ष होता है। इसी 
दृष्टि के पूर्त्यर्थ उनमें ईश्वरत्व का आरोप है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाभारत में श्रीकृष्ण के श्रनेक 
नामों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है । इस ग्रन्थ में उन्हें उच्च 
कोटि का राजनैतिक योद्धा और विष्णु का ग्रवतार माना गया है। महाभारत 
के ही एक अंश गीता में उन्हें भ्रवतारी पुरुष माना गया है। इनके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकालीन अनुराग के 
भाव भीने आलम्वन न होकर इस कृष्ण में क्षात्र-धर्म का तेज श्रौर शक्ति ही 
अधिक प्रवल है। क्षत्रिय योद्धा सास्वतों द्वारा पांचरात्र धर्म का प्रचार हुआ 
था । इससे श्रीकृष्ण में भी उन गुणों का आना झनिवाय हो गया था। उनका 
यही व्यक्तित्व पौराणिक युग के अ्रवतार में हिन्दी कवियों का भ्रालम्बन बन 
गया । इस प्रकार जिस रूप का उद्घाटन हुआ, वह पपने पूव॑ ग्रन्थों का श्राधार 
लेकर भी अ्रपनी नवीनता में ग्राकपं क और ग्राह्मय था । 


7 श्रीमदृभगवदुगीता ४/&६ 
2 आश्वमेधिक पर्व प्र० ५३-५४ 
४» शांति पर्व झ्० ४८ 


पूर्व पीठिका २१ 


पुराणों में भ्रोकृष्ण 

श्रीकृष्ण की साहित्यिक अभिव्यक्ति हमारे ग्रन्थों का एक प्रमुख उपादान 
है ! श्रादि से ही श्रीकृष्ण के किसी न किसी रूप के प्रतिपादन की परम्परा 
रही है। वेंदिक ग्रन्थों में वेद, उपनिपद्‌, ब्राह्मण और आरण्य ॥# आदि में 
श्रीकृष्ण की अभिव्यक्ति मिलती है। वेदों से आरम्भ करके महाभारत तक 
श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का एक क्रमिक विकास दीख पड़ता है। वे विष्णु, उपेन्द्र 
आदित्य, नारायण, वासुदेव, जनादन और श्रीकृष्णा संज्ञा को धारण करते हुए 
दीख पड़ते हैं। महाभारत में उनके विभिन्न नामों और व्यक्तित्व के विभिन्न 
पहलुओं के समन्वय की चेप्टा आरम्भ हो गई थी । पुराणों का प्रमुख उद्दे श्य 
उनके माहात्म्य के वर्णान के साथ उनमें ईश्वरत्व का आरोप भी था । एक 
प्रमुख उपास्य देव के रूप में श्रीकृष्ण की मठत्ता बढ़ती चली गई है। यही 
पौराशिक श्रीकृष्ण वाद में साहित्यिक ग्रभिश्यक्ति के प्रमुख आलम्बन बन गये 
झ्रौर उनके स्वरूप का जो हृदय आवर्जक वर्णान किया गया, वह जन-जन के 
मानस को प्रफुल्लित कर देने में पूर्ण समर्थ सिद्ध हुआ । 

पौराशिक साहित्य में श्रीकृष्ण का वर्णन कई पुराणों में है। श्री भद्‌- 
भागवत, हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त्य, विष्यु, ब्रह्म, पद्म, वायु, वामन, कूर्म, गरुण, 
अग्नि, ब्रह्माण्ड, वृहन्नारदीय आदि पुराणों में श्रीकृष्ण की कथा है । इनमें 
भागवत, विप्यु, ब्रह्मवैवर्त्य, धृहन्नारदीय औ्ौर पद्म पुराण का भक्ति से अधिक 
सम्बन्ध है। भक्तिकालीन रचनाय्रों से इनका प्रत्यक्ष और सीघा सम्बन्ध है । 
इनमें विष्णु को परत्रह्म स्वीकार किया गया है ओ्रोर श्रीकृष्ण उन्हीं परब्रह्म 
विष्णु के अ्रवतार हैं । वे ही सृध्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं । कहीं पर 
जनाद॑न को सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक कहा गया है । इस प्रकार 
दोनों एक ही हैं । पुराणों में ग्रवतार वाह का परूरं विकास हुआ्रा है। यहीं पर 
श्रीकृष्णा के जीवन से सम्बद्ध ग्रनेक लीलाओओं, ध्तना-वध, शकट-भंजन, यमला- 
जुत, माखनचोरी का वर्णन प्रारम्भ हो गया था। इन पुराणों में से ग्रिकांश 
में श्रीकृष्ण की लीलाओं का यत्र-तत्र संकेत है, केवल चार पुराणों-भागवत, 
हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त्म श्रौर विध्यु में कुछ विस्तार भी प्राप्त होता है। क्रमशः 
सभी पुराणों में वशित श्रीकृष्ण का संकेत किया जायगा । 

विष्णु पुराण में रासलीला सम्बन्धी श्लोक हैं। यहाँ श्रीकृष्ण के 
मनोरम रूप का वर्णन है ।? श्री कृष्ण का कमल सहश खिलामुख गोपिकाओं 





? काचिदू श्र,भंगरं कृत्वा ललाटफलक हरिमू । 
विलोक्य नेत्रभृगाम्यां पपौतन्मुख पंकजम्‌ । विष्णु पुराण १३ ४५ 


२२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


के सतृष्ण नेत्रों के ग्राकर्ष ए का साधन है । उनकी नृत्य की गति और वलय 
का मधुर रव दोनों मिलकर गति एवं ध्वनि सौन्दर्य के जनक हो जाते हैं, “ततः 
स॒ववबृते रासश्चलद्लय निस्वन:। अनुयात शरत्काव्य गेय् गीतिरनुक्रमात्‌ ।” 
इसी पुराण के चौथे ग्रंण के १४वें ग्रध्याय में कृषण जन्म झौर पांचवे में 
श्रीकृष्ण लीला का वर्णन है। इस पुराण में परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण जगत- 
पालक कर्ता और संहारक हैं । स्वयं ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा है कि 
"हे देवताग्रों के श्रगोचर प्रभु ! परा और अपरा ये दो विद्याएं आप ही हैं। हे 
नाथ ! दोनों आ्राप ही के मूर्त और अ्रमूर्त रूप हैं। हे ग्रत्यन्त सूक्ष्म ! हे विराट 
स्वरूप ! हे सर्व, हे सर्वज्ञ ! शब्द ब्रह्म श्रौर परत्रह्म ये दोनों ग्रापके ब्रह्ममय रूप 
ही है ।! संसार के सभी ज्योति पुज तथा त्रिभुवन, वन, पर्वत दिशाए नदियाँ 
प्रादि भी विष्णु ही हैं। इस कथन में विष्णु की यह सर्व व्यापकता इस शब्द 
के व्युत्पत्तिगत श्रर्थ को ही प्रतिपादिका है ।? विष्ण पुराण के इस कृष्णावतार 
की समानता ब्रह्मपुराण में वरशित कृष्णावतार से है । 


रासलीला के प्रसंग पर राघा के व्यक्तित्व का प्रारम्भिक रूप इस पूराण 
में है। जरासंघ-वध के साथ ग्रन्य भी अनेक कथाएं हैं । ब्रह्मपुराण में व्यास 
द्वारा विष्णु की स्तुति विष्णु के सिर के वल से श्रीकृष्ण का उद्भव (भ्रध्याय 
१८१) शकट-भंग, पूतना-बध, यमलाजुंन कथा, कालियदमन, कंसनवध, 
रुकमिणि का राक्षस विवाह, पारिजातवृक्ष का ले आना द्विविध-वानर कथा 
श्रीकृष्ण का स्वगं-गमन आ्रादि ग्रनेक प्रसंग हें । 


पद्म पुराण के पाताल खण्ड में श्रीकृष्ण की कथा है| उत्तर खण्ड में 
श्रीकृष्ण का अवतार व श्रन्य चरित्र है। वायु पुराण के ग्रध्याय ६६-६७ में 
श्रीकृष्ण के वंश का वर्णन है। भ्रग्नि पुराण में कृष्णावतार की कथा है। 
ब्रह्माण्ड पुराण के २०वें ग्ध्याय में कृष्ण के आविर्भाव की चर्चा और देवी 
भागवत के चौथे स्कन्‍्ध में श्रीकृष्ण की कथा का वर्णन है। इन पुराणों के 


द्वं विधे त्वमनाम्नाय परा चंवापरा तथा। 

त एव भक्तो रूपे मूर्तामूर्तात्मिके प्रभो ॥ ३४ 

व ब्रह्मणों त्वशीयो5तिस्थूलात्मन्सवंसवंबित्‌ । 

शब्द ब्रह्म परं चेव ब्रह्म ब्रह्ममयस्थ मत्‌ । ५/१/३५ विष्णु पुराण 

2 ज्योतिषि विष्णुभुवनानि विष्णुवंनानि विष्णु: गिरयो दिशाश्च | नद्यः 
समुद्राश्व स एव सर्व यदस्ति यन्‍्नास्ति च विश्ववर्य:। २/१२/३८ 


पूर्व-पीठिका २३ 


ब्रतिरिक्त ग्रन्य भी बहुत से पुराणों जैसे पदुम , वायु, वामन, कम और गरूड। 
में भी श्रीकृष्ण की कथा है। पद्म पुराण में श्रीकृष्ण असुर संहारक ग्रीर 
माखन चोर हैं । इसमें पारिजात वृक्ष की कथा, वाणासुर कथा और रासलीला 
का वर्णन है | वृहन्नारदीय पुराण में विष्णु को परमात्मा का रूप माना गया 
है । इसमें कहा गया है कि जगत के कर्ता ब्रह्मा इनकी नाभि से उत्पन्न 
हुए हैं । इसलिए ये विष्णु ही परमात्मा रूप हैं, इनसे परे अन्य कोई नहीं है । 
विष्णु से सभी चर और ग्रचर उत्पन्न हुए हैं कुछ भी विष्णु से भिन्न नहीं है । 
ब्रह्मा ने इस विष्णु की स्तुति करते हुए उन्हें सबका मूल कारण ओर परमेश्वर 
माना है। पद्म पुराण के पाताल खण्ड अध्याय ६६ में विप्णु परमात्मा और 
भगवान्‌ हैं । वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर जगत के लिए प्रकट हुए हैं । इसी श्रीहरि 
के अंश से कोटि ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शंकर उत्पन्न होते हैं । इन्हीं से सृष्टि का 
पालन, नाश औश्रोर उत्पत्ति होती है ।% 


वायू पुराण में श्रीकृष्ण जन्म, स्थमन्‍्तक मणि, श्रीकृष्ण की सोलह 
सहस्न पत्नियों का वर्णन है, परन्तु राथा नाम की किसी गोपी का कोई उल्लेख 
नहीं है। इसी में ग्राभीरों के दश राजाग्रों का वर्णन है। वामन पुराण में केशी, 
मुर श्रौर कालनेमि के वध की चर्चा है । वामनावतार और त्रिविक्रम की भी 
कथा है । कूर्म पुराण में यदुवंश, क्प्ण द्वारा महादेव की आराधना और 
श्रीकृष्ण के पुत्रों की कथा है। गझूड पुराण के श्राचार काण्ड में श्रीकृप्णा की 
कथा को विस्तार दिया गया है । पूतना बब, यमलाजु न कया, गोवर्धन-धा रण, 
केशी-चाण्‌र-वध, कालिय दमन शकटसुर प्रसंग, सान्दीपनी द्वारा शिक्षा की 
प्राप्ति श्रोर श्रोकृष्णा की झ्राठ पत्नियों ग्रादि का उल्लेख है । 


हरिवंश प्राण में श्रीकृष्ण 

हरिवंश पुराण को महाभारत के परिशिष्ट के रूप में स्वीकार किया 
गया है । पुराणों में इसकी प्राचीनता श्रसन्दिग्ध रही है | गोवियों के साथ 
श्रीकृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन इसी पुराण में है । कृष्ण की इस कथा को सौति 
उम्रश्नवा ने शौनक को सुनाया था। इसमें श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का श्राकर्पक 





पाताल खण्ड । वृन्दावन महात्म्य | श्रध्याय ५६ से ८३ तक 
द्वितीय खण्ड । ग्रध्याय ३४ 

पूर्वार्द श्रष्याय २३-२७ 

श्राचार काण्ड । ग्रध्याय १४४ 

पद्म पुराण । पाताल खण्ड अ्रध्याय ६६ 


०. ह# ७ ६७ ++ 


२४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


वर्णन हुआय्ा है। इस भौतिक सीन्दर्य की समस्त निधियों के साथ ब्रह्म रूप 
श्रीकृष्ण का अलौकिक और ग्द्धितीय सीन्‍्दर्य भी उल्लास का विशेष कारण 
है । यह सौन्दर्य रास के प्रसंग पर और अधिक प्रस्फुटित हो जाता है । 





इस पुराण कौ प्राचीनता के कारण इसे प्रमाण रूप में प्रहण किया 
जा सकता है । इसमें श्रीकृष्ण के दैवी और मानवीय दोनों रूपों का समन्वय 
है । वे विष्णु के अवतार, परब्रह्म ग्रौर विराट है । सांस्य के पुरुष, वीर योद्धा 
औ्रौर महापुरुष रूप में इनको उपस्थित किया गया हे । ृष्ण-चरित्र और विष्णु 
भक्ति का प्रारम्भिक रूप यही प्राप्त होता है । इसमें वरित कथाग्रों का प्रभाव 
परवर्ती साहित्य पर पड़ा है । यहाँ की अ्रस्पप्ट और सांकेतिक रूप में वर्णित 
कथाएँ ही बाद के साहित्य में विस्तृत रूप धारण करके ग्रालोकित हो जाती 
हैं । इसी से कृष्णा चरित्र को प्रभावित करने में भागवत की भांति ही इस 
पुराण का भी अधिक महत्व है। 

इसमें कृष्ण के गोपाल रूप और दार्शनिक कृष्ण का स्पप्ट समन्वय 
है । नारद ने बाल्यकाल से मथुरा तक की कथा में उसके रहस्यपूर्ण अंशों की 
सांकेतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। शिव ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए 
उन्हें ब्रह्मविद्‌, ग्रग्ति और ज्योतिषति, सूर्यपुत्र और तेज का स्वामी कहा है। 
“अर्नये3ग्निपतेतुम्यं ज्योतिषां पतये नमः ॥ सूर्याय सूर्यपुत्राय तेजसां पतये 
नमः ।” इसमें श्रीकृष्ण का सम्बन्ध ज्योति एवं ज्योतिपति से करके उनके 
प्रादित्य रूप तेज पुज की व्याख्या की गई है। यह उनका वंदिक रूप है, 
जिसका संकेत पीछे किया जा चुका है। इसमें प्रयुक्त इन दोनों विशेषणों का 
सम्बन्ध छान्दोग्य उपनिषदू ग्रौर गीता में वश्ित श्रीकृष्ण के सूर्य और ज्योति 
रूप विशेषणों का ही प्रतिरूप है । इससे इन दोनों ग्रन्थों के कृष्ण ही 'हरिवंश' 
में प्रालम्बन बने हुए है । 'छान्दोग्य' में कृष्णा स्वयं भी सूर्यपूजक हैं, उन्हें उत्तम 
ज्योति की पूजा सिखाई जाती है । अन्य पुराणों में श्रीकृष्ण के इस ज्योति रूप 
का वर्णन नहीं है । इस वर्णन की दृष्टि से छान्‍्दोग्य, महाभारत, गीता और 
हरिवंश पुराण के श्रीकृष्ण की एकता स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। दार्शनिक एवं 
उपास्य श्रीकृष्ण का समन्वय भी इन ग्रन्थों में हुआ है । उत्तर वैदिक काल के 
गोपाल कृष्णा यहाँ श्राकर छान्दोग्य कृष्ण की भांति अपने गुरु आंगिरस के 
समान ही सूर्यधूजक श्रौर ज्योति को महत्व देने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार 
विभिन्न ग्रन्धों में वर्णित श्रीकृष्ण की एकता सिद्ध हो जाती है। 

श्रीकृष्ण की अ्रनेक कथाओं का वर्णान इसमें है। कालियदमन, नाग- 
पत्नियों की स्तुति, रासलीला, कंस, धनुभंग, कुवलयापीड-प्रसंग, चाणूर-मुष्टिक 


पूर्व-पीठिका १५ 


वध, वलराम का गोकुल गमन, रुकमिणीहरणा, काल यवन प्रसंग, प्रद्यम्नकथा, 
गणासुर श्राख्यान, पौण्डूक्‌ का द्वारिका पर आक्रमण, श्रीकृष्ण का कैलाश 
गमन, वदरिकाश्रम में तपस्या श्रादि ग्रनेक प्रसंग इस पुराण में आये हैं। इस 
प्रकीर इसमें विष्णु भगवान और कृष्णावतार की कथा को विस्तार मिल गया 
है । वृष्णिवंश और श्रीकृष्ण के जन्म पर भी विचार है। विप्णुभक्ति के विकास 
का क्रमिक रूप यहां से आ्रारम्भ हो जाता है विभिन्न रूपों में विप्णु के नामों 
का समन्वय भी ग्रारम्भ हो जाता है । वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण को विष्णु 
का ही अवतार माना गया। बाद में तो कृष्ण को भगवान ही मान लेने की 
परम्परा चल पड़ी । भगवान क्रृप्ण की लीलाओं के बीच में ब्रकृति का वर्णन 
भी किया गया है | यही उनके रूप और सोौन्दय्य की ग्रभिव्यक्ति भी अनेक ढंग 
से हुई है । 
ब्रह्मवेवर्त्य पुराण में श्रीकृष्ण 

हरिवंश के ग्रतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त्य में भी श्रीकृष्ण की अ्रनेक कथाएँ 
मिलती हैं । श्रीकृष्ण के जन्मादि श्रौर लीलाओं से सम्बन्धित इस पुराण की 
बड़ी महत्ता है। इसमें श्रीक्ृप्णा परब्रह्म है । ब्रह्म ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कहा है कि श्राप ही जगत के स्वामी है, सुख दु.ख और संसार के कारण 
हैं । शंकर भी ग्रापसे पार नहीं पाते । जो कुछ संसार में है, सब श्रापका ही 
प्रंश है ।! एक अन्य स्थल पर भी इसी भाव का समर्थन किया गया है कि 
प्राप ही ब्रह्मघाम श्रौर निगुंगा निराकार हैं । श्राप ही सगुण हैं । ग्राप ही 
साक्षी रूप है. निलिप्त हैं प्रौर परमात्मा हैं । प्रकृति श्रौर पुरुष के भी श्राप ही 
कारण है ।? परमात्मा और जगत का प्रादुर्भाव भी श्राप से ही हुमा है।इस 
प्रकार सम्पूर्ण विश्व के मूल कारण के रूप में श्रीकृष्ण का विशद वर्गान है । 

ब्रह्मवैवरत्य में गोलोक, राघा-मन्दिर, राबा-कृष्ण का सांख्य के अनुसार 
प्रकति-पुछष रूप में सम्बन्ध, श्रीकृष्ण के अ्रंशावतारों ग्रादि का वर्णन किया 
गया है । इसके सातवें अ्रध्याय में श्रीकृष्ण जन्माख्यान, ग्राठवें में जस्माष्टमी 
ब्रत, नौंवें में नन्‍्द के पुत्रोत्सव का वर्णान है । कंस-बध, मथु रागमन, उद्धव कया 
श्रादि भी है | शरज्जञारिक वर्णानों में उच्चता है । राधा के श्रस्तित्व और वर्णानों 
की विशदता की दृष्टि से इस पुराण की बहुत अधिक महत्ता है । पौराणिक 
साहित्य में स्वप्रयम इसी पुराण में राघा की परिचय प्राप्त होता है, जबकि 





॥ ब्रह्मवैवर्त्य पुराण-श्रीकृष्ण जन्म खण्ड २० /४०-५१ 
2. ब्रह्मवैवर्त्य पुराण-श्रीकृष्ण जन्म खण्ड १/र३६-३७ 


२६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


ग्रन्य पुराण इस सम्बन्ध में मौन ही हैं । भगवत की एक्र प्रिय गोपी ही कृष्ण 
के राग में रंजित होकर यः.. राछा नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इसी प्रसंग में 
प्रकृति श्रौर पुरुष के एकीकरण का सफल प्रयास किया गया है | सांख्य की यह 





हृष्टि अन्य स्थलों पर उपलब्ध नहीं है । 

इस पुराण में राधा का विस्तृत वर्णन है । राघाक्ृष्ण की प्रारोश्वरी 
है, उनकी शक्ति हैं और प्रकृति है| कृष्णा कहते हैं कि हे राधा तुममे भ्रौर 
मुभमें कोई ग्रन्तर नहीं है । जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहकता और पृथ्वी 
में गंध रहता है, वेसे ही मैं सदा तुक में रहता हूं । तुम संसार की आधार हो 
ग्रौर मैं कारण रूप हूं ।”““मैं जब तुभसे ग्रलग रहता हूं तो लोग मुझे कृष्ण 
प्रोर जब साथ रहता हूं तो श्रीकृष्ण कहते हैं ।! इसी में राबा के महात्म्य का 
वर्णन भी किया गया है। राया शब्द में प्रयुक्त रकार का उच्चारण करोड़ों 
जन्मों के अंधे शुभ और ग्रशुभ कर्मफलों को नप्ट करता है। ग्राकार, गर्भवास 
ओ्रौर मृत्यु रोगादि से छुडाता है। धकार झ्रायु की हानि से बचाता है भर 
ग्राकार भव-बन्धन से मुक्त करता है ।£ इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन युग 
में राधा को ही स्वशक्तिशालिनी मानकर पूजा-उपासना प्रचलित हो गई थी। 
बाद के साहित्य में इस राघावाद का पूर्ण प्रचार हो गया । 

इस पुराण की साहित्यिक दृष्टि भी दर्शनीय है। श्रीकृष्णा के जन्म पर 
उनके रूपाकार का ग्राकपंण स्तुत्य हैं । जलदुप्रभा से मण्डित कृष्ण का रूप 
प्रतीव सुन्दर था । वे सुन्दर, शरद पूर्णिमा के समान मुख श्रौर इन्दीवर तुल्य 
लोचनों वाले थे । सुविन्यस्त हस्त और लाल कमल के समान पद थे: -- 
ददर्श पुत्र भूमिस्थं नवीन नीरद प्रभम्‌ । प्रतीव सु:दरं नग्नं पश्यन्तं ग्रहशेखरम्‌ । 
शरत्पावंण चन्द्रास्यं नीलेन्दीवर लोचनमू । ब्रह्मवैवर्त्य प्राण ६।५४-५५८ 

इस स्थल पर वर्शित सौन्दर्य श्रालंकारिक पद्धति का अनुसरण करने 
वाला है। इसमें कृष्ण का रूप सौन्दर्य मूलक है | यही सौन्दर्य चेतना झ्रागे के 
हिन्दी कवियों में दीख पड़ती है। इस प्रकार यह €पष्ट है कि राधा विषयक 
वर्णनों का मूल उपजीव्य स्रोत यही पुराण है । सर्व प्रथम इसी पुराण में 
विस्तार से किया गया वर्णन मिलता है | इस दृष्टि से इसकी ग्रत्यधिक महत्ता 
स्वीकार की जा सकती है। इसी पुराण के साथ श्रीमदुभागवत्‌ पुराण भी 
श्रीकृष्ण की लीलाझओों का स्रोत ग्रन्थ माना जाता है । 


7 ब्रह्मववर्त्य पुराण श्रीकृष्ण जन्म खण्ड १५/५६-६४ 
2 रेफोहि कोटि जन्मान्धं क्मंगोग शुभाशुभम्‌ । आकारो गर्भवासं च मत्य॑ 
च॒ रोगमुत्सृजम्‌ । धका रोमायुसि हानि: झ्राकारो भववन्धनम्‌ । ब० व ०पु० 


पू्वं-पीठिकां २ 


श्रोमद्‌ भागवत पुराण में श्रीकृष्ण - 

श्रीकृष्ण के चरित्र से स्पप्ट और सीचा सम्वन्ध रखने वाले पुराणों में 
भागवत प्रमुख है | हिन्दी के मध्यकालीन कवियों पर इस पुराण का ग्रथिक 
प्रभाव पड़ा है | इसमें वैदिक युग से श्रारम्भ कर अब तक के वर्णित श्रीकृष्ण 
सम्बन्धी सभी सामग्रियों का सार-संग्रह समन्वित रूप में दिया गया है। इस 

ग्रन्थ में श्रीकृष्ण स्वयं भगवान रूप हैं और ग्रन्य अवतार ग्रश रूप के ही 

बोघक माने गये हैं, ''एते छांश कला पुसः क्रृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र्‌ ॥! ऐसे 
स्थलों पर यह बताया गया है कि श्रीकृष्ण और बलराम दोनों नारायण के दो 
रूए कृष्णा और शुक्ल हैं जिन्होंने अयुरों के संहार के लिये अवतार लिया है ।* 
इनका सोलहों कलागं से युक्त पुरुषावतार है। सृष्टि के निर्माण प्रसंग पर 
बताया गया है कि इन्हीं से पंचभूतों की रचना हुई है ; वे ब्रह्माण्ड का निर्माण 
करके अपने अ्रन्तर्थाभी रूप से प्राणियों में प्रवेश करके 'बुरुप नाम को सार्थक 
करते हैं ।3 

ब्रह्म की स्तुति के अवसर पर भी यही भाव व्यक्त किया गया है कि, "हे 
प्रवीण ! क्या ग्राप नारायश नहीं है ? झ्राव अ्रवश्य ही नारायण हैं, क्योंकि 
प्राप सव जीवों की ग्रात्मा और अखिल विश्व के साक्षी हैं ॥ धामिक हृष्टि से 
श्रीकृष्ण पर ब्रह्म के ग्रवतार और भागवत धर्म के पुनरुद्धारक हैं । उनके इस 
ग्रवतार रूप का समर्थन स्थान-स्थान पर है । इसी से 'भागवत' में भगवान के 
छ गुणों-ऐश्वर्य, वीय॑, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य-का वर्णन है। 

इस पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है कि 'मैं सवका उपादान कारण 
होने से सबका झ्रात्मा हूं | सबमें श्रनुगत हूं, इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा 
वियोग नहीं हो सकता । “भवतीनां वियोगो में नहिं सर्वात्मना क्वचि[। यथा 
भूतानि भूतेपुखंवाय्वग्निजल मही । तथा हैँ च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्षय: । 9 
ग्रागे चलकर कहा गया है कि, “जगत का परम कारण मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा 
श्रौर महादेव हूं । मैं सबका ग्रात्मा, ईश्वर ग्रौर साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश 
और उपाधि शून्य हू अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही 


जगत की रचना पालन श्रौर संहार करता रहता हू । ऐसा ही भेद-रहित 





3 श्रीमदुभागवत्‌ १/३/२८ 
न » २/७/२६ 
». # ११/४/३ 
» १०/१४/१४ 
१०/४७/२६ 


का 


(.] 
॥ 
4 
ह 


का ख 


२८ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-कांव्य में रूप-सोन्दर्य 


विशुद्ध १रत्रह्म स्वरूप मैं हु । इसमें ग्रज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र, तथा अ्रन्य समस्त 
जीवों को विभिन्‍न रूप में देखता है | 

ब्रह्मा ने भी अ्रपनी स्तुति में यही समर्थन किया गया है कि 'ग्रापकी 
नाभि रूप भवन से मेरा जन्म हुम्ना है। यह सम्पर्णा विश्व आपके उदर में 
समाया हम्ना है । आपकी क्रपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में 
प्रवृत्त हुआ हूँ ।” इस ब्रह्मा की स्तुति से तथा गो रूप में पृथ्वी की प्रार्थना 
पर भगवान ने ग्रवतार लिया था । भगवान का यह स्वरूप लीला के निमित्त 
है इसी से श्रीकृष्ण एक ग्राराध्य के रूप में मान्य हैं श्रोर इनकी अनेक लीलाग्रों 
का वर्णान भागवत में है । कई नये प्रसंगों का भी इसमें समावेश है। कृष्ण 
की एक प्रिय गोपी का वर्णन दशम स्कन्‍्ध में मिलता है। श्रीकृष्णा काव्य को 
प्रभावित करने वाला यह एक विशिष्ट पुराण है । 

इसमें श्रीकृष्ण भक्ति के झ्राधार हैं । इनके चरणा कमल संसार सागर 
को पार करने के एक मात्र ग्राधार हो सकते हैं। कहा गया है कि, “जो मन 
प्रौर इन्द्रिय रूप नगरों में भरे हुए इस संसार-सागर को योग आरादि दुप्कर 
साधनों से पार करना चाह हैं, उसका उस पार पहुँचना कठिन ही है, क्योंकि 
उन्हें करंघार रूप श्री हरि का ग्राश्रय प्राप्त नही है। ग्रतः तुम भगवान 
के ग्राराधनीय चरणा-कमलों को नौका बनाकर अ्रनायास ही इस दुस्तर समुद्र 
को पार कर लो ।” 

च्छो महानिव भवाणांवमप्लवेशां पडवर्गनुक्रम सुखेन तितीर्षन्ति। 

तत्वं हरेभगवतों भजनीयमड़ि त्र' कृत्वोइुपं व्यसनमुत्तर दुस्तराणंम्‌ ॥ 
४/२२/४० भागवत 

उपयुक्त विचारों के ग्राधार पर हम इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि 
श्रीकृष्ण की साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक क्रमिक विकास ग्रन्थों में दीख 
पड़ता है । परवर्ती रचनाग्रों में महाभारत, गीता और भागवत का महत्व 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | इन तीनों ही ग्रन्थों से श्रीकृष्ण के स्वरूप का 
सम्यक्‌ उद्घाटन हुम्ना है। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य रूप का जो संकेत महा- 
भारत में मिलता है, उसका पूर्ण विकास भागवत में है। महाभारत के 
प्राख्यानों में ही भाववत घम्म का पूर्व रूप दीख पड़ता है। गीता में इन दोनों 
का समन्वित रूप स्पष्ट है । 


 श्रीमदू भागवत ४/७/५६-५२ 
३8 ,,  » ३/६/२१ 


पूर्व-पीठिका २६ 


महाभारत और भागवत में जो पिभिन्न ग्याख्यानों का वर्णन है, उसके 
विश्लेषण से यह प्रकट हो जाता है कि महाभारत का नारायणी धर्म प्लौर 
भागवत का भागवत धर्म दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्मयोग भक्ति 
के श्रभाव में सफल नहीं हो सकता है । भागवत में इसी भक्ति का पूर्ण रूप से 
प्रतिपादन किया गया है। गीता में पुरुष रूए धारण कर अपने विश्व रूप का 
उनन्‍्मीलन करते हैं महाभारत के नारद प्रसंग में भी इसी रूप का वर्णान है। 
श्रीमदुृभागवत में श्रीकृष्णा पर ब्रह्म है । इनका यह रूप गीता के श्रीक्ृष्णा रूप 
से मिलता हैं | महाभारत में श्रीकृष्ण के पर ब्रह्मत्व के रूप में संगय बना 
रहता है। श्रतः स्पप्ट है कि महाभारत में श्रीकृष्ण एक वीर योद्धा, गीता में 
पर ब्रह्म श्रौर भागवत में रसिकेश्वर वृन्दावन विहारी गोपी प्रिय यशोदोत्संग 


लालित नन्दनन्दन है । 
श्रीमद्भागवत में यद्यपि उनके अनेक रूपों का उद्घाटन हुग्ना है, परन्तु 


प्रधानता उनके रासिकेश्वर रूप की है । उनमें सभी प्रवृत्तियों का समाहार है। 
वे एक साथ ही श्रसुर संहारक, वीर योद्धा, बालकृष्णा, गोपी बिहारी, राजनी- 
तिवेत्ता कूटनीतिज्, योगेश्वर, पर ब्रह्म आ्रादि सव कुछ हैं । इसमें बाल-लीला, 
गोपी-प्रसंग, श्रौर अलौकिक चरित्रादि है । उत्तराद्ध में श्रीकृष्ण असुर-संहारक, 
राजनी तिवेत्ता, कूटनीतिज्ञ श्रादि हैं। इनका यह रूप महण्भारत से मिलता है । 
इस प्रकार समन्वय की प्रवृत्ति दीख पड़ती है। पुराणों में श्रीकृष्ण को नारा- 
यरा ऋषि, वामन, क्षीरोपणायी, सहख्रशीप॑, वैकुण्डनाथ ग्नौर नारायण श्रादि 
कहा गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों ग्रन्थों के माघ्य 

से एक ही तत्व की व्याख्या भिन्न-भिन्न ढंग से की गई है। भागवत में 
श्रीकृष्ण लोकरंजक श्रौर लोकरक्षक दोनों ही हैं | गीता का कर्मयोग ही भक्ति 


से मिलकर भक्ति की महत्ता का प्रतिपादक बन जाता है । 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण परमपुरुष, सर्वव्यापक श्रव्यक्त और श्रमृत 


तत्व है । यही भ्रव्यक्त व्यक्त होकर सगुण बन जाता है । श्रीकृष्ण उसी परम 
पुरुष के श्रवतार हैं । उन्होंने श्रपने को पुरुष. कहकर व्यक्त रूप की उपासना 
का समर्थन किया है । गीता में ज्ञान, कर्म श्रोर उपासना इन तीनों का समन्वय 
है, परन्तु भागवत में श्री कृष्ण की भवित की महत्ता सर्वोपरि है। इसमें श्री 
कृष्ण पूर्णावतार है, उनके पद्गुणों की चर्चा है। गीता ने भी इन गुणों का 


समर्थन किया है । रु हा 
भागवत में श्रीकृष्ण महाभारत के अ्रनुसार ही पाण्डवों के सखा, गीता 


के उपदेष्टा श्रौर धर्म के संस्थापनार्थ प्रकट हुए हैं। वे ही ब्रज के लीला- 
विधायक राज्य के संचालक श्रौर असुरों का संहार करने वाले हैं । योगेश्वर 


३० मच्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


रूप का पूर्ण विकास इस पुराण में हो सका है| अ्रजु न॒द्वारा सम्बोधित गीता 
के वाप्णेय कृष्ण ही सात्वत हैं । भागवत में उन्हें 'सास्वतर्पभ' कहा गया है । 
देवकी और वासुदेव पुत्र दोनों एक हैं | श्रीकृष्ण की ही वासुदेव संज्ञा है । वे 
इस पुराण में पूरांत्रह्य है। इसीसे उनकी लीलाएं लौकिक नहीं है, अपितु वे 
योगलीलाए' हैं। श्रीकृष्ण अपनी योग माया से एक वा ग्रनेक रूप घारण करके 
लीला में प्र;ृत्त होते हैं। यही कारण है कि लौकिक स्थूल शरीर से गोप- 
अर गनाए अपने पतियों के समक्ष बनी रहती हुई भी योग माया के कारण 
दूसरा स्वरूप घारण कर श्री कृष्ण के सानिध्य का लाभ उठाती हैं । सच तो 


यह है कि श्रीकृष्ण परस्त्री का स्पर्श तक नहीं करते, भ्रपितु श्रपना चिन्मय 
श्री विग्रह ही प्रकट करके उसी रूप में रमण करते हुए अपनी दीव्यता का 


प्रतिपादन करते हैं । इनकी इच्छा रूप और आकार ग्रहण कर लेती हैं । वे 
स्वयं इस रूप से मुग्ध नहीं होते । इसीसे वे अलौकिक हैं । यही नहीं, अपितु 


राजनैतिक स्थिति में भी राज्य-धर्मं को न्याय और सत्य की कसौटी पर कसने 
वाले वे एक ऐसे राज्य नियन्ता हैं जो भक्ति-प्लावित होकर ही हमारे समक्ष 


श्राते हैं । इसी कारणा वे सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और योगेश्वर हैं । वे भक्ति के श्राराष्य 
हैं श्रोर उनका रूप इतना ग्राकर्षक है कि हिन्दी के भक्त कवियों का मूल उप- 
जीव्य ग्रन्थ इसे ही माना जाने लगा ।। श्रीकृष्ण के इसी मोहक रूप की व्यञ्जना 


में कवियों ने अपनी सम्पूर्णा प्रतिभा लगा दी। इन भक्त कवियों ने अपने 
प्राराध्य के रूप के साथ ही उनके सौन्दर्य का जो अनिर्वचनीय रूप प्रस्तुत 
किया उससे सम्पूर्ण मध्यकालीन हिन्दी साहित्य आप्लवित है । श्रीकृष्ण का 
यह रूप सौन्दयं भक्त कवियों के श्राकर्पण का परम प्रे रक तत्व था । इसीसे 
इन कवियों ने श्रीकृष्ण के साथ श्रन्य गोपांगनाओं के रूप सोन्दर्य का भी वर्णन 
करके भ्राश्रय श्रोर श्रालम्बन दोनों के ही सौन्दर्य का सम्यक रूप से उद्घाटन 
किया है । इस हष्टि से ग्राश्रव-आलम्बन दोनों के ही सौन्दर्य की उत्तमता 
की व्यञ्जना आवश्यक मानी जाती है। यही कारण है कि मध्यकालीन 
श्रीकृष्ण साहित्य में रसेश्वर कृष्ण और रसेश्वरी राधा तथा भ्रन्य गोपियों के 
रूप सौन्दयं की भ्रभिव्यक्ति उच्चकोटिक है। इसी रूप सौन्दर्य के व्यावहारिक 
पक्ष को प्रस्तुत प्रबन्ध में बताया गया है। इसके पूर्व रूप-सोन्दर्य की 
भ्रभिव्यक्ति की एक संक्षिप्त परम्परा प्रस्तुत करते हुए हिन्दी साहित्य पर उसके 
प्रभावों की चर्चा भी की गई है। 


रूप सॉन्दर्यं-स्वरूप निवंचन 


(१) सौन्दर्य-स्वरूप और व्याख्या 

(२) सोन्दर्थ एवं श्रन्य समानार्थक शब्द 
(३) श्रांलकारिकों का सौन्दर्य सम्बन्धी मत 
(४) संस्कृत कवियों का मत 

(५) हिन्दी कवियों का मत 

(६) सुन्दर श्रौर उदात 

(७) सुन्दर श्रोर कुरूप 

(८) सोन्दर्य के तत्व 


सौन्दय्य : स्वरूप श्र व्याख्या 


प्राय: सभी देशों के साहित्य में कवियों ने सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति 
करने में ग्रपनी-ग्रपनी रुचि का प्रदर्शन किया है । घामिक झ्रौर लौकिक दोनों ही 
प्रकार की रचनाओं में इसकी ग्रभिव्यक्ति मिलती है। वेदों' में सौन्दयं के प्रति 
अ्रभिरुचि प्रकट की गई है । ऋग्वेद के कई मंत्रों में अनेक स्थलों पर इस शब्द 
का प्रयोग किया गया है ।! इन स्थलों पर इस शब्द का वर्तमान रूप व्यवहृत 
नहीं हुआ है। यह शब्द विशेषण (सुनर:) कारक (सुनरम्‌) सम्बोधन 
(सूनरि) श्रथवा प्रथमा विभक्ति (सूनरी) में प्रयुक्त हुआ है । यही 'सुनर' 
शब्द भाषा-विज्ञान के एक विशेष निम्मम के ग्राधार पर सुन्दर बन जाता है। 
यहाँ 'मध्यागम' हो जाता है। इससे ग्रर्थ का विस्तार भी हो गया है। इस 
शब्द का ब्युत्पत्तिमूलक अर्थ 'सुप्दुनर: इति सुनर:' भ्र्थाव्‌ सुन्दर मानव है । इस 
ब्युत्पत्ति से मानवीय सौन्दर्य ही लक्षित होता है, परन्तु भ्र्थ-विस्तार द्वारा इससे 
मानव और मानवेतर जगत के ग्रतिरिक्त कलागत श्र मानवक्ृत सौन्दर्य का 
बोध भी कराया जाता है । सामान्य व्यावहारिक भ्र्थ में सुन्दर शब्द का सम्बन्ध 
मूर्त वस्तु से ही लगाया जाता है श्रौर मानव-जगत तक इसकी सीमा मानी 
जाती है । 

सौन्दर्य एवं श्रन्य समानार्थंक शब्द :-- 

साहित्य में प्रायः बहुत से समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ्ना करता है। 
ऐसे शब्दों के मूल श्रर्थ में श्रस्तर न होते हुए भी उनके व्यावहारिक प्र्थ में 
प्रन्तर दीख पड़ता है | यह श्रन्तर प्रबुद्ध एवं शिक्षित मनीषियों की भाषा में 
देखा जा सकता है। जन-सामान्य के भाषा-प्रयोग में इस प्रकार का कोई 
अंतर नहीं दीख पढ़ता । इसका कारण शब्द-प्रयोग करने वाले लोगों की श्रवोधता 
है । ऐसे श्रबोध प्रयोगों द्वारा शब्दों के ग्र्थ का श्रन्तर समाप्त नहीं हो जाता, 
प्रपितु बना रहता है । फिर भी अ्रपनी अ्ज्ञानता के कारण हम उन सभी शब्दों 
को एकार्थक मान लेते हैं । 

सुन्दर के समानार्थक शब्दों में रूप, लावध्य, मनोहर, रुचिर, चारु, 
सुपम, साधु, शोभन, कान्‍्त, मनोरम, रुच्य, मनोज्ञ, मज्जु, मज्जुल, मनोहारि, 
सौम्य, भद्रक, रमणीय, रामणीयक, वन्धूर, पेशल, वाम, राम, अ्भिराम, 


7 ऋगवेद-८/२६/१; १/४०/४; १/४८/१०;४/५२/१; १/४६८/५; 
१/४५/५;७/५१/१ 


३४ मध्यकालीन हिन्दी क्रव्शा-क्राव्य में रूप सौन्दर्य 


नन्दित, सुमन, वल्गु, हारि, स्वरूप और दिव्य आ्ादि बताये गये हैं ।! अमर 
कोश में भी लगभग इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ्मा है। सुन्दर, रुचिर, चार, 
सुपम, साधु, शोभन, कान्‍्त, मनोज्ञ, मनोरम, रुच्य, मंजु और मज्जुल ग्रादि 
शब्दों का प्रयोग हुआ है ।? ऋग्वेद में सौन्दर्य के पर्याय रूप में ग्रप्स:' लावण्य, 
शुभ, पेशल, हिरिण्यपेशस्‌ आादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों में “अप्स:' 
विषयगत सौन्दर्य का बोब कराता है | मानस-शरीर ग्रथवा अन्‍्तर्वाह्य अ्रवस्था 
का ज्ञान कराने के लिये सुन्दर के स्थान पर “लावण्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 'पेशल' शब्द को अन्त:करणा के सौन्दर्य का बोधक माना जा सकता 
है । 'विश्वपेशस्‌' व्यापक सोन्दर्य को बताने वाला है । हिरण्य पेणस्‌ को यास्क 
उपदेशात्मकता तथा आनन्द का, आ्ात्मा और अर्थ का समन्वय द्योतक मानते 
हैं | श्रतः 'पेशस्‌' शब्द द्वारा वस्तु तथा शैली के समन्वित रूप का ही ज्ञान 
होता है , ऋग्वेद में ही मस्त को शुभ और अश्विनों को शुभस्पति कहा गया 
है । इसके द्वारा बाह्य एवं ग्राभ्यन्तर सौन्दर्य को स्वीकृति मिलती है । यही 
कारण है कि सीन्दय॑-प्रेमी ग्रश्विन्‌ को शुभस्पति कहा जाता है ।* 

ऋगूवेद के ग्रतिरिक्त कोशगत सुन्दर शब्द के अन्य समानार्थक शब्दों 
पर भी विचार कर लेना चाहिए। इन शब्दों में 'हूप' और 'लावण्य' प्रसिद्ध 
शब्द हैं । रूप की व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि “रुप्यते कीत्यंते रोति 
वा रूप: ।” इस शब्द की निष्पत्ति 'रू--प्वप्प शिल्प शप्पेति प दीर्घश्च' सूत्र से 
होती है । 'भोग-तत्व” के समुचित विन्यास से 'रूप' का आ्राविर्भाव होता है । 
“रूप! में आ्राकार की महत्ता होती । 'लावण्य' 'रूप में स्थित चमक या कार्ति 
का बोध कराता है। “लवरशस्य भाव: लावण्य:' । खाद्य पदार्थों में नमक की 
महत्ता के समान ही रूप में लावण्य का महत्व रहता है । दोनों शब्द बोल-चाल 
में 'सुन्दर' के पर्याय रूप में प्रयुक्त होते हैं । 

“मनोहर' शब्द मनोज्ञ या मनोहारि भ्रथ्थ में प्रयुक्त होता है। 'मनसों 
हरमिति मनोहर :-ह + भ्रच्‌ प्रत्यय से इस शब्द की निष्पत्ति होती है। 
मन को हरणा करने वाला मनोहर कहा जाता है। रूप और सौन्दर्य सम्पन्न 
मानव में ही यह गुण होता है। इससे किसी चेतन में मनोहरता का गुण 
होता है | 'मनोरम' वस्तु या प्राणी का ऐसा गुणा है जिसमें मन रम जाय । 


7. हलायुध-कोश, पृ० ७१४ 
2 सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं चारु शोभनम्‌ । 

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञ मझ्जु मज्जुलम । श्रमरकोश ३/१/५२-५३ 
3 सोन्दर्य तत्व-भूमिका भाग, पृ० ३७ अनु० डा० प्रानन्दप्रकाश दीक्षित 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन ३५ 





“सुन्दर के साक्षात्कार से मन में लीनता ग्राती है । वस्तु के सौन्दर्य को देखकर 
वहुबा उसमें लीन होते हुए देखा गया है। कभी-कभी जड़ और कलात्मक 
वस्तुओं में भी मन रम जाता है । इससे मन को रमाने का साधन जड़ पदार्थ 
ग्रौर चेतन प्राणी दोनों में ही पाया जाता हैं। 'रुचिर' शब्द रुच्‌ धातु में 
किरच्‌ प्रत्यय लगकर निः्पन्न होता है। “रुच्यते इति रुचि:', जो रुचिकर हो, 
उसे 'रुच्य' कहते हैं। इस रुच्य से बना हुआ्ला रुचिर शब्द 'सुन्दर' श्रर्थ को 
बताता है। 'रुचिर' में मन की प्रियता रहती है, मनोरम और मनहर शब्दों में 
मन के स्तम्भन का भाव दीख पड़ता है। प्रायः 'सुन्दर' के साक्षात्कार से मन 
निश्चल होकर उसमें लीन हो जाता है । वस्तु में मन की यह लीनता उसके 
स्तम्भन की दशा को व्यक्त करने वाली होती है । 

नैसगिक सौन्दर्य से ग्राकृष्ट करने वाले रूप को 'रामणीयक' “रमणीय' 
झऔर "'हारि' कहां जा सकता है । ग्राकारगत प्रणंसनी4 सौन्दर्य को अभिराम' 
संज्ञा दी जायबगी। 'ग्रभितः रामः इति अभिरामः” ग्रर्थात्‌ सर्वाज्भ सुन्दर 
'ग्रभिराम' है । 'राम:' शब्द की व्याख्या 'रमयति मन: अ्रस्माकमिति राम: 
है । इस व्याख्या में मन के रमणा करने की व्युत्यति बताई गई है। इससे 
अ्रभिराम ऐसे सर्वा ज्ञ सुन्दर के लिये प्रयुक्त होगा, जिसमें आकारगत शोभा 
प्रणंसनीय हो । इस शोभा में श्रानन्ददायकता का गुण भी वतंमान रहता है । 
श्रत: श्रानन्ददायक सुन्दर रूप को 'ग्रभिराम” की संत्ञा दी जा सकती है 
आ्राकार में रहने वाली शोभा या चमक के लिये 'लावण्य' और 'कान्त' शब्द 
उपयुक्त होता है । रूप का वह तत्व जो नेत्रों को प्रिय लगे, वह 'शोभा' है । 
शोभा! में प्रियता का कारगा आ्रालम्वन के सौन्दर्य की सहजता और भोलापन 
है । अंग्रेजी में इसके लिये (४7००८६४|॥।८5४ का प्रयोग किया जा सकता है। 
“चारु' में चित्त को दोतायमान कर देने की शक्ति वर्तमान रहती है । इसकी 
नैसगिक शोभा से ही मन की यह अ्रवस्था होती है । 

कोमलता-जन्य सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए सुन्दर शब्द के समा- 
नार्थक कई शब्दों का प्रयोग होता है । इन शब्दों में मझ्जु, मझ्जुल, पेशल की 
गणाना हो सकती हैं । मज्जु और मज्जुल की मृदुता दृष्टि गत है, 'पेशल' में 
स्पर्श-सुख का सौन्दर्य रहता है । इसमें शारीरिक मार्दव की महत्ता रहती है । 
स्पर्श के ग्रतिरिक्त श्लाण और दृश्य की मृदुता का वर्णान भी होता है। 

प्राकारगत सोन्दर्य के लिए “बन्बूर' शब्द का प्रयोग हुप्ना है। सुवि- 
न्यस्त अ्वयवों से युक्त 'रूप' 'वन्धुर/ कहा जाता है । विन्यासगत सौन्दर्य के 
लिए 'वल्गु' शब्द का प्रयोग हुश्रा है। श्रौचित्य-मूलक प्रयोग में 'साधु” शब्द 








आर 
३६ मध्यकालीन हिन्दी क्रष्ण-काव्य में रूप सौरद 
उपयोगी सिद्ध ठग्रा है। इसमें उपयोगितावादी हृष्टिकोश माना जा सकता है । 
वाम' शब्द में जय प्राप्त कर लेने वाले सोस्दर्य का गुण रहता है। इसे 
कहेंगे । यह प्राप्तत्य सौन्दर्य है। इस सौन्दर्य के गुण 








ऊँ 
हे 


द्वारा ग्राश्नय का मन जीत लिया जाता है । 

“सौम्य' शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से सम्बोधन के लिए दिया जाता 
है । णाग्त-चित्त, व्यक्ति में इस गुण के कारण उततन्न होने वाले झ्ाकर्षण से 
ही उसे 'सोम्य' कहा जाता है। सौम्य में शान्‍्त स्वभाव का ग्राकर्षण रहता 
है । इससे चरित्रगत सौन्दर्य का बोध होता है। सामाजिक-संदर्भ एवं लोक- 
कल्याण की भावना से युक्त अनेक शब्दों में सौन्दर्य की समानग्र्थता मिल 
जाती है। भद्र, भद्रक ग्रादि कल्याण की प्रवृत्ति और व्यवहारगत 
सौन्दर्य का औचित्य रहता है। यह सौन्दर्य क्रिया पारस्परिक सम्बन्धों एवं 
व्यवहारों के संदर्भ में ग्रौचित्य का ज्ञान कराता है । 


एएआराइठकराल (0409 व 











उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचते है कि 
सौन्दर्य के पर्याय में ग्रनेक शब्दों का प्रयोग होता रहा है। इन सबका समान 
ग्रथ होते हुए भी उनके प्रयोग विधि में अन्तर ग्रा जाता है। रूप, श्रभिराम, 
वन्त्र और वल्गु द्वारा ग्राकार के विन्यास से उत्पन्न सौन्दर्य का बोध होता है। 
लावण्य श्रौर कांति आकार में स्थित चमक या ग्राभा का द्योतक है। मज्जु, 
मज्जुल आदि शब्दों द्वारा रूप की हृश्य कोमलता की प्रतीति और पेशल शब्द 
से स्पर्श-सुख की अनुभूति होती है। आ्राकार के रंग-वैभव से उत्पन्न सौन्दर्य को 
“सुपम' कहते हैं। इन सभी शब्दों की सौन्दर्य मूलकता में आ्राकार का महत्व 
किसी न किसी रूप में अ्रवश्य वना रहता है। मन को प्रभावित करने वाले 
सौन्दयं श्रर्थ के व्यज्जक अनेक शब्दों का प्रयोग होता हैं । इन शब्दों में मन 
की प्रियता का सम्बन्ध “रुचिर' शब्द से होता है। मन को स्तम्भित कर देने 
वाला सोौन्दयं मनोहर, मनहर, मनोहारि शब्द से ज्ञात होता है। मनोज्ञ, मनो- 
रम में श्राकपंणा है। नंसगिक शोभा के लिए रमणीय, रामणीयक और हारि 
शब्द प्रयुक्त होते हैं । चित्त को दोलायमान कर देने की शक्ति 'चारु' शब्द में 
है। इन श्राकार मुलक और मन से सम्वन्बित सौन्‍्दय के पर्याय शब्दों के विभिन्न 
प्रयोगों के अतिरिक्त औचित्य मूलक और कल्याण भावना के द्योतक ग्रनेक 
शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों में साधु से औचित्य का, भद्र और भद्रक 
हारा कल्याण भावना का और सौम्य तथा वाम द्वारा मध्यम पुरुष के ग्ुरगत 
सोन्दर्य का बोध होता है। ग्रतः सौन्दर्य के समानार्थक प्रयुक्त शब्दों की तीन 
प्रमुख कोटियाँ हो जाती हैं-- 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निवंचन ३७ 


(१) गझ्ालम्बन का आकारगत सौन्दय्य । 
(२) गश्रालम्बन का आकार और गुणागत सौन्दर्य तथा आ्राश्रय के मन 
के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग । 
, (३) ओचित्य मूलक और कल्याण भावना के द्योतक सौन्दर्य के समा- 
नार्थक प्रयोग । 
इन सभी शब्दों के सीन्दर्य मूलक प्रयोग की भिन्नता को ऊपर बताया जा 
चुका है । 
श्रालंकारिकों का मत 
काव्य के स्वरूप का निर्धारण करते हुए वामनाचार्य ने लिखा है 
काव्यम्‌ ग्राह्मम्‌ अ्लंकारात्‌ | सौन्दर्यमलंकार : अर्थात्‌ काव्य का ग्रहण 
ग्रलंकार से होता है और सौन्दर्य ही अलंकार है। इस कथन द्वारा 
ने सौन्दर्य को अलंकार कहकर चारुत्व, सौन्दर्य और अलंकार को 
एक कर दिया है । इस प्रकार दोनों मे 








में ग्रभेद स्थापित किया गया है। और 
काव्य में सौन्दर्य की महत्ता स्वीकार करली गई है | श्र॒लंकार विरोधियों ने इसे 
अ्रप्र॒स्तुत योजना के ग्रन्त्गंत काव्य-परिच्छद के रूप में स्वीकार किया है। यदि 
इस मत को भी मान लिया जाय तो काव्य-सौन्‍्दर्य के हृदयंगम करने एवं 
सम्यक्र विश्लेपणा के लिए इस बाह्म रूप की रूत्ता का भी महत्व कम नहीं 
होता । सौन्दयं को ग्रवधारणा के लिए ग्रप्रस्तुत तत्व कभी उपेक्षणीय नहीं रहे 
हैं । रस श्रौर भावों की रमणीयता के उपरान्त सौन्दर्य-विधायक तत्वों में 
ग्रप्रस्तुत योजना य्रा ब्र॒लंकारों का महत्व नित्रिवाद रहा है। हिन्दी के श्रलंकार 
वादी केशव ने तो श्रलंकारों से रहित रचना को सीन्‍्दर्य युक्त माना ही नहीं 
है ।! उन्होंने ग्रप्रस्नुत योजना में वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली के पार्थक्य को 
स्वीकार करके सामान्य और विशिष्ट अलंकार से ग्रभिहित किया है। इनमें 


वर्णन शैली को भ्रभिव्यञ्जना पक्ष के अ्न्तगंत माना जाता है। 
सौन्दर्य के लिये चारुत्व शब्द का प्रयोग श्रानन्दवर्द्ध न ने किया है। 


इनके मत से भ्रलंकार चारुत्व के हेतु हैं । इनमें श्रनुप्रासादि शब्दगत चारुत्व 
हेतु श्रोर उपमादि श्रथंगत चारत्व हेतु तथा श्रर्थ के संघटनागत चारुत्व हेतु 
वर्णा-संघटना धर्म माधुर्यादि गुण हैं । यहीं पर सौन्दर्य के लक्षण का संकेत 


3 यदपि सुजात सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत्त । 
भूषण विनु नहि राजहीं, कविता, वनिता, मीत । केशव । 

2 तत्र केचिदाचक्षी रत, शब्दार्थशरीरन्तावत्‌ काव्यम । तत्र णब्दगताश्चारु- 
त्वहेतवोश्नुप्रासादय: प्रसिद्ा एवं। श्रर्थगताश्चोपमादय: । वर्णासंघटना 


रद मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में सौन्दर्य 


किया गया है कि वस्तु के दर्शन से हमारे हृदय में नवीन भावनाग्रों और 
प्र रणाप्रों का संचार उसी प्रकार होता चला जाता है, ज॑से घण्टे के निनाद का 
अनुरणन दीर्घकाल तक हमारे कानों में गू जता रहता है। यहां वस्तु की नवीन 
भावनाओं को संचरित करने वाली शक्ति यो स्वीकार किया गया है। यही 
शक्ति उसका आ्रान्तरिक मृल्य है श्रौर इसे ही सोन्दर्य नाम देना अ्संगत नहीं 
होगा । काव्य-शास्त्र में इसे ध्वनि नाम से बताय्रा गया है। यही काव्य की 
ग्रात्मा है । इसीमें सौन्दर्य का चिरन्तत रहस्य छिपा रहता है। आनुपंगिक 
रूप में सौन्दर्य को वाह्य उपकरणा मानते हैं, फिर भी वह अन्‍्तर्तत्व की रम- 
णीयता को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है । ध्वनिकार का मत है कि वह परम 
तत्व रमणियों के प्रसिद्ध ततु-तत्‌ अंगों से भिन्न लावण्य के समान दीप्तिमाव्‌ 
रहता है ॥ यह सौन्दर्य अ्रवयवों से भिन्न प्रथक रुप में ही सुन्दरियों में दीख 
पड़ता हैं । श्रभिनव गुप्त ने इस सोन्दर्थ को च्छत्ति' के रूप में स्वीकार 
किया है । यह प्रतिभासित होने वाली छवि है जो अ्रंगों में ही वर्तमान 
रहती है । 

श्राचार्य कुन्तक ने भापा और अभिव्यक्ति के जिस समन्वय को काव्य 
माना है उसमें भी ग्रर्थ-चमत्कार और ग्र्थ सौर्दर्य बना रहता है । वहां पर 
काव्य के लिये 'सोभाग्य' और 'लावण्य' इन दो शब्दों का प्रयोग है । सौभाग्य 
छुन्दोमयी वाणी के ग्रान्तरिक धर्म का वोघक है और लावण्य द्वारा उसकी 
बाह्य रमणीयता और सुन्दरता का ज्ञान होता है। इस प्रकार वह्य और 
श्रान्तरिक दोनों पक्षों का बोध इन शब्दों द्वारा हो जाता है। 

















सौभाग्य के अन्तरीण धर्म के लिये लावण्य के वाह्म-सौन्दर्य को स्वीकार 
करते हैं, क्योंकि उनके मत में सौन्दर्य विपयीगत है । लावण्य के आधार से ही 
'सौभाग्य' का स्फुरएा होता है । सौन्दर्य की श्रनुभूति में विषय की सत्ता निवि- 
वाद है, फिर भी तज्जन्य आनन्द का उपभोग करने वाला ही उस सौन्दर्य को 
सार्थक करता है| ग्रतः विषयी में ही सौन्दर्य की भावना माननी चाहिए। 
कुन्तक के 'लात्ण्य' का यह सीन्दर्य बोध आ्ाधुनिक अ्रर्थ में प्रयुक्त सौन्दर्य को 
अपने में पूर्णात: श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाता । उन्होंने वावय विन्यास में भी 





घर्माश्च ये माधुर्यादयस्ते&पि प्रतीयन्ते । ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत-पृ० ६-७ 
गौज्षम बुक डिपो-दिल्ली सन्‌ ६६५२ 


2 यवतत्‌ प्रसिद्धावववात्रिक्त' विभाति लावष्यमिवाज्भनासु । ध्भान्यालोक 
१/४ 


रूप सोन्दर्य-सिद्धान्त निय्रेचन ३६ 
सौन्दर्य -बोच की बात 'वन्ध-सोन्दर्य सम्पदा' के कथन द्वारा की है, तथा शब्द 
औ्रोर ब्र्थ सहित जिचित्र विन्यास गर ही उनका काव्य अवलम्बित है । 

आचार्य क्ष मेन्द्र ने काव्य के वाह्य ग्रावरण में सौन्दर्य देखा है | उन्होंने 
उचित स्थान-विन्यास में सौन्दर्य को माना है । क्षेमेन्द्र ने चमत्कृति की सिद्धि 
के लिये 'लावण्य' का प्रयोग किया है ।* इसमें बताया गया है कि लावण्यहीन 
युवती नि्दोप का लेश होने पर भी किसके चित्त में उदित होती है । इन्होंने 
चमत्कार के दश भेदों में से अ्रविचारित रमणीय और विचार्यमारण रमणीय 
चमत्कार का सम्वन्ध “लावण्य' और “रमणीय' से माना है । इस हृष्टि से 
चमत्कृति श्रौर रमणीय एक दूसरे के पर्याय कहे जायंगे । रस का सार हमारे 
यहां चमत्कार को ही माना गया है । 'रसे सारश्चमत्कार: ।' भरत: चमत्कार 
आर रस का अ्रविच्छिन्न सम्बन्ध माना जायगा। हमारे यहां चमत्कार की 
नवीनता का भ्र्थ है उस रचना की ग्रनग्तता, अ्रमेबता, श्रखण्डता झ्रौर ग्रभूत 
बूव॑ता । यदि चमत्कार को हम रस का पर्याय मानें, तो सौन्दर्य की अनुभूति 
भी रसानुभूति के समान अनन्त, श्रमेय, झ्रखण्ड और अपूर्व है । इससे स्पप्ट है 
है सौन्दर्य में 'नाविन्‍्य' नामक गुण की महत्ता है।इस गुण की चर्चा अनेक 
मनीपियों ने की है । 
जगन्नाथ का मत 

पण्डित राज जगन्नाथ की सौन्दर्य विषयक मान्यता स्पप्ट है । उनका 
“चिदाभरगाभंग' इसी रहस्य के उद्घाटन के लिये है। इसमें चित्त पर पड़े हुए 
ग्रावरण का भंग होकर रसानुभूति होने लगती है। यहाँ चमत्कार अनुभूति 
रूप में स्वीकृत है। इन्होंने सौन्दर्य में जिस चमत्कार को देखा है, वह 
उनके मत से 'जाति-विशेष' है ।! यहां रमणीयता नामक चमत्वार प्रानन्द से 





2 शब्दार्थों सहिती वक्रकविव्यापारशालिनी । 
बस्बे व्यवस्थिती काव्य तदुविदाल्वादकारिणी :। कुन्तक 

9 ओ्रौचित्यं रससिद्धस्थ स्थिर काव्यस्थ जीवितम्‌ । उचितस्थानविन्यासादलं 
कृतिरलंकृति: । औचित्यादच्युतानित्यं भवन्‍्त्येव गुणणागुणा :॥ श्रौचित्य 
विचार चर्चा-श्लोक ५-६ ह॒रिदास संस्कृत ग्रन्थ माला । 

3 एकेन केनचिदन्घमशिप्रभेण काव्यं चमत्कृति पर्देन विना सुवर्गाम । 
निर्दोष लेपमपि रोहति कस्य चितेलावण्य हीनमिव यौवनमंगनानाम्‌ । 

कविकण्ठाभरण ३/२ 

4 लोकोतरत्व॑ घाह्वादगतश्वमत्कारत्वापरपर्यायो:ठुभवसाक्षिकों जाति 

विशेष: । वारणं च तदवच्छिन्न भावना विशेष: पुन पुनरनुसन्धानात्मा । 


४० मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौंन्दर्य 


भिन्न है। यह ग्रनुभूति का विषय है । यहां पर प्रयुक्त 'भावना विशेष:” वाक्यांश 
उद्वोधित संस्क्रार-विशिष्ट को व्यक्त करता है । इस प्रकार सौन्दर्य बोध मन में 
जाग्रत भावों का परिणाम है । दूसरे प्रयुक्त पद 'अनुसन्धानात्मक' द्वारा बताया 
गया है कि मन पर संस्कार रूप में पड़े भाव ही समान नई वस्तु के अवलोकन 
से आ्ाह्नलाद की सृष्टि कर देते हैं। ग्रतः प्राचीन भागवत संस्कार ही 
वर्तमान ज्ञान के संग भावात्मक संयोग से सौन्दर्य या रस व्यज्जना या 
ग्रभिव्यक्ति के कारण बनते हैं । इस दृष्टि से उनके सौन्दर्य बोध के दो पक्ष हो 
जाते हैं: - प्रथम द्वारा पुरातन संस्कारों का उद्वोधन होता है । पुनः पुनः 
श्रनुसन्धानात्मा भावना विशेष: ।॥/ द्वितीय पक्ष में नित नृतन आकर्षण और 
प्रनुसंघान की प्रवृत्ति बढ़ती है।इस हृष्टि से रमणीयता परथ्िव मात्र न 
रह कर आ्राध्यात्मिक भी हो जाती है । सहदय की आत्मा और पार्थिव वस्तु- 
जगत के सम्मिलन में ही सौन्दर्य की अनुभूति होती है । इस आधार पर 
तिस्संकोच रूप में यह निर्णय दिया जा सकता है कि भाव के अभाव में केवल 
वस्तु सुन्दर नहीं हो सकती और वस्तु के ग्रभाव में सौन्दर्य निराधार और 
अशरीरी होकर टिक नहीं सकता । ऐसी स्थिति में वह मात्र संस्क्रार ही रह 
जायगा । 


पण्डित राज ने रमणीयता के साथ रस को स्वीकार क्रिया है । कास्य 
स्वरूप निर्धारण में रमणीय तत्व को प्रधानता दी गई है । रमगीय अर्थ का 
प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य माना गया है ।! यहां रमणीय के ग्रन्त- 
गंत सौंन्दय को भी मान लिया गया है। भारतीय काव्य साधना में रस या 
रमणीयार्थ को सीन्दयं-बोध का मूल स्वीकार किया गया है। इसका कारण 
भारत की अ्रन्तमुखी प्रवृत्ति प्रतीत होती है। इसी से पाश्चात्य मनीषियों के 
समान इन्होंने सोन्दर्य को बाह्य ग्रलंकरण का साधन न मानते हुए रस-प्रतीति 
में इसे प्रमुख माना है । 

भारत के अन्य आलंकारियों ने सौन्दर्य की अपेक्षा रस १ग महत्ता की 
झ्रोर श्रधिक रुचि दिखाई है| रस की प्रधानता को मानकर रमणीयता और 
रस दोनों का पार्थक्य बताया गया है। जगन्नाथ के मत से यदि रस को ही 


रस-गज्भाधर पृ-१०-११, व्याख्याकर पण्डित मदनमोहन भा, १६५५ 
ई० चौखम्भा विद्या भवन-बनारस १। 


3. रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ । प१ृ० & रस गज्जञाघर। 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन ४१ 


काव्य मानें तो वस्तु और ग्रलंकार वर्गान प्रधान रचना काव्य के अ्न्तगंत नहीं 
ञ्रा सकती । दूसरी कमी यह होगी कि ऐसा मानने पर परम्परागत कवि 
परिपाटी में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी क्योंकि कवियों ने जो स्थान-स्थान पर 
जल-प्रवाह, वेगादि का वर्णान किया है, यदि वे सभी रस से सम्बन्धित कर 
दिये जाँय, तो “बैल दौड़ता हैं' जैसा वाक्य भी काव्य कहा जायगा, परन्तु ऐसा 
सम्भव न होने से इसे उचित नहीं कहा जा सकता है।? 

पण्डित राज ने जिस सौन्दर्य को स्वीकार किया है उसके सम्बन्ध में 
बताया गया है कि विशिष्ट सामझस्य अथवा विशेष परिचय बोध को ही 
सौन्दर्य कहेंगे । इसे न तो विशेषात्मक या विशिष्ट बोच कह कर ही इसका 
लक्षण स्थिर किया जा सकता है और न इसे लाल, नीला या हरा ग्रथवा 
मधुर, तिक्त ग्रादि बताकर ही इसका लक्षण दिया जा सकता है''“'सोन्दर्य बोच 
तो मन की एक विशिष्ट अनुभूति है । इसका तटस्थ लक्षण तो फिर भी देना 
सम्भव है, परन्तु स्वरूप लक्षरा उपस्थित करना सम्भव नहीं है? । ऐसी स्थिति 
में यह कहा जा सकता है कि हमारे मन में स्थित संस्क्रार देश काल पात्रादि से 
सम्बद्ध होकर उत्त जक वस्तु के साक्षात्कार से उद्बुद्ध हो जाते हैं । ऐसी उद्दीपक 
सामग्री के द्वारा उद्बुद्ध उपचेतन में स्थित संस्कारों का जो ग्रात्म लाभ है, उसे 
सौन्दय मान सकते हैं ! इसमें उद्दीपक एवं उद्दीमत संस्कार दोनों की ही महत्ता 
है । इस पर विचार करते हुए डा» दीक्षित ने कहा है कि इसी कारण जहां 
एक और हम सौर्द्य-बोध् सम्बन्धी विशिष्ट जातीय अ्रनिवचनीय भ्रन्तर बोच 
हप॑ को ग्रहणा करते हैं, वहाँ साथ ही वस्तु को भी सुन्दर कहते हैं अर्थात्‌ 
सौन्दर्य से एक ओर संस्कारों का उदुबोध ज्ञान होता है और दूसरी श्रोर उद्‌- 
बोबक सामग्री की प्रतीति भी रहती है । इस प्रकार सौन्दर्य बोध के समय 





3 सौन्दर्य तत्व डा. सुरेन्द्रदास गुप्ता अनु. डा. ग्रा० प्र० दीक्षित पृ. ६६-७० 

2 यतु रसबदेव काब्यमिति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्‌ तन्न । रसवदलंकार 
प्रघानानामु काव्यानाम्‌ अ्रकाव्यत्वापते । न चेप्टापति: । महाकवि सम्प्रदा- 
यस्य आाकुली भाव प्रसंगात्‌ । तथा च जलप्रवाहवेगपतनोत्पतने भ्रमणानि 
कविभिवंशितानि को5पि वालादि विलध्षितानि च।न च तत्रापि यथा 
कथंचित परम्परया रस स्पर्शोउस्त्येव इति वाच्यम्‌ । ईहशो रसस्पर्शस्य 
गोश्चलति मृगोबावति इत्यादो ग्रतिप्रसक्तत्वेन भ्रप्रयोजकत्बात्‌ । प्र्थ 
मात्रस्यविभावानुभावव्यभिचायंन्यतमत्वात्‌ ॥। 

४. सौन्दर्य तत्व अनु० डा० प्रानन्द प्रकाश दीक्षित १० १०४-१०५ 


कालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 





डर मदद 


हमने वस्तु को जान लिया है यह ज्ञान भी बना रहता है ग्र्थात्‌ सौन्दर्य बोध में 
सौन्दर्य और उराके विषय दोनो की युगपत्‌ प्रतीति होती रहती है । न्याय दर्शन 
इसी तत्व को “प्रामाग्य वाद के अल्तर्गत स्पष्ट करता है । इनमें वस्तु की 
स्वतन्त्र सत्ता का ज्ञान और याद में उस ज्ञान का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ “वस्तु 
है' तथा 'मैने इस वस्तु को जान लिया' इस प्रकार इसमें ज्ञान की दो श्रे ण्यां 
होती हैं । 

ग्राचार्य ने जिस रमगीयता को स्वीकार किया है, उसका स्पष्टीकरण 
भी वहीं कर दिया गया है 'रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोचरता” 
अर्थात्‌ “लोकोत्तरस्यालौकिकस्य ग्राह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादक यजूज्ञानं, 
तद्गोचरतातन्निरूपितविपयता रूपा$र्थ निष्ठा रमणीयतेत्यर्थ:।! यहाँ जिस 
लोकोत्तर ग्रानन्द की बात कही गई है, इसे केवल अनुभव द्वारा ही समझा जा 
सकता है । स॥हित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है कि 
'सचेतसामनुभव: प्रमाण तत्र केवलम्‌' । इस प्रकार चित्त पर पड़े हुए संस्कार 
का अनुसंबान जिस चमत्कार को उत्पन्न करता है, वह अलोकिक है । इसे दो 
रूपों में ग्रहणा करेंगे । 
(१) रमणीयता या सौन्दर्य का स्वरूप लोकोत्तर होने से इसकी श्रलोक सामान्य 

स्थिति है । 
(२) यह चमत्कार ज्ञान, ग्राह्लाद तथा क्रिया-वृत्ति का संश्लिप्ट रूप उपस्थित 
करता है । 

इस स्थल पर ध्यान देने की एक वात यह है कि रमणीयता का यह 
प्रानन्द व्यक्तिगत सुख-दुःख-जन्य सांसारिक प्रयोजन की तृप्ति के आनन्द से भिन्न 
होता है इसी कारण यह रमणीय भी है । इस दृष्टि से इस आ्ानन्द प्राप्ति की 
तीन उत्तरोत्तर श्रेणियाँ मानी जा सकती हैं:--(१) किसी चमत्कार युक्त 
रचना द्वारा किसी विषय का ग्रभिव्यक्ञषित होना । (२) इस शभ्रभिव्यज्ञषना से 
ज्ञान की सक्रियता | (३) आ्रानन्द की प्राप्ति । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी माध्यम द्वारा कथित विपय की अभिव्यक्ति से आनन्द की उपलब्धि हो 
पाती है। काव्य के लिये इस माध्यम के साथ भञ्र्थ की महत्ता भी रहती है । 
इसी से अ्रपना निर्णाय देदे हुए जगन्नाथ ने वताया है कि इस प्रकार लोकोत्तर 
आह्वाद का जनक भाव के श्रर्थ के प्रतिपादक शब्द में काव्य है। यह रमणीयता 





१3 रस गज्जाधर | पृ० १० व्याख्याकार-वदरीनाथ भा। चौंखम्भा विद्याभवन 
बनारस सं० १०११ 


रूप सौन्दर्थ-सिद्धान्त निवं चन डरे 


का ग्राघार लेता है श्लौर यही लोकोत्तर ग्राह्वञाद सोन्द्रप-जनक हूं । इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो गया कि का रस सोन्दर्य की झनुनति ही है। वस्तु दर्शन 
का विपय होकर शब्दों के माध्यम से जब रमशीय ग्योर चमत्कार युक्त रूप में 
ग्रभिव्यक्त हो जाता है, तो वहीं काव्य संज्ञा को घारण करता है । सुन्दर 
भाव या वस्तु ही अन्तर्मन की चेतना से सम्बद्ध हो संस्कारों के उद्बुद्ध ह 

सत्व का उद्रेक कर देता है | यही जब अ्भिव्यक्ञनात्मक सोन्दर्य का साहास्य 
पा लेता है तो सुन्दर हो जाता है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र की 
सौन्दर्य चेतना मन की चेतनापूर्ण सत्ता ग्रथवा चतन ग्रंश के स्वीकार से ग्रन्त- 
मु'खी ही मानी जायगी, पाश्चात्यों के समान बहिमु खी नहीं । 











यहीं पर सौन्दर्य शब्द के अन्य अर्था पर प्री विचार कर लेना चाहिए 
इसके विभिन्न प्रयोगों का निर्देश निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है 

(क) ब्युत्पत्तिगत श्र्थं--( १) सौन्दर्य शब्द की रचना 'सुन्दर' विशे- 
पण से भाव भअर्थ में 'प्यज्र्‌' प्रत्यय लगाकर हुई है । सुन्दर +प्यज्‌ (य ) अर्थात्‌ 
सुन्दरस्य भाव: सौन्दर्य: । इसमें 'सुन्दर' के आदि उ को ग्रौ तथा श्रन्त्य ग्रकार 
का लोप होकर सौन्दर -- य-> से सौन्दर्य' शब्द निप्पन्न हो जाता है । 

(२) सुन्द्‌ पूर्वक रा घातु (ग्रादान- लाना ) में ग्रौणादिक श्रच्‌ 
प्रत्यय से 'सुन्दर' शब्द बनता है तथा “गुणा वचन ब्राह्मणादिम्य: प्यज्‌ सूत्र से 
प्यज्र' (य) लगने से 'सीन्दयं! शब्द बनता हैँ । 'सुन्द राति इति सुन्दर: तस्य 
भाव: सौन्दर्य: । श्रथवा सुप्ठु नन्दयति इति सुन्दर: तस्य भाव: सौन्दर्य: मानकर 
श्रच्छी प्रकार से प्रसन्‍न करने के ग्र्थ में भी इस शब्द का प्रयाग होता है । 


(ख) कोशगत श्रर्थ--( १) वाचस्पत्य कोश के अनुसार “सु! उपसगग 
पूर्वक 'उन्दू' धातु से 'अरन्‌' प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बनता हैं। ग्र्थात्‌ 
(अच्छी प्रकार) 'उन्द्‌' (आ्राद्द करना) से अरव्‌ प्रत्यय जोड़कर यह शब्द 
निष्पन्न हुआ्ना है । इस रचना से इसका व्युत्वत्ति मूलक प्र्थ 'ग्रच्छी प्रकार श्राद्र 
या सरस करना' होगा । सुन्दरता में चित्त को सरस वना देने की क्षमता 
रहती है । 

(२) हलायुब कोश में 'सुन्दर' शब्द के बाई पश्रर्थ हैं। ुप्द्र उनत्ति- 
य्राद्वी करोति चित्तमिति ।” अर्थाव्‌ जो चित्त को भ्रच्छी प्रकार प्राद्द कर दे, 
उसे सुन्दर कहेंगे । वहां पर इस शब्द की व्युत्पत्ति 'सु पूर्वक उन्दी (क्लेदने) 


और 'ग्र्‌ प्रत्यय लपाकर की गयी है। इस शब्द को स्पष्ट करने के लिये 


डड मध्यकालोन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 
पर्याय रूव में जिन अन्य शब्दों! का प्रयोग हुआ है, कोशकार की हृष्टि में 
वे सभी शब्द समानार्थक हैं । 

(ग) भ्रन्य अर्थ--'सुप्ठु नन्दयति इति सुन्दर: तस्य भाव: सौन्दर्य: ' 
मानकर अच्छी प्रकार प्रसन्‍त करने के ग्र्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता 
है । इस प्रकार सौन्दर्य में आ्रानन्द देने का गुणा वतंमान रहता है । 
संस्कृत कवियों का मत-- 

संस्कृत साहित्य के ग्रन्य॒ विद्वानों एवं कवियों के विचारों को ग्रहण 
करना समीचीन नहीं होगा। अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि, 
कालिदास माघ, भारवि, भास, वाणा आदि की सौन्दर्य चेतना अधिक 
जागरूक रही है । कालिदास तो प्रेम झौर सौन्दर्य के कवि ही है। वाण की 
कल्पना उनकी सौन्दर्य वृत्ति की परिचायिका है। क्रमशः सौन्दर्य विषयक इन 
कवियों की मान्यता पर भी ध्यान दिया जायगा। 

संस्कृत साहित्य के ग्रादि लौकिक ग्रन्थकार वाल्मीकि का अ्रन्तः विश्ले- 
पगा करने से यह बात भली-भांति रपष्ट हो जाती है कि तपलीन वाल्मीकि 
के समक्ष काम-रत क्रौंच मिथुन में से एक का निषाद द्वारा बध किये जाने पर 
उनके मुख से जिस श्लोक-बद्ध वाणी का निस्सरण हुआ, उसका विचार स्वयं 
उन्हें भी विस्मय-विमूढ़ बनाने में समर्थ सिद्ध हुआ । वे बार-बार उस श्लोक 
का उच्चारण करते हा भाव-विभोर हो गये । उस रस-विह्नल दणा में उन्होंने 


कहा था कि “ग्रहों गीतस्थ माधुर्यम्‌' श्रौर इसे सुनकर मुनिगणा भी 'वाप्प 
वर्बाकुल नेत्र वादे हो गये थे ।/* यदि इस स्थिति का विश्तेपण करें तो स्पप्ट 


है कि विह्ललता-जन्य प्रश्न्‌-विन्दुओओं का आविर्भाव, गति के माधुय के सम्बन्ध 
में मन के सहज उद्गार अ्रयत मूल रूप में सौन्दर्य मूलक वृत्ति के ही परिचायक 
हैं । श्रत: लौकिक काव्य में सौन्दर्य -णास्त्र के मूलभूत तत्व “माघुर्य' का प्रारम्भ 
वाल्मीकि रामायण से ही समझना चाहिए । 

कालिदास की सौन्दर्य चेतना अ्रत्यधिक विकसित थी। उन्होंने सौन्दर्य 
को सभी अवस्थाओं में रूप का पोषक माना है। मनोहर आकृति वालों को 
कोई भी वस्तु शोभा विधायक हो जाती है ।* प्रसिद्ध प्रसाधन के अभाव में 


2 हलायुद्ध कोश पृ० ७१४ 

9 तच्छुत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणा: --वाल्मीकि रामायण । 

53 सर्वावस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम्‌ , शाकुन्तलम्‌ अंक ६ 
(॥) 'सर्वावस्‍्थासु चारुता शोभान्तर पुष्णाति !! ,, अंक २ 
(४) 'सर्वावस्थासु अ्रनवद्यता रूपस्य ।' मालविकागिनि मित्र 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वेचन 44 


भी ऐसी आकृति वालों की शोभा बहती ही है । उसी से वल्कल द्वारा शकु- 
न्तला का सौन्दर्य और बढ़ जाता है ।' भा: भी बताया है कि सुरूप लोगों 








के लिये सभी वस्तु अलंकार हो जाते हें ।7 इससे यट स्पष्ट हो जाता है कि 








सुरूप व्यक्ति या वस्तु की सुन्दरता स्वतः सिद्ध लिये वाह्म साधनों 
की श्रनिवार्यता नहीं है । प्रसिद्ध मण्डनों के अ्रभाव में भी सौन्दर्य वृद्धिगत ही 
होता है । यहाँ सौन्दर्य की प्राकृतिक सत्ता का समर्थन मिलता है । ऐसा सौंदर्य 
मन को पापवृत्ति की ओर कभी भी नहीं ले जा सकता है ।” इससे स्पष्ट है 
सौन्दर्य में सात्विकता उत्पन्न करने वी क्षमता रहती है। इसमें मधुर एवं 
मनोहर झ्राकृति की सुडीलता वनी रहती है । यह सौन्दर्य इसी कारगा ईश्वर 
द्वारा प्रतिष्ठित, श्राध्यात्मिक और अ्रभौतिक भी है | कालिदास ने हारमोनी 
श्रौर सीमेट्री को भी “सर्व द्रव्य समुच्चय और यथा प्रदेश-विनिवेश' शब्द द्वारा 
व्यक्त किया है । जिसे पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री सौंदर्य के अवयव के रूप में 
स्वीकार करते हैं । 
कालिदास के सौंन्दर्य की पूर्णाता उपेक्षणीय नहीं है । पावंती के सृजन 

में 'जग की रचना करने वाले ब्रह्मा ने सभी उपमान द्रव्यों के समुच्चय से उन्हें 
यथा स्थान विनिवेशित करके एक ही स्थान पर सौन्दर्य की पूर्णाता को देखने 
की इच्छा से यत्नपुवंक उसका निर्माणा किया है | यही कारणा है कि रूप 
झ्रौर सौंदर्य इनकी हृष्टि में सभी अ्रवस्थाओं में प्रिय और ग्राकर्षक बना रहता 
है । एक अ्रन्य स्थल पर पार्वती के स्वरूप वर्शान में सूर्य श्लौर अरविन्द को 
प्रस्तुत करके सौंदर्य सिद्धि के लिये व्यक्ति और वस्तु के सामझ्जस्थ का रहस्यो- 
न्‍्मीलन किया गया है |? यहाँ पर सौन्दर्य के श्रधिष्ठान की चर्चा की गई है 
श्रौर विषय तथा विपयी दोनों के समन्वय में सौन्दर्य को स्वीकार किया 
गया है । 
7 इयमधिक मनोज्ञा बल्क्रलेनापि तन्वं।, 

किमिव हि मधुराणांमण्डनं आ्राकृतिनाम्‌ । शाकुन्तलम 
2 सर्वमलंकारों भवति सुरूपाणाम्‌ । भास नाटक चक्रमू | पृ० १२६ 
3 य्रदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्चः। कु.सं. ५/३६ 
4 सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेश विनिवेशितेन । 

सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थ सौंदर्य दिट्क्षयेव | कु० सं० १/४६ 
5 उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रमु, सूर्याशुभिरभिन्नमिवारविन्दम्‌ । 

वभूव तस्या: चतुरस्रशोंभी, वपुविभक्त' नवयौवनेन ॥ 





हि मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


सौन्दर्य की नित-मृतनता के सम्बन्ध में भी इनका अपना विचार है। 
यह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। मालविकास्निमित्र में इस विचार का एक 
अ्रच्छा उदाहरण मिल जाता है । इस नाटक का एक पात्र नाट्याचार्य गणदास 
कहता है कि यह राजा मेरा परिचित नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ मेरा जाना 
ग्रगम्य भी नहीं है । इसके समीप में चकित हो जाता हूँ, क्योंकि यह मेरे नेत्रों 
को प्रतिक्षण नवीन प्रतीत होता रहता है ।* 


माघ की सौन्दर्य कल्पना भी इसी प्रकार की है । इनके विचार से क्षण- 
क्षण में जो नवीनता को धारण करता है, उसे ही रमणीय रूप कहते हैं ।* 
यह सौन्दर्य वस्तु का आन्तरिक गुण होने से वस्तु-निष्ठ हो जाता है। माघ के 
रमणीय रूप की इस व्यास्या से तीन बातों का ज्ञान होता है (१) सौन्दर्य के 
रूप को ग्रहणा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता रहता 
है श्रौर उसमें नवीनता ग्राती रहती है इससे वह गञ्ग्राह्मयता के कारण निश्चित 
रूप वाला नहीं हो पाता है। 


(२) सीौन्दर्यपूर्ण वस्तग्रों के दर्शन में भ्रतृष्ति का भाव वना रहता है । 
सौन्दर्य का मूल भाव वास्तव में यही है और इस रूप में पाश्चात्य सौन्दर्य 
शास्त्र में इसकी चर्डा नहीं मिलती है। प्रतिक्षण की नवीनता का यह वर्णन 
केवल भारतीय परम्परा में ही प्राप्त है। इसकी विशेषता यही है कि नित्य नूतन 
तथा श्रपनी परिवर्तनणीलता में भी ग्राकर्षक है । यही लावण्य का मूल है । 


माघ के इस विचार की तीसरी विशेषता यह है कि सौन्दर्य धमम, वर्ण 
श्रौर श्राक/र की सीमाग्रों का उल्लंघन करके श्रपनी सूक्ष्मता और भ्रग्राह्मता 
से प्रेक्षक को चमत्कृत कर देता है। भारवि के मत से रम्य वस्तुए' गुणा की 
भ्रपेक्षा नहीं करती । इस हृप्टि है रम्यता भी निरपेक्ष सिद्ध होती है |? सौन्दर्य 
की पराकाष्ठा का वर्णन भवभूति ने 'मालती-माथवम्‌' में किया है | मालती 
सीन्दयं की निधि या देवता है सौन्दर्य के सार का निकेतन है, इसके निर्माण 
में निश्चय ही इन्दु सुधा, मृणाल, ज्योत्स्ना आदि का उपकरण लिया गया है 





2 नच न परिचितो न चाध्यगम्यः चकितमुपति तथापि पाश्व॑मस्य । 


सलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं मे भवति स एव नवनवो5्यमक्ष्णो: । मालवि० 
क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । शिशुपाल वघ ४/१७ 
8 न रम्यमाहायंमपेक्षते गुणाम्‌ । किराताजु नीयम ४/२३ 


रूप सौन्दर्थ-सिद्धान्त निर्वेचन ६3 


और इसका निर्माण करता स्वयं कामदेव है ।” इस प्रकार कवि परम्परा में 
प्रसिद्ध सीन्दर्य के सर्वोत्तम साधन एवं तत्वों के संग्रह से उसे उचत्तम रूप में 
प्रस्तुत किये जाने की चेप्टा की गई है। इसे सौन्दर्ग की पूर्णा कल्पना कह 
सकते हैं। 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है क्रि संस्कृत कवियों ने सौन्दर्य के यथातथ्य 
चित्रण में श्रपनी ग्रसमर्थता व्यक्त की है। उनके मन में इसकी पूर्णता का बोब 
तो बार-बार होता रहा है, फिर भी वे उसे शब्दों में नहीं बांध पाते थे । 
इन कवियों ने सौन्दर्य के पराश्रय-निरपेक्षता, नित-नृतनता, पूर्णता, आानन्दा- 
त्मकता आदि गुणों का वर्णन क्रिया है। इनकी सोन्‍्दर्य-कल्पना अद्वितीय और 
स्वत: सिद्ध है । इसके लिए किसी बाह्य साधन की आ्रावश्यकता नहीं हैं । सौन्दर्य 
के पर्याय के रूप में यहां कई शब्द मिलते हैं । यथा सुन्दर के लिए शोभन, 
विचित्र चित्रमय के लिए पेशल और औ्ानन्दमय के लिये रमणीय तथा रूपवाब्‌ 
के लिये चारु जैसे पर्याय्रों का प्रयोग किया गया है । सौन्दर्य की वस्तु निष्ठता 
में इन कवियों का विश्वास बना हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि सौन्‍्दर्य- 
शास्त्र नाम से स्वतंत्र रूप में सौन्दर्य की व्यास्या तो नहीं हो पाई है, परन्तु 
प्रसंगत: सौन्दर्य सम्बन्धी सभी आवश्यक तत्वों वा उिवेचन संस्कृत साहित्य में 
प्राप्त होता है । यदि इन सभी विचारों को संग्रहीत छर दिया जाय, तो यह 
एक शास्त्र का रूप-प्रहणा कर सकता है । 





उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट है कि सौर्दर्य की व्याख्या करते हुए 
दाशंनिक, मनोवैज्ञानिक और श्यगार मूलक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
दाशंनिक व्याख्या द्वारा सीन्दर्यानुभव में जन्मान्तर के संस्कारों की महत्ता स्वीकार 
की गई है । वस्तु-सौन्दर्य के साथ चित्त पर पड़े संस्कारों से ही उसके सौन्दर्य 
का श्रनुभव होता है । इस संस्कार से रहित होकर केवल वस्तुगत सीन्‍्दर्य 
अनुभविता के ञ्रभाव में ब्यर्थ हो जाता है । मनोवज्ञानिक थ्यास्या में सौन्दर्य 
बोच के लिये श्राकर्पण, रुचि-प्रियता, आ्राकांक्षा-तृथ्ति, और वासना का महत्व 
स्वीकार किया गया है। श्टगार मूलक विवेचन में वस्तु का सौन्दर्य, प्रकृति 
का साहचर्य, सौन्दर्य की वीर्य-विक्षो भन-णक्ति, लावण्य, प्रतिक्षण की भासमान 
नवलता, अ्रवस्था-निरपेक्ष रमगीयत्व, पूर्णत्य, श्रात्म-निर्भरत्व झ्रादि तत्वों 


2 सा रामणीयनिधेरधि देवता वा । सोन्दर्यंसारनिकाय निकेतनं वा। 
तस्या: सखे नियतमिरदूसुधा मृणाल ज्योत्स्नादि कारणमभून्मदनश्च वेघा: । 
मालती-माघवमृ-भवभूति 


डे मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


की चर्चा की गई है । सौन्दर्य की स्थिरता के लिये प्राकृतिक, मानवक्रत एवं 
स्वगिक उपकरणों का प्रयोग भी बताया गया है। इन्हीं प्रवृत्तियों का श्राधार 
लेकर रूप में सौन्दर्य को देखने की चेण्टा की गई है । 

ग्रत: यह कहा जा सकता है कि संस्क्रत साहित्य में सौन्दर्य की जो 
कल्पना की गई है, वह रूप पर आधारित है । रूप में ग्राकार एवं विभिन्न अंगों 
के उचित संगठन ग्रादि का सौन्दर्य रहता है । यह रूप वाह्य प्रसाधनों के 
ग्रभाव में भी स्वतः संभवी रमणीयता से उद्भासित होता रहता है। इसमें 
रूप के नैसगिक गुणों का समर्थन मिलता है, अ्रजित सौन्दर्य की रुचि कम 
दीख पड़ती है । यही पर हिन्दी के विद्वानों की सौन्दर्य-विषयक मान्यता भी 
देख लेनी चाहिए । 





हिन्दी कवियों का मत 

सौन्दर्य-विपयक हिन्दी कवियों की अपनी अलग मान्यताएं हैं। 
विहारी की धारण। इस सम्बन्ध में प्रमुखतः दो रूपों में दीख पड़ती है। 
प्रथमत: ते वस्तु में रूप भ्रथवा कुरूप को नहीं मानते हैं। उनके विचार 
से वस्तु में रूप अ्रथवा कुरूप नहीं होता, अपितु समय-समय पर मन की 
रुचि के अनुसार ही वस्तु प्रिय अ्रथवा भ्रप्रिय प्रतीत होती है।! इस विचार 
का विश्लेपण करने से स्पप्ट है कि बिहारी ने सौन्दर्य के आत्म-परक हृप्टिकोण 
का समर्थन किया है । सौन्दर्य को विषय-प्रधान न मानकर विषयी प्रधान माना 
है और सौन्दर्यानुभूति में व्यक्ति की भावना का महत्व स्वीकार किया गया है। 
इस प्रकार यह सौन्दर्य श्रात्म-परक हो जाता है। वास्तव में आँखों में ही 
सौन्दर्य का मान दण्ड है। वह परख की जाने वाली वस्तु या व्यक्ति में नहीं 
होता । एक दूसरे स्थल पर उन्होंने रूप को रिभाने वाला और नेत्रों को 
रिभने वाला बताया है ।? यहाँ यदि रूप, जो सौन्दर्य का समानार्थक प्रतीत 
होता है, ही रिभाने वाला हुआ तो यह वस्तुनिष्ठ भावना हो जाती है। 
इसमें रूप या सौन्दर्य की ही प्रधानता मानी गई है। इस प्रकार दोनों एक 
दूसरे की प्रतिकूल धारणाएं हैं । भावना के आवेश में ही इस प्रकार की विरोधी 
प्रवृत्ति दीख पड़ती है, फिर भी इससे सौन्दयं-विषयक उनकी उच्च-घारणा में 
कोई अन्तर नहीं श्राता । 


१. समय-समय सुन्दर सब, रूप-कुरूप न कोय । 
मन की जित जेती रुचि, तित तेती रुचि होय ॥ बिहारी-रत्नाकर ४३२ 
2 रूप-रिभावन हार वो, ये नैना रिभवार । 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन ४8 


संस्क्रत कवियों की भांति इनकी सौन्दर्य कल्पना भी बहुत उच्च-कोटि 
की है । वास्तविक सौन्दर्य का अ्ंंकन तो संसार का बड़े से बड़ा कलाकार भी 
नहीं कर सकता है । बिहारी की नायिका के सौन्दयं को चित्रित करने में 'जगत्‌ 
के केते चतुर चितेरे कूर' हो जाते हैं । इसका कारण सौन्दर्य की प्रतिक्षण 
की नूतनता और रमणीयता है । दास की नायिका भी “भोर में और, पहर में 
और दोपहर में और ही हो जाती है ।! मतिराम की कल्पना में पास से देखने 
पर “गुराई' खरी दीख पड़ने लगती है ।* पद्माकर ने अंगों के पल-पल में 
बदलते रहने की वात कही है। इसी से ऐसी वाला का वर्णन करते नहीं 
बनता है :-- 

पल-पल में पलटन लगे, जाके अंग अनूप । 
ऐसी इक ब्रजवाल को, कहि नहिं सकत सरूप ॥॥ 

यहाँ उनका वस्तु-परक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है जिसमें सामीप्य 
भी एक ग्रावश्यक तत्व हो जाता है । इनकी सौन्दर्य दृष्टि का माधुर्य परिचिति 
की सान्द्रता में स्पष्ट हो जाता है । कुलपति मिश्र ने रावा की 'लुनाई' की 
सरसता को कल्पना की मधथुरिम जगत्‌ में परिणित कर दिया है। सूर की 
गोपियाँ कृष्ण से पहचान मानती ही नहीं हैं, क्योंकि उनका रूप-नि्मिप-निमिष 
में और हो जाता है । श्रतः रूप की एक निश्चित बारणा के अभाव में छवि 
की रति नहीं हो पाती ।१ 

तुलसी की सीन्दर्य चर्चा भी हृष्टव्य है । उन्होंने मनोहर शब्द का 
प्रयोग बार-बार किया है । उनके मति के अनुसार राम की कथा “मनोहर 
है। 'करइ मनोहर मति अ्नुसारी ।” काव्य में बाल्मीकि ने माधुर्य, प्राचार्य 
जगन्नाथ ने रमणीय का प्रयोग अधिक किया है। इसी प्रकार तुलसी ने 
उसी अर्थ में 'मनोहर' शब्द का प्रयोग किया है। इस मनोहरता के साथ 


7. लिखन बैंठि जाकी सविहि, गहि-गहि गरब गरूर । 

भये न केते जगत के चतुर, चितेरे कूर । बिहारी 
2 आज भोर श्रीरई, पहर होत औरई ह्वँ, दोपहर औरई, 

रजनि होत औरई । दास 

3 ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह्व॑ँ नैननि, 

त्यों-त्यों खरी निकरे सी निकाई । मतिराम 
4 _स्याम सो काहे की पहचानि । 

निमिप-निमिष वह रूप न वह छवि, रति कीज जेहि भ्रानि | सूर 


भ्ू० मध्यक्रालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


मंगलकारिता के गुण को भी उन्होंने माना है । 'मथुर मनोहर मंगलकारी ।” 
रामचरितमानस में वश्ित विभिन्न घाटों को 'मनोहर' कहा है, उपमाओं का 
विचि-विलास मनोहर है, चौपाइयां “चारु' हैं, कवि-युक्तियों में 'मज्जुता' है । 
छन्द, सोरठा, दोहा ये सभी 'सुन्दर' हैं, अर्थ अनूप' हैं ॥! तुलसी के छन्दों की 
विवेचना मात्राओ्रों आदि की न होकर उनके प्रति विशेष अभिव्यंजनाओं में 
है । छंद विभिन्न रंग के कमलों के तुल्य माने गये हैं । यह अर्थ फूलों के पराग, 
मकरंद, सुवास ग्रादि के समान चित को आह्लादित करता है। अतः मधुर, 
मनोहर, मज्जु, चारु आदि शब्दों का प्रयोग उनकी सौन्दर्य-वृत्ति को ही प्रकट 
करता है। 





श्राधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद ने सौन्दर्य को चेतना का उज्ज्वल 
वरदान कहा है? यदि सौन्दर्य का सम्बन्ध चेतना से है, तो यह मानसिक जगत 
की वस्तु है | ग्रतः प्रसाद को ग्रात्मवादी हृष्टिकोण वाला कहा जायगा। पंत ने 
सुन्दरता को सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का सन्‍्बान बताया है ।* मैथिलोशरण गुप्त ने 
शिवरूप सत्य को विरूपाक्ष श्रौर कल्पना के मन को सुन्दरार्थ कहा है ।॥* 

उपयुक्त विचारों से यह ,स्पष्ट है कि भारतीय काव्यशास्त्र में सौन्दर्य 
का विवेचन स्वतंत्र शीपंक से न होकर काव्य-रस या रमणीयार्थ के प्रसंग पर 
हुआ है । काव्य-प्रन्थों में भी इसे स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त नहीं हो सका है । 
आ्राज के ग्रर्थ में सौन्दर्य शब्द का विवेचन भी नहीं होता था | श्राज तो इसे 
काव्य का प्राण मानते हैं। इसका मूल अलफात्‌ श्र अरस्तू का काव्य- 
सिद्धान्त माना जाता है। क्रोचे की आधुनिक विचारधारा का प्रभाव भी 
उपेक्षणीय नहीं है । इस सम्बन्ध में डा० विजयेन्द्र स्नातक का मत हृष्टव्य है, 
“अ्रलफाद्‌” का दी हू, गुड एण्ड दि व्युटिफुल के रूप में जिस ब्युटिफुल का 
संकेत किया है, वह सुन्दर की भूमिका में सामने आया श्लौर उसका बाह्य एवं 
श्राम्यन्तर स्वरूप का आख्यान आरम्भ हुआ । ईसा की उन्नीसवीं शती के 


3 छंद-सोरठा सुन्दर दोहा । सोई बहुरंग कमल कुल सोहा । 

अरथ श्रनूप सुभाव सुभासा । सोई पराग मकरंद सुबासा । तुलसी 
2 उज्जल वरदान चेतना का सोन्दर्य जिसे सब कहते हैं- 

जिसमें भ्रनन्त भ्रभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कामायनी-लज्जा सर्गे 
$ श्रकेली सुन्दरता कल्यारिश, सकल ऐश्वर्यों की सन्धान-पल्लव-पृ. ५४ पनन्‍्त 


4 सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष भी होता है। 
श्रौर कल्पना का मन केवल, सुन्दरार्थ ही होता है। मैथिलीशररां गुप्त 


रूप सीन्दर्य-सिद्धान्त निवंचन ५१ 


ग्रन्तिम चरणा में सत्यं शिवं, सुर्दरम्‌ के रूप में जो सिद्धान्त वाक्य बंगला 
भाषा से हिन्दी में आया, वह भी कदाचित्‌ पाश्चात्य मीमांसकों की विचार 
धारा से ही नहीं, वरन्‌ णव्दावली से भी प्रभावित था ।? 

स्पप्ट है कि भारतीय काव्य शास्त्रज्ञ सौन्दर्यानुभूति में मन के 
चेतन अ्रंश की महत्ता को स्वीकार करता है । इससे यह अश्रन्तमुंखी है, 
साहित्य में सौन्दर्य का झ्रारम्भ शब्द की जिज्ञासा के साथ स्वीकार 
की जा सकती है, क्योंकि आ्रात्मा की जिज्ञासा सहज एवं स्वाभाविक 
है | यह सीर्दर्यानुभृति शब्दार्थ के माध्यम से भाव-जगत्‌ की निधि वनकर 
सौन्दर्य का परिप्क्रत रूप हमारे समक्ष लाती है जिसे लक्ष्य करके सौन्दर्य का 
बोब हो, वही वस्तु सुन्दर है । वह शब्द, भाव, कवि या कलाकार की स्टष्टि 
कुछ भी हो सकती है। वस्तु तभी सुन्दर कही जाती है, जब उपचेतन के 
संस्कार उद्बुद्ध होने पर मन की एक विशेष स्थिति बन जाती है । यही स्थिति 
सत्वोद्र क की भाव-भूमि है । सच तो यह है कि कलात्मक ग्रभिरुचि जिनमें है, 
वे सभी सौन्दर्य के पारखी हैं श्रौर सह्ददय भावों को प्रेपणीय बनाने के साथ 
ही ग्रन्यकृत कलागत सौन्दर्य को देखता और परखता भी है ।£ ऐसे सौन्दर्य 
की तीन कोटियां हो सकती है (१) देखते ही लुब्ध॒ कर लेने वाला सौन्दर्य । 
ऐसा वर्णान सूर ने एक स्थल पर अ्रच्छा किया है ३ (२) दैनिक व्यवहारों 
में दीख पड़ने वाला सौन्दर्य, जिसका महत्व परिचय की अधिकता से चेतन 
दशा तक नहीं पहुँच पाता या वह वस्तु विशेष चर्चा की विषय नहीं बनती । 
बहुधा सम्बन्ध भावना वी मधुरता के अभाव में ही वस्तुगत सौन्दर्य का 
अभाव सा रहता है । यदि वही वस्तु हमसे सम्बन्धित हो जाय तो उसके 
सौन्दर्य का अ्रलौकि+त्व प्रकट होने लग जाता है। (३) मध्यवर्ती सौन्दर्य- 
यही काव्य का प्रेरक हो सकता है, क्योंकि वस्तु में सम्बन्ध रहने से या तो 
3 हिन्दी काव्य और उसका सौन्दयं-भूमिका भाग डा० विजयेन्द्र स्नातक । 
2. ]गए७फज़ पका 8 था. छातठ ॥0. तोड़ गा पा ॥6 00796५8 











प्रांड ॥797९88078 ० ०९०७  फड ्ाएप्घ2० 9 6९७४९ ॥6 
ए०70०ए९8४ ()6 ४7९४४६५ 67 छ०]6 ग्यत 06 870 ०४०॥ ०7 शछ्रांगा 
प्र७ छाए60 ९९४० 077९९९ब्व९ 0 ब्ग३8९ 80 ॥7रथंत्रण 5एट् 5 
६0 ६6 ७7778]. 0877770. 

5 ओऔचक ही देखी तहाँ राधा, नैन विशाल भाल दिये रोरी । 
नील-वसन फरिया कटि बाँधे, वेनी रुचिर भाल भककभोरी । 
सूर स्याम देखत ही रीमे, नैन-नैेन मिलि परी ठगोरी । सूर सागर । 


५२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


वह अभ्रलौकिक हो जायगा या भाव संवलित होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा । 
मध्यवर्ती स्थिति में वस्तु का वास्तविक मूल्यांकन सम्भव होता है । ऐसी वस्तु 
सौन्दर्य युक्त होकर हमारे समक्ष आती है । इस सौन्दर्य के अनेक तत्व स्वीकार 
किये गये हैं । इसकी व्याख्या करने के पूर्व सुन्दर शब्द के साथ उदात्त और 
कुरूप के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण होगा । 
सुन्दर श्रौर उदात्त-- 

सौन्दर्य श्रात्मा का धर्म है। वस्तु के साथ मन का रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने पर तथाकथित असुन्दर वस्तु भी सुन्दर प्रतीत होने लगती 
है । ऐसी वस्तुग्रों में मन या आ्रात्मा के विभिन्न गुण अनन्तता, विशालता प्रादि 
के दर्शन होने लगते हैं । यहां तक कि प्रकृति का विशाल रूप भी हमारे श्राक- 
पंण का केन्द्र बन जाता है। इस आकर्षण के साथ सौन्दर्य के अभ्न्‍्य भी कई 
तत्व--नवीनता, माधुर्य, रमणीयता, प्राह्मादकता-आदि की चर्चा की गई है। 
प्रकृति की इस विशालता को देखकर उसकी महानता को हम स्वीकार कर लेते 
हैं । हमारी मोन-स्वीकृति उस विशालता के समक्ष अपनी लघुता को व्यक्त 
करने लग जाती है। विशालता और भश्रात्म-लघुता के इसी भाव में उदात्त-तत्व 
छिपा रहता है । 

श्रात्मा की विशालता में उदात्त-तत्व निहित रहता है। उदात्त-बोध 
के अवसर पर दृश्य वस्तु में भय का मिश्रण और तज्जन्य ग्रातंक की विभी- 
पिका के साथ अपनी लघुता का बोध भी तुलनात्मक हृष्टि से बना रहता है। 
काथ्यों में वशित विराट घटनाएँ, जीवन का विराट्‌ राग-द्वे प, त्याग और 
वीरता आदि सभी विराट्‌ के किसी रूप की श्रभिव्यञ्जना करते हैं। उत्त्‌ग 
पवव॑त श्रे णियाँ, महासागर की गहनता एवं विस्तार, कान्तार की भयावह गुफायें 
तथा इसी प्रकार के भ्रन्य विराद्‌ वस्तुओं में उदात्त के भाव उत्पन्न होते हैं । 
यह उदात्त-तत्व सुन्दर से भिन्न होता हुआ भी उसके भेदों में एक है। 

सुन्दर का विश्लेषण करते हुए उसके पाँच भेद किये गये हैं। उदात्त 
(800॥70), भव्य (छाध्यत ), सुन्दर (8०8०४) ), मनोरम (सुष्ठु- 
0678००77०)) भौर ललित (70०४५) । इनमें उदात्त को पराकोटि और 
ललित को अपराकोटि बताया गया है।। सुन्दर की मध्यवर्ता स्थिति स्वीकार 
की गई है। इसकी स्थिति बहुत कुछ प्रसाद गुण की सी मानी गई है। 
सुन्दर तत्व एक शोर उदात्त और भव्य में और दूसरी ओर मनोरम और ललित 
में मूलतः वर्तमान रहता है। भाव पक्ष में उदात्त की अनुभूति चित्त के उत्क्ष 
प्रौर विस्तार के रूप में होती है। झ्रालम्बन भर प्रमाता के बीच एक सुखद 


हूप सौन्दर्य -सिद्धान्त निवंचन भ्३ 
सामज्जस्थ स्थापित हो जाता है। सुन्दर की अनुभूति प्रीति के रूप में 
होती है ।' 

उदात्त शब्द का प्रयोग नायक-विश्लेपण प्रसंग पर भी नाट्यशास्त्र के 
विभिन्न ग्रन्थों में कया गया है | नायक या नेता के चार भेद घीर ललित, 
प्रशान्त, उदात्त और उद्धत बताये गये हैं । इन चारों भेदों में धीरता का गुण 
अनिवार्य रूप में वर्तमान है । बीरोदात्त कोटि का नायक महासत्व, अत्यन्त 
गम्भीर, क्षमाशील, ग्रविकत्थन, स्थिर, निगृढ़ अहंकार वाला और हृढब्रत होता 
है ।? इन विशेषताग्रों में गम्भीरता की ग्रत्यधिक महत्ता स्वीकार की गई है। 
एक अन्य स्थल पर लोकातिशय सम्पत्ति वर्णन या प्रस्तुत के अंग रूप में महा- 
पुरुष का चरित्र सुनना ही उदात्त बताया गया है। “'लोकातिशय सम्पत्ति 
वर्णानोदात्तमुच्यते । यद्वापि प्रस्तुतस्थाज्ञ' महतां चरितं भवेत्‌ ।” यहां पर 
महापुरुष के कथन द्वारा भी लोकोत्तर विशाल चरित्र की व्यञ्जना की गई है । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त में महानता का होना गआ्रावषश्यक् है तु 
वैभव सम्पन्न ऐश्वर्य युक्त राज दरबार का वर्णन उदात्त की श्रेणी में 
नहीं झ्रायेगा । 

सुन्दर को ललित और उदातत की मध्यवर्ती स्थिति में माना गया है । 
“ललित' शब्द की चर्चा कई स्थलों पर हुई है। घीर ललित नायक को 
निश्चिन्त, कलाझ्रों में ग्रासक्त, सुखी और कोमल चित्त का बताया गया है। 
श्गार की प्रधानता के कारण आचार-व्यवहार श्रौर चित्त की वृत्तियों 
में सुकुमारता होती है । वह पृद्रु होत है । नायक के झ्राठ सात्विक गुणों में भी 
“ललित' की गणना की गई है । स्वाभाविक श्यगार और झ्राकार की चेष्टा 
करने को ललित कहते हैं ।? नायिका के स्वभावज अलंकार में भी ललित की 
गणना होती है । यहाँ पर सुकुमार अ्रंगों के सरस विन्यास में “ललित” माना 
गया है। प्रंगों की सुकुमारता सुन्दरता के साथ रहती है । सौन्दर्य के श्रभाव 
में सुष्ठता का यह गुण नहीं पाया जाता । श्रतः ललित श्रौर सुन्दर का विशेष 
सम्बन्ध माना जायगा । 

भारतीय परम्परा में जो सम्बन्ध ललित और उदात्त में है, पाश्चात्य 
सौन्दर्य शास्त्र में वही सम्बन्ध उदात्त औ्रौर सुन्दर में है। इस हृष्टि से ललित 





7 काब्य में उदात्त-तत्व--डा ० नगेन्द्र 
2 महासत्वो5तिगंभो रः क्षमावानविकत्थन: । 

स्थिरो निगूढाहद्भधारों घीरोदात्तो हृढ़व्रतः ॥ दशरूपक २/४-५ धनबूजय 
3 श्युद्धाराकार चेष्टात्वं सहजं ललितं मृदु । २/१४ दशरूपक 


भ्र्ड मध्यकालोन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्य 


और सन्दर दोनों समानार्थक हैं | सौन्दर्य के मोहक शक्ति का लावण्य ललित 
होने से ही प्रिय और ग्राह्मय होता है | इसमें झात्मीयता का भाव उत्पन्न हो 
जाता है | इसी से उसके सानिध्य की कामना मन में बनी रहती है । 

सुन्दर में प्रियता का जो भाव है, उदात्त में उस कोटि का भाव उप- 
लब्ध नहीं होता । उदात्त के विशेष गुणों के कारण वह श्रद्धास्पद होता है। 
इसमें शील ग्लौर महानता का सौन्दर्य रहता है । उदाक्त की महानता के कारण 
उसके प्रति श्रद्धा मिश्रित और एक भव-युक्त भाव की उत्पत्ति होती है। उदात्त 
सौन्दर्य का ग्रालम्बन हमारे श्रद्धा भाव को उभारता है और रूप-सौन्दर्य युक्त 
ग्रालम्वन हमारा प्रे म-पात्र बनता है। इस प्रकार उदात्त और सौन्दर्य की अनु- 
भूतियों के फल में ग्रन्तर पड़ता है। पहले में श्रद्धा और दूसरे में प्रेम है । 
सुन्दर की ग्रात्मीयता उदात्त के भय्र में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रेम का 
एकान्त भाव श्रद्धा में विस्तार पा लेता है । प्रेम में ग्राश्य. और आ्आालम्बन की 
एकता मानी जाती है, श्रद्धा में आश्वय अनेक हो सकते हैं । 





उदात्त तत्व के मूल पर विचार करने से ज्ञात होता है कि बंदिक युग 
का ऋषि प्रकृति के महाव्‌ तत्वों को एक विशेष शक्ति के रूप में स्वीकार करता 
रहा है | वह उनसे आतंकित रहता था । उसके प्रति उदात्त भावना थी । इस 
प्रकार आरम्भ में उदात्त के साथ भय की भावना वर्तमान रहती रही है । 

बर्क ने बताया है कि उदात्त और सुन्दर में भिन्नता है। सौन्दर्य का 
सम्बन्ध प्रियता से है और उदात्त का दुःख और भय से है । कुरूप को सुन्दर का 
विरोधी माना है | इससे यह प्रियता का विरोबी भी हो गया ।' इसके अति- 
रिक्त रूपहीनता, शक्ति, मह॒दाकार आदि उदात्त के श्रन्य महत्वपूर्ण गुण हैं । 
लिस्टोवेल ने वर्क के उदात्त के एक और गुण का संकेत किया है । उद्ात्त की 
स्थिति में भय्य तभी उत्पन्न होता है, जब जीवन और शरीर के लिए वास्तविक 
खतरा नहीं होता ।* 

कान्‍्द की उदात्त कल्पना वर्क के सिद्धात्त से प्रभावित है। वर्क का 
विचार है कि जो कुछ भयजनक है अथवा भय के उत्पादन का मूल है, उसे 
उदात्त उद्गम का एक साधन मान सकते हैं।” इनके अनुभार उदात्त का 


3. प्राइ+गाज ण॑ ॥₹5तल॑०8, 0, 203. 
2. लापएंल्यों प्राडाताए ण ज़ै०ततगव ह०50०५४०७ ?. 250. 
8 एए॥०६९एल ३8 480 # थ्वाए 50% ६० €डगं६९ धा० तर एप्या), 


घाव वैच्ाहुएए, (80 43 ६0 889 छ800ए०९७ ३8 ॥ धगज 50॥ ईलाप॑- 


रूप सौन्दर्य सिद्धान्त निर्वचन ५५ 


सम्बन्ध आत्म-रक्षा से ग्रवश्य है उदात्त की कलात्मक अनुभूति तभी 
होती है जब मृत्यु अ्रथवा शारीरिक शक्ति का कोई वास्तविक खतरा नहीं 
रहता ।! कान्ट ने सुन्दर और उदात्त में भेद माना है। इनकी सौन्दर्य कल्पना 
रूपात्मक है। उदात्त को इन्होंने भी वर्क के अनुसार रूपहीन या कुरूप 
माना है ।? 








गैन्दर्य एक शक्तिशाली संवेदना उत्पन्न करता है, जो कल्पना और 
भ्राकपणा से युक्त होता है | उदात्त की प्रसन्नता सीधी न होकर अवान्तर रूप में 
मिलने वाली रहती है. क्योंकि यह एक विशेष शक्ति के क्षशिक ग्रवरोध से 
प्राता है ।* इन्होंने उदात्त के दो भेदों को बताया है । प्रथम गरणितात्मक है, 
जिसका मुख्य गुण भ्राकार की मदतत्ता है | इर्द्रियाँ इस मं त्‌ आकार को ग्रहण 
करने में असमथ रहती हैं । उदात्त का दूसरा रूप सक्रिय है, इस रूप में शक्ति 
की महत्ता के विपरीत हमारी अजशक्तता का उद्घाटन होता है ।* इस प्रकार 
प्राकार औ्रौर शक्ति की महत्ता द्वारा हमारे में भय का भाव उत्पन्न होता है। 

होगेल ने उदात्त को ग्रनन्त की अ्रभिव्यक्ति का प्रयास कहा है। रूप- 
प्रधान कला का विषय उदात्त नहीं हो सकता; यद्यपि भारतीय देवों की 
अ्रसामान्य कल्पना से उदात्त को रूप देने की चेष्टा विद्वानों ने की है। ब्रह्मा 
के वार और कार्तिकेय के छः मुखों की कल्पना का यही रहस्य है। फिर भी 
भ्रनन्त को श्राकार देने के विभिन्न साथनों-रूप, रेखा, संख्या आ्रादि-में बांधना 





ए०, 07 5 ९ण्रा एट/84)0 8७०७६ ६००४०।७ 00]००४, 07 0०9९7७६९७ व 
& 708॥767 ब्गा08005 ६0 (९7०7१, 48 & 80070७ ०६ ६॥6 5प0॥॥0, 
ल0ग्रगाव छाए: ९००९१ ०७ एक]05090०8 ०६ छ्थ०४७ ॥॥) 
ू&. ए, 07700. 
00६००) प्रांड0छ ० १०4०४ 72०50॥०00०७. 9, 280. 
2. प्रांइध४णए ० 8०8६४९०४४०७, 9, 276 
छ९६8०६५ फपं79288 एप वी; व7००६७ 8 ००॥॥४ ० एक ४(ंग्राप| ७, 
बाव 80 ढब्या 96 परा।लव छापा गाय काव काँबछ णी फराबहांगव 
0ा,.. 80 ०प7 हिलंफ्रष्ट 77 पाल 506 8 079 छ ॥व76९०६ 
एल्बिडपा९, 8॥66 व६6 8. फ़ा0त४८०१त 9 ६8०. €उ्कतुलांलाट6 ता 
प्रगण्प्रल्ाबा> लालए): ६0. 0पा शा] एछए०फटठ३, ४९ लांधवृुष्ल ण 
बगंपवेैहलछ०ा५. 7, 447 वृच्गणश्ा0०] ॥०॥६ 
4. छु5(गछ ० ॥०४४९०४०४३ एऐ, 277 


५्‌ई मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काब्य में रूप सौन्दर्य 
सम्भव नहीं है । उदात्त की इन्द्रिय गम्य कल्पना सुन्दर रूप में ही अभिव्यक्त 
है । ब्रह्म के साकार रूप की अभिव्यक्ति की सुन्दरता का यही कारण है। 
उदात्त के इस सौन्दर्य तत्व और अ्नन्तता के समक्ष मानव को अपनी लघुता की 
भावना का आभास वना रहता है । लघुता का यह भाव दास्य-भक्ति के प्रसंग 
पर देखा जा सकता है । सूर के सख्य भक्ति के आलम्बन कृष्ण के सौन्दर्य के 
कारए ही यह भक्ति लोक विकास में अधिक सहायक सिद्ध हो सकी है। इस 
दृष्टि से महाव्‌ की अनुभूति जब हम सरल रूप में करते हैं, तो इसे उदात्त को 
समभने के साधन रूप में ग्रहणा कर सकते हैं । 

रस्किन की कल्पना कुछ भिन्न है। उसने उदात्त में भयावह तत्व न मान- 
कर वर्क के विपरीत विचार प्रकट किया है। आ्राकर्पएण तत्व को प्रमुख माना 
है । मानव अपनी रुचि के अनुकूल इसका आरोप उस तत्व में कर लेता है । 
ग्रत: भारतीय एवं रस्किन के विचार से भी उदात्त सुन्दर के निकट है । 

उदात्त को समभने के लिये यथार्थ जीवन को ग्रहण करेंगे | वास्तविक 
जगत में ग्रनन्त पीड़ा, दुःख, प्रतिकूल वेदनाग्रों आदि का प्रावल्य रहता है। 
व्यक्ति कद्गता की यथार्थता से बचना चाहता है और व्यावहारिक जीवन में 
ग्रपने पार्थिव अस्तित्व को भी वनाये रखना चाहता है । वह जीवन की प्रतिकूल 
वेदनीयता में श्रनुकूलता उत्पन्न वारके बठिनाइयों के रुक्ष रूप को हटाकर उसमें 
आध्यात्मिकता-जन्य एक ग्रातरद की सृष्टि करना चाहता है । यही सृष्टि कलाशों 
के रूप में समक्ष आ्राती है । 

कला की इस भाव-भूमि पर व्यक्ति रज प्रौर तम को भूलकर सत्व 
गुण के मधुर श्रालोक में जाना चाहता है । व्यक्ति की पीड़ायें विभिन्न कलाओं 
में ग्रास्वादन की हेतु बन जाती हैं, जिसका यह रूप यथार्थ जगत में सम्भव 
नहीं है । इस प्रकार पीड़ा में प्रानन्द का, असुन्दर में सुन्दर की जो सृष्टि हो 
जाती है, वह 'सुन्दर' न कही जाकर “उदात्त' कही जाती है । इस प्रकार उदात्त 
की भाव-भूमि पर प्रतिकूलता श्रनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है। इससे 
अपनी भावनाओं की प्रवृत्ति का एक ग्राधार और आलम्बन मिल जाता है। 

सिगमन फ्रायड ने काव्य एवं कला को स्नायु विक्ृति की प्रतिक्रिया 
स्वीकार किया है । इसके मत से यथार्थ जगत की अ्रतृम वासना कला-जगत में 
प्रवृत्ति का मार्ग पा लेती है और व्यक्ति री भोगृत्ति उलाग्रों में ही तृत्त होती 
रहती है । कवि या कलाकार यथार्थ की वास्तविकता से ऊपर उठकर उदात्ती- 
करण के द्वारा अवरोधित चेतना के प्रसार का मार्ग खोज लेता है। इस हृष्टि 
से विचार करने पर सूर का काव्य-श्ट गार-काव्य-यथार्थ के दमन से ही उत्पन्न 
माना जायगा । 


रूप सौन्दर्य-निद्धान्त निवंचन ५७ 


इस सम्बन्ध में रामरतन भटनागर का विचार है कि सूर की श्यू गार 
भावना का गोपीकृप्णा ग्रथवा राधाक्रुप्ण सम्बन्धी सन्दर्भों में उदात्तीकरण हुआ्ना 
है । प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण किये गये राघाक्ृप्णा में उनका व्यक्तित्व छिप 
गया है । उनके दमन ने लौकिक श्टू गार भाव को अलौकिक का श्ट गार बना- 
कर प्रस्तुत किया है । इससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होने में कोई बाबा नहीं 
ग्राई । जहाँ कहीं समाज द्वारा दूपित विचारों को ग्रहरा किये जाने की ग्राशंका 
थी, वहाँ सूर ने प्रतीकों का श्रवलम्व लिया; कूट-काव्य के द्वारा समाज और 
अपने व्यक्तित्व के बीच में एक पर्दा डाल दिया; तथा साहित्यिक रूढ़ि एवं 
परम्पराओं के रूप में अपने ग्रवचेतन मन की वासनाझरों को तृप्त होने के लिये 
मुक्त रूप में छोड़ दिया । श्रतः उनमें कवि एक जागरूक कलाकार और रस- 
भोक्ता के रूप में समक्ष आता है !' 





डा० हरद्वारी लाल शर्मा के श्रनुसार जब हम अनन्त पीड़ा को चित्र, 
काव्य, नूति, भवन आ्रादि में मूर्त बनाकर ग्रथवा प्राकृतिक पदार्थों में इसी का 
मूर्त रूप पाकर इसका झ्ास्वादन करते हैं, तव हम इन्हें सुन्दर न कहकर उदात्त 
कहते हैं | वस्तुत: सुन्दर का ही उत्कृष्ट रूप उदात्त है, जिससे प्रवृत्तियों से 
ऊपर उठकर मन आराध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों का मूर्त रूप में भ्रास्वादन 
करता है ।2 इस जगत में पहुँच कर वह धर्म की सीमा में ग्रा जाता है, उसकी 
ग्राध्यात्मिकता यथार्थ की प्रतिकूलता समाप्त कर देती है। ध्यान में रखना 
चाहिये कि सौन्दर्यानुभूति की सरसता उदात्त में नहीं रहती । उदात्त के अनन्त 
भाव के जागृत होने में व्यक्ति में लघुता का भाव ञ्राता है। वेदनानुभूति मन 
में संकोच उत्पन्न करती है । तदनन्तर मन तीत्र गति से झात्म-बोध प्राप्त करता 
हुआ नवीन चेतना की जागरूकता अनुभव करने लगता है | यह चेतना धरंगत 
भी होती है । इससे धर्म की अनुभूति को 'उदात्त' की श्रनुभूति कह सकते हैं । 
धर्म का उदय जीवन में अनन्त और असीम तत्व की स्पथ८्ट अ्रथवा श्रस्पष्ट दर्शन 
एवं चिन्तन से ही होता है। वौद्ध दर्शन में “सर्व दुःखम्‌ एवं क्षरिकम्‌' की 
अ्रनन्त कल्पना में जीवन का विषाद देखा गया था। इसका अवसान उनके 
जीवन का ध्येय था । इस कल्पना में लोकोत्तर वेदना और सन्तोष के श्रनुभव 
में उदात्त की ही श्रनुभूति की गई | युद्धोपरान्‍्त महाभारत की शान्ति कल्पना 
उदात्त की भूमि पर है। सभी धामिक ग्रन्थों में कल्पना का यही सुन्दर रूप 





मूल्य श्ौर मूल्यांकन--9० ११६-११७ रामर्तन भटनागर 
2. सीन्‍न्दर्य-शास्त्र -प० १०५ (१६५३ संस्करण ) साहित्य-भवन । 


भ्र्ढ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दय 


दीख पडेगा । भगवान्‌ कृष्ण के जीवन में सुन्दर और उदात्त की कल्पना का 
ग्रच्छा समन्वय मिलता है | उनमें रूप, माधुय्य, शोभा प्रेमादि गुणा आनन्दात्मक 
हैं, रुदन उत्पन्न करने वाले नहीं हैं । विपत्तियों में उनका अविचल भाव यहां 


हे 


तक कि उनका अवसान भी ग्रानन्द का ही विषय है| इसे ही उदात्त की उच्च 
ग्रनुभूति कहेंगे । उनके इस स्वरूप की तथ्यता जानने के लिये ही घर्मगत 
साधना का प्रादुर्भाव होता है। ग्रत: स्पष्ट है कि धर्म के क्षेत्र में ग्रन्थों में जिस 
परम शक्ति या तत्व का वर्णान किया जाता है, वह लोक भावनाओं के अनुकूल 
होकर भी लोफोत्तर है | यही उदात्त की शक्ति है। इससे आराध्य की विशा- 
लता, अलौकिकता झौर ग्रपती लबुता का भाव बराबर बना रहा है । 

लौकिक जगत की यथार्थता से ग्रलीकिक की सृष्टि में उदात्त की भूमि 
पर मानव के पहुँचने की प्रवृत्ति का विश्लेषण एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो 
जायगा । “रति' नामक भाव का प्रधान साधन नाथिका का वर्णन साहित्य में 
बहुत हुआ्ना है । यह वर्णान लौकिक व्यवहार में सरस एवं ग्राकपंक माना जाता 
है । यह 'उदात्त' भावनापूर्णा नहीं कहा जायगा, परन्तु इसका उदात्तीकरण दो 
प्रकार से सम्भव हो सकता है। (१) लौकिक रति विपयक अश्रन्य भावनाओं 
को एक मान्य अझलौकिक ग्रालम्बन के ग्राधार से प्रकट कर दिया जाय । सूर 
ग्रादि भक्त कवियों ने ऐसा ही किया है | इसी से वे उच्चकोटि के भक्त कवियों 
में स्थान पा सके हैं। (२) रति भाव की श्रनुभूति की ग्रति से मानव में 
विरक्ति जन्य जिस भावना का विकास होने लगता है, वही रत्यनुभूति की 
निस्सा रता से 'उदात्त' तत्व की ओर श्रग्रसर हो जाता है। इस प्रकार रमणी 
का ग्राकपषं क सौन्दर्य उसमें भ्रनासक्ति उत्पन्न कर देता है । 

व्यक्ति के इस मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है 
कि उसमें वैराग्य को भावना मूर्त और स्पष्ट होने लगती है तथा एक अलौकिक 
प्रकाश की प्रतीति होने लगती है। यह मन का ऐसा सन्धि स्थल होता है, 
जहाँ एक श्रोर रूप का झाकपंण एवं वासना और दूसरी ओर उदात्त की 
झ्ालोकमय कान्ति रहती है । व्यक्ति पीछे लौटकर विषय स्वाद पाने की विक- 
लता के अनुभव के साथ विराग-जन्य बेदना का श्रनुभव करता है। विकलता 
एवं वेदना में दोलायमान उसकी चित्तवृत्ति क्रशः स्थिरता ग्रहण करती हुई 
शान्ति की श्रोर उन्मुख हो भोगों से विरक्त होती चली जाती है । वह विरक्ति 
उसमें एक नये सृजन को बल देती है। वह यथार्थ जीवन से परे एक आध्या- 
त्मिक जगत की कल्पना करने लग जाता है। यही कह्पना कलाओं में व्यक्त 
होने लगती है। 


रूप सौन्दयं-सिद्धान्त निवंचन ५६ 


कला कल्पना के इस साहाय्य से आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट हो 
आनन्दानुभव का कारण बनती है । कलाकार कल्पना लोक से आनन्द के लोक 
में जाकर विराटता, अनन्तता और विस्मयजनकता के स्थायित्व में 'उदात्त' का 
दर्शन करने लग जाता है । संसार की उसकी वेदना अनन्त में लीन हो जाती 
है, उसका ग्रात्म-चेतन प्रबुद्ध हो जाता है, वह स्वयं में ब्रह्म की अनुभूति पा 
लेता है । लौकिक वेदना आध्या त्मिक आनन्द में परिणित हो जाती है। वह 
अब सौन्दर्य के स्थान पर उदात्त की अनुभूति करने लग जाता है। उसकी 
मानसिक भाव-भूमि लोक के वस्तुगत आकर्षण को त्याग कर उस महाव्‌ तत्व 
के साथ एकाकार करती हुई उसके ग्रालोक के विस्मय से मुग्ध हो उदात्त की 
श्रनुभूति क्षेत्र में प्रविप्ट हो जाती है । 





डा० रामेश्वर खण्डेलवाल का मत है कि उदात्त सौन्दर्य में मानव और 
प्रकृति में व्याम ग्रात्मा की अ्रनन्तता, शक्ति, विशालता उदात्तत्ता और विराटता 
क्रा दर्शन होता है । इसमें हृश्यमान वस्तु या परिस्थिति को देखने पर अनुभूत 
होने वाला एक बामिक भाव-मिश्रित भय या आतंक ही मुख्य तत्व है । उदात्त 
के दर्शन के समय हममें एक ग्रात्म-लघुता की भावना भी होती है। प्रचण्ड 
मंभावात, महिमावान्‌ विराट हिमवाय्‌ का विस्तार, विशाल व विस्तृत नद, 
तारों भरा ग्रनन्त ग्राकाश, श्राक्षितिज विस्तृत नील वगनी तरंगायित रत्नाकर, 
हढ़ व विशाल भवन, शिव-ताण्डव, शिव की जठा से झ्राकाश से कूदती हुई 
गद्भा ग्रादि का सौन्दर्य उदात्त सौन्दर्य कहलाता है, क्योंकि इनका विस्तार, 
हृढ़ता व शक्ति मन पर एक ऐसा विचित्र और मघुर आ्रातंक स्थापित कर लेती 
है कि मन चुपचाप अपनी लघुता स्वीकार कर लेता है ।! इस विचार में प्रकृति 
के विशाल रूपों के समक्ष ग्रपनी लघुता की भावना पर बल दिया गया है । 

उदात्त में इसका ग्रालम्बन हमारे चित्त को केबल ग्राकपित ही नहीं 
करता, अ्रपितु उसका विकास और उन्नयन भी करता है। इस प्रकार जो झ्राल- 
म्वन चित्त को उत्कर्ष की श्रोर ले जाय, वह उदात्त कहा जाता है अर्थात्‌ जिस 
तत्व से द्राश्रय की चित्त भूमिका उत्क्ष को प्राप्त हो, वही उदात्त है।इस 
उत्कर्प श्रथवा उन्नयन के साथ लोकातिशयता अथवा महानता प्राप्त होती है । 
व्यक्ति की स्वार्थभयी भावना से ऊपर उठकर लोक मंगल की भाव-भूमि पर 
श्राते ही श्रतिशयता का श्रा रम्भ हो जाता है । ग्रालम्बन की ग्रतिशयता से हम 
उसके तात्विक स्रोत की शोर अभिमुख होते हैं । उसके प्रेरक रहस्य भावना 





श्राधुनिक हिन्दी कठिता में प्रेम और श् गार--प० १७३ 


६० मव्यकालीन हिन्दी कृप्ए-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


में रमणा करने लग जाते है । अतः उदात्त का दर्शन वहीं होगा, जहाँ किसी 
वस्तु, घटना, शील ग्रादि म ग्रतिशयता के साथ उत्कपषं हो । 

उदात्त की यह ग्रतिशयता दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रवाह की 
झर ले जाने वाली (२) थारा-ल्लोत के प्रवाह में रमा देने वाली श्रतिशयता । 
इस दूसरी ग्रतिशयता में जिज्ञासा का भाव होता है । इसमें हम भ्रपने को रमा 
देना चाहते हैं | ग्रतः बह ग्रतिशयता जो रहस्य भावना को जन्म दे, उसकी 
स्रोत कल्पना में निमग्न कर दे, वह उदात्त कोटि की मानी जायगो । इन दोनों 
में विस्मयथ और तनन्‍्मयता का भाव पहले प्रकार में होगा। 

उदात्त के सम्बन्ध में किये गये विचार के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं । 
प्रथम दार्शनिक दष्टिकोश और दूसरा मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश । बताया जा 
चुका है कि उदात्त अपने वृहत्‌ रूप में मानव में एक लघुता का श्राभास कराता 
है । व्यक्ति अपने लघुत्व को वृहव्‌ अ्रथवा विशाल में मिला देने की चेष्टा करता 
है । इसी चेष्टा द्वारा रहस्य की भावना का उदय होता है । प्रकृति के विशाल 
काय विभिन्न अंग समुद्र, १वंतादि इसी विराट के रूप हैं । इसे देखकर मनुष्य 
में जिस भय की उत्पत्ति होती है उस भाव के दो आझ्ालम्बन हो सकते हैं। प्रथम 
वह स्थूल वस्तु समुद्र, पव॑तादि जिसे देखकर इस भाव का संचार होता है। 
दूसरा सूक्ष्म तत्वों से उत्पन्न होने वाला भाव । इसमें अमूर्त भावों से भय का 
संचार होता है । काल की अ्रनन्तता, श्रनादि श्रवस्था, विश्व की निस्सीमता 
श्रादि इसी क्षेत्र में आते हैं। यहां साधक साध्य के प्रति आत्म-बलिदान का 
अनुभव करता है । वह अपने अस्तित्व को उस श्रनन्त में विलीन कर देना 
चाहता है । उसका यही भाव कला या काव्य में उदात्त का श्रनुभव कराता 
है । इससे साधक अपने क्षुद्रत्व एवं सीमाओ्रों के बन्चन को छोड़कर महान्‌ और 
निस्सीम हो जाता है। कबीर झादि कवियों की रहस्यात्मकता इसी कोटि 
की है। 

उदात्त का दुसरा मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण है। उदात्त की मानसिक 
प्रनुभूति करते समय प्रवृत्तियों में एक गतिरोध झा जाता है। इससे एक 
पीड़ा का श्रनुभव होता है, जिससे भावनाएं ऊध्व॑मुखी हो जाती हैं इससे आत्म 
चेतना और स्फूर्ति का अनुभव होता है। उदाहरण के लिये त्याग, बलिदान 
श्रादि में मन की किन्‍्हीं प्रव्ृत्तियों का दमन करना पड़ता है। इससे आत्मा 
भोतिकता के स्वार्थ से ऊपर उठकर एक श्रानन्द का अनुभव करने लग जाता 
है, यही उदात्त का अनुभव है । इसी अनुभव की अभिव्यक्ति इृष्णभक्तों ने 
अपनी कला के माध्यम से दास्य भक्ति के विभिन्न अवसरों पर की है। इनके 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन ६१ 


दीनता के पदों में आ्रात्म-प्रक्ञालन की कामना तथा आराध्य की महत्ता के साथ 
अपनी लघुता का ज्ञान बना रहता है | इसी से उनकी अभिव्यक्ति आनन्द- 
दायिनी बन जाती है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि सुन्दर और उदात्त की रूप 
भव्यता में अन्तर है । 'सुन्दर' में अरसिकता अथवा भयानकता नहीं होती । 
उदात्त में भय को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है । कटीं-कहीं पर “अ्रूप' 
से भी भयोत्पत्ति हो जाती है । ग्रन्थों में वशित प्रलथकाल में रूप के अभाव से 
ही उदात्त की कल्पनात्मक अनुभूति होती है ! यहां उस परमनियस्ता की चेतना 
भाव तत्व से जाग्रत न होकर ग्रभाव-तत्व से ही हो जाती है ।॥ प्रकृति के 
इस विनाश में भी महानता के बीज वर्तमान रहते हैं । भव्य-निर्माण में यदि 
सौन्दयं की अनुभूति होती है, तो इस निर्माण के ग्व्रशेप चिन्हों से उदात्त की 
ही अनुभूति होती है, सौन्दर्य की नहीं । सोन्दर्यानुभृति में 'रूप' उसका प्रमुख 
सावन है, जिसकी एक निश्चित आकर झर सीया है, परन्तु उदात्त की 
श्रनुभूति में इसका झालम्बन रूप और रूप का अभाव भी हो सकता है। इस 
श्रभाव दशा में वह श्रनन्‍्त हो जाता है । इस दृष्टि से सौन्दर्य और उदात्त में 
गति, प्रस्थान और ध्येय का श्रग्तर भी माना जायगा । 

उदात्त में धर्म की भावना है प्रौर सुन्दर में प्रियता की । कोमलता में 
भी सौन्दर्य का आभास हो सकता है । सुन्दर बलाग्रों की सृष्टि में माधुयंगुण 
की महत्ता मान्य रही है । सुन्दर वस्तु वह है, जिसमें माहुर्य श्लौर रमणीयता 
दोनों ही गुण वर्तमान हों । क्षण-क्षण में उत्पन्न होने वाली नवीनता ही 
रमणीयता है । माधुर्य का प्रर्थ चित्त को द्रवित करने वाला ग्राह्वाद है “चित्त 
द्रवी भावमयो5ह्वादो माधथुर्यमुच्यते ।” रमणीय वस्तुग्रों में उदात्त को भी 
सम्मिलित किया जा सकता है, १२न्तु नवता ओर माश्ु्य से 'सुन्दरमु' की ही 
सृष्टि होती है, उदात्त की नहीं | फिर भी सुन्दर और उदात्त पूर्णतः भिन्न 
नहीं कहे जा सकते । उनकी संगति कहीं न कहीं अ्रवश्य रहती है । सुन्दर 
श्रौर उदात्त में मूल भेद यह है कि सुन्दर में सुख की मात्रा शभ्रधिक होती 
है । सामान्य दुःख के द्वारा आनन्द की अनुभूति नहीं होती, परन्तु यदि दुःख 
से भी श्रानन्द की श्रनुभूति होने लगे तो उसे सुन्दर न कहकर “उदात्त' ही 
कहेंगे । इस प्रकार सुन्दर श्रौर उदात्त एक ही भाव के दो भिन्न पक्ष कहे जा 
सकते हैं । 
सुन्दर श्रोर कुल्प 


जगत की सम्पूर्ण वस्तुग्रों के प्रति मानव में तीन प्रकार की 





६२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप सौन्दर्य 


प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं । कोई वस्तु ग्राकपित करती है किसी वस्तु में आराकर्पण 
के स्थान पर उन विषयों से विकर्षण उत्पन्न होता है श्लौर तीसरे प्रकार 
की वस्त्‌ से वह उदासीन रहता है । ऐसी वस्तुएं न तो उसे ग्राकपित करती 
है और न ही उसे देखकर मानव के मन में विकपंण का भाव उत्तन्न होता है 
वह ऐसी वस्तुग्रों की उपस्थिति से पूर्णा निरपेक्ष रहकर उदासीन रहता है। 
यह ग्राकर्पण और विकर्षण की मध्यावस्था है, जिससे मानव चेतना में क्रिसी 
प्रकार का कोई आ्रानदोलन उपस्थित नहीं होता । मन की इन्हीं तीन प्रवृत्तियों 
के ग्राधार पर वस्तु की तीन कोटियां की गई हैं (१) सुन्दर (२) असुन्दर 
या कुरूप (३) उदासीन-यहां उदासीनता वस्त का गुण न होकर मन की एक 
अवस्था विशेष है, जो इस स्थल पर चर्चा का विषय नहीं है । शेष दो-सुन्दर 
और कुरूप-को स्पष्ट किया जायगा। 


ऊपर की पंक्तियों में बताया गया है कि वस्तु में आकर होने से 
उसकी ओर खिचाव होता है । इससे वस्त्‌ को 'सुन्दर' कहा जाता हैं । सौन्दर्य 
उसका गुण बन जाता है | यह गुण सहृदयता पर निर्मर है । यदि वस्तु में 
श्राकपंण नहीं है, तो उसमें रुचि नहीं होगी । इस आकर्षण से व्यक्ति के मन में 
प्रियता का भाव उत्पन्न होता है । प्रियता-जन्य इसी रुचि से वस्तु सुन्दर 
प्रतीत होने लगती है । यदि प्रियता न हो तो वही वस्तु विकर्षण उत्पन्न 
करती है श्रीर वह सुन्दर होने के स्थान पर कुरूप प्रतीत होने लगती है। 
इससे स्पष्ट है कि वस्तु की एकरूपता के स्थिर रहने पर भी उसे देखकर 
श्राकर्पए! श्रौर विकर्पएण मूलक मनोगत भाव ही उसकी सुन्दरता या कुरूपता 
के निर्धारण में सहायक होते हैं। वस्तु को दी जाने वाली यह विशेषता 
वस्तु के स्वयं का गुरा न होकर अनुभविता आत्मा का गुण है, जो अपनी 
मानसिक प्रवृत्तियों के श्राधार पर ऐसे आकर्षक या विकर्पक भावों को व्यक्त 
करती है । 


वस्तु में झ्राकषण रहने से सुख मिलता है। व्यक्ति का भ्राचरण, उसकी 
मानसिक प्रवृत्तियाँ वस्तु को सुन्दर मान लेती हैं । इसके विपरीत किसी वस्तु 
से हृदय का सामझस्य स्थापित न होने पर एक ही वस्तु विभिन्न मानसिक 
स्थितियों में श्रनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है । भक्त कवि सूरदास 
की गोपियां ऐसे ही भावों को व्यक्त करती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में एक ही 
पक्षी पपीहा कभी समदु:ख भोगी होने के कारण उन्हें प्रिय प्रतीत होता है और 
मानसिक स्थिति में परिवत्तन भ्रा जाने से वही उन्हें भ्रश्निय और दुःख देने वाला 


रूप सौन्दर्ण-सिद्धान्त निर्वचन ६३ 


सिद्ध हो जाता है ।' इससे सिद्ध है कि प्रियता या ग्प्रियता के कारण उत्पन्न 
होने वाले वस्तु का सौन्दर्य या कुरूपता उसका व्यक्तिगत गुण न होकर अनुभ- 
बिता की आत्मा की मानसिक स्थितियों के ग्राधार पर ही निर्भर रहता है। 
इस हृष्टि से सीन्दर्य वस्तु का गुणा न होकर आत्मा के अनुभव का फल है । 
“रूप” आकर्षक प्रतीत होने पर सुन्दर और विकर्षक या घृणोत्पादक होने के 
कारण असुन्दर या कुरूप हो जाता है। यहां सुन्दर का तात्पर्य सुन्दर का 
विरोध या विलोम नहीं है, ग्रवितु असुन्दर विशेषणा ऐसे वस्तुओं के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, जिसका रूप ग्राकर्षक न होने से दुःख का कारण बन जाता है। गोपियों 
को सुखदायिनी यमुना इसी से कुरूप प्रतीत होने लग गई थी । 'देखियत कालिदी 
श्रतिकारी?” पद का यही रहस्य है । इस प्रकार स्पण्ट है कि मानव मन में वस्तु 
के प्रति झ्राकपंगा और विकर्षण की उत्पन्न होने वाली ग्नुभूतियाँ ही सुन्दरता 
या कुरूपता की नियामिका हैं । ग्राकर्षणा के कारण प्रियतामूलक भावभूमि की 
परिधि में आने वाली सम्पूर्ण वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं , इसके विपरीत विक- 
पंण से उत्पन्न अश्रप्रियता वस्तु के प्रति अरूुचि का भाव जाग्रृत करती है । व्यक्ति 
की यही अ्प्रियता या श्रचि वस्तु को कुरूपता की कोटि में प्रविष्ट करा देता 
है । इससे वस्तु के प्रति उपेक्षा के साथ ही निन्‍्दामूलक भाव उत्पन्न होता है। 
यदि प्रशंसा और नि*दा इन दोनों से मन तटस्थ रहे तो यही वस्तु के प्रति मन 
की उदासीन स्थिति है | इस स्थिति में वस्तु का गुणा व्यक्ति को प्रभावित नहीं 
करता श्र उसकी मानसिक चेतना उस वस्तु से किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण 
नहीं करती । इससे उसकी प्रतिक्रिया भी तटस्थ ही रह जाती है। इससे सिद्ध 
होता है कि सौन्दर्य श्र कुरूपता वस्तु का गुरामात्र ही नहीं है, श्रपितु मनुष्य 
की चेतना के भाव पर भी निर्भर है। 

वस्तु का सोन्दर्य उसके 'रूप' के ग्राश्चित रहता है । सामान्य श्रर्थ में 
रूप! श्राकार में रहने वाली कान्ति है। रूप! में चक्षुप्रियता रहने से ही उज्ज्वल 
वर्ण वाले व्यक्ति सुन्दर कहे जाते हैं । नैतिक मान्यताञ्रों के ग्राधार पर कुत्सित 
भाव कुरूप और मंगलमय भाव सुन्दर होते है । 'कुरूप' को लोग ग्रहण नहीं 











7. (3) बहुत दिन जीवी पपीहा प्यारे। 
बासर रंन नाँव लें बोलत, भयौ विरह जुर कारे । सूरसागर 
(४) हों तो मोहन की विरह जरीरे, तू' कत जारत । 
रे पापी तू'पंखी पपीहा, पिउ, एिउ कत अधिरात पुकारत । सूरसागर 


£ सूरसागर। 


ध्ड मध्यकालीन हिन्दी क्रप्णा-काव्य में रूप सौन्दये 


करना चाहते । वह बौद्धिक रूप में ग्ग्राह्म है । यह कुरूपता वस्तु के 'रूप' में ही 
रहती है, 'तत्व' में नहीं रहती । श्तेगेल का मत है कि श्रे य की सुखद ग्रभिव्यक्ति 
सौन्दय ग्रौर ग्रश्ने य॒ की ग्रप्रिय ग्रभिव्यक्ति ही कुरूप है ।! इस स्थल पर अभि- 
व्यक्ति के ग्राधार पर सुन्दर और कुरूप का निर्धारण किया गया है । इससे स्पष्ट 
है कि जगत में अ्रमंगल जनक, क्र एवं अप्रिय सभी अभिव्यक्तियाँ कुरूपता की 
श्रेणी में ग्रायेंगी और इनसे मुक्त प्रिय और ग्राकर्क अभिव्यक्तियां सोन्दर्य की 
परिधि में परिगणित होगी । ग्रत: सौन्दर्य लोकहित से सम्पन्न संगत ग्रभिव्यक्ति 
ओर कुरूपता ऋर विचारों से युक्त ग्रमंगल जनक ग्रसंगत अभिव्यक्ति है। इस 
निर्णय के आधार पर कहा जा सकता है कि कलात्मक सौन्दर्य भी संगत अभि- 
व्यक्ति का ही फल है । कला के सृजनात्मक निषुणता में सौन्दर्य श्रौंर कला- 
हीनता में कुरूपता का वीज देखा जा सकता है | इसी से कुरूप वस्तुएँ भी 
कलात्मक ढंग से ग्रभिव्यक्त होने पर आकर्षक हो जाती हैं । चित्रकला में यह 
प्रवृत्ति देखी जा सकती है । चित्रों में अ्रंकित कुरूप वस्तुएँ भी कला के मंत्रवल 
से दर्शक को ग्राकृप्ट कर लेने में पूर्ण समर्थ होती हैं । इससे वस्तु सौन्दयं में 
कला का विशेष हाथ है। भारतीय साहित्य के विभिन्न काव्य सम्प्रदायों में 
कलात्मक ग्रभिव्यज्ञना का बहुत महत्व है। रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि शनौर प्रलंकार 
सम्प्रदायों का सौन्दर्य अ्रभिव्यक्ति का ही सौन्दर्य है । इन सम्प्रदायों से स्पष्ट है 
कि समस्त सौन्दर्य विधायक साथनों से प्रकट होने वाला सौन्दर्य अभिव्यक्ति का 
ही सौन्दययं है । दूसरी विचारणीय बात यह है कि काव्य में प्रत्येक उपकरण का 
मूल्यांकन सौन्दर्य दृष्टि से किय; जाता है । काव्योत्कप में सहायक तत्वों को 
सुन्दर और बाधक तत्वों की असुन्दर कहेंगे । इसी से ग्रभिव्यक्तिगत बाघक तत्व 
मात्र प्रदर्शन रह जाते हैं । उनसे रस की पूर्ण निष्पति नहीं हो पाती है। ऐसे 
प्रदर्शनकारी उपकरणों से युक्त काव्य को 'ग्रधम-काव्य' की श्रे णी में रखा 
जाता है। 

कुरूपता रूप' के तत्वों का व्यवस्थागत दोष है ऐसे वस्तुग्नों के साक्षात्कार 
से व्यक्ति का मानसिक श्रम बढ़ जाता है और आनन्दानुभव का अ्रभाव हो जाता 
है । सोन्दर्य सुद ऐन्द्रिय संवेदना से युक्त 'रूप' का गुण है। यह सुख की 
श्रनुभूति कराने वाला होता है । 'रूप' ही सुखद होकर 'सुन्दर' ओर दुःखद 
वनकर “कुरूप' बन जाता है । सोन्दयं में “रूप” के “भोग्य-पदार्थो" के उचित 





3. छ68पर॑ज ३8 व्णीाठव 83 6 एछौ०8४5६०६ शाष्पां08:8007 ० प७ 


8००१, पहां7९85 88 ९ प्रा ॥०६5६०७ घाक॥(088(४0 07 (6 ७७०१, 
7 १. 8ला।8808-]725589 णा 50009 रण दाल: ए००फज- 


है | 
कक 2... ; ॥ 
82 + | 59४ 

संयोजन से ग्रास्वाद योग्य मधुरता का आविर्भाव हो जाता है। यह माघुय॑ 
अ्वयवों के उचित संगठन गत व्यवस्था से उत्पन्न होता है । यह मन में सुख की 
अनुभूति कराता हैं । इससे वह वस्तु हमें प्रिय लगती है। उसकी ऐन्द्रिय संवेदना 
मन के अनुकूल रहती है । इसके विपरीत कुरूप वस्तुओं के साथ संवेदना और 
भावनाओं का झ्रात्मीय सम्बन्ध नहीं रहता । कुरूपता से घृणा और विकर्पण का 
भाव उत्पन्न होता है और सुरूपता से प्रियता और आकर्षण का भाव उद्भूत 
होता है | इससे सौन्दर्य और प्रियता का अन्योन्वाश्रय सम्बन्ध होता है। इस 
सौन्दर्य के ग्रभाव में वस्तु कुरूप प्रतीत होती है। कभी-कभी एक ही वस्तु 
व्यक्ति भेद से सुन्दर और ग्रसुन्दर दोनो ही प्रतीत होती है । श्रन्य स्थलों पर 
एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितियों में प्रिय या अप्रिय भाव उत्पन्न 
करती है । इससे स्पष्ट है कि सौन्दर्य का निर्धारण व्यक्ति भेद और मानसिक 
चेतना के परिवतित होने से होता है | सम्बन्ध भावना से कुरूप वस्तु प्रिय हो 
जाती है। ऐन्द्रिय संवेदना रहते हुए भी उसकी स्वीकृति न रहने से वस्तु अ्रप्रिय 
वन जाती है । सौन्दर्य की वस्तुगत सत्ता भी रहती है, वही कलात्मक अभिव्यक्ति 
से श्राकपंक बन जाती है । वला-जगत में कुरूप भी सुन्दर वन जाता है। इससे 
यथार्थ जगत की विभीषिका क्षीण हो जाती है । कुरूप को बौद्धिक रूप से ग्रहण 
के श्रयोग्य कहा जा सकता है क्योंकि इस कुरूप के संग ग्रात्मसात्‌ की प्रवृत्ति 
लोगों में नहीं देखी जाती है । 'कुरूपता' सौन्दर्य की व्यवस्था में एक हीन तत्व 
है । सुन्दर वस्तुग्रों की तुलना में कुरू५ वस्तु के रूप गें उसके तत्वों की व्यवस्था 
ठीक ढंग से नहीं रहती । 

सुन्दरता और करूथता ये दोनों ही सापेक्षिक शब्द हैं। कुरूपता के श्रभाव 
में सौन्दर्य का महत्व गिर जायगा | सौन्दर्य कुरूपता के माध्यम से ही श्रपनी 
साकारता ग्रहण करता है । कुरूप तत्व की रामुचित ग्राकर्पक व्यवस्था सौन्दर्य 
का श्राविर्भाव करती है । कुरूप कला के माध्यम से सौन्दर्य का साघक बनता है । 
इन दोनों शब्दों में सोन्दर्य की महत्ता कुरूप के अ्रस्तित्व से ही है । यदि कुरूपता 
न हो तो सीन्दर्य चर्चा का विषय न बन सकेगा। ऐसी स्थिति में कुरूपता सौन्दर्य 
का साघक तत्व हो जाता है । श्रतः सुन्दरता के निर्धारण में कुरूपता का श्रस्तित्व 
महत्वपूर्ण है । कुरूपता के श्रभाव में सौन्दर्य महत्वहीन हो जायगा । इससे ये 
दोनों ही शब्द एक दूसरे के श्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये सापेक्ष और 
पूरक हैं। 

इन विचारों के श्राधार पर इस निर्णाय पर पहुँचा जा सकता है कि 
सौन्दर्य और कुरूपता के निर्धारण में निम्नलिखित परिस्थितियाँ एवं भाव कार्य 
करते हैं। 


(५ 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन (५ ६५ 


६६ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


(१) वस्तु से उत्पन्न होने वाली मन की सुखद अनुभूतियाँ अथवा 
ऐन्द्रिय संवेदना की अनुकूलता या प्रतिकूलता । 

(२) सामाजिक एवं नैतिक मान्यताग्रों के नियमानुसार वस्तु का मंगल 
या अ्रमंगल रूप होना । 

(३) व्यक्ति का वस्तु से सम्बन्ध भाव । 

(४) कलात्मक योजना और “रूप' में भोग्य पदार्थों की व्यवस्था । 

(५) व्यक्ति भेद और एक ही व्यक्ति की मानसिक स्थितियों में श्रन्तर 
का आ जाना । 

सुन्दर श्र करूप के इस विचार के उपरान्त सीन्दर्य के तत्व पर विचार 
किया जायगा । 
सौन्दर्य के तत्व 

सौन्दर्य की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसके तत्वों का 
ज्ञान हो जाना श्रावश्यक है | 'रूप' के स्पष्टीकरण के लिये डा० हरहारीलाल 
शर्मा ने सुन्दर वस्तुओ्रों में तीन तत्वों का होना आवश्यक माना है। इन्हें क्रमशः 
भोग, रूप और अभिव्यक्ति तत्व कहते हैं । 

भोग तत्व--हृश्यवस्तु का साधारण अनुभव-गम्य और भौतिक अंश 
'भोग-तत्व” कहा जाता है। वस्तु के निर्माण में उसके कलेवर को निर्मित करने 
के साधन रूप में लिये गये पदार्थ को “भोग” कहा जाता है। व्यक्ति अपनी 
सौन्दर्य चेतना द्वारा ही इस तत्व का अ्रनुभव कर सकता है। सौन्दर्य के प्रनुभव 
का वास्तविक आधार यही है। मानव की किसी भी स्थिति में इसके मूल में 
कोई भ्रन्तर नहीं ग्राता । शिशु के किसी वस्तु के प्रति श्राकर्षण में भोग की 
यही प्रवृति दीख पड़ती है । सुन्दर वस्तु में भोग-तत्व के विभिन्न साधनों पर 
विचार किया गया है । इनमें सव॑ प्रथम साधन रंग है । 

रंग द्वारा शिशु की वास्तविक सौन्दर्यबृति प्रेरित होती है । किसी 
वस्तु के प्रति सौन्दर्य या श्राकर्ण में बालकों के मन में जो एक ललक होती है 
उसके मूल में रंग का मोहक स्वरूप ही है । रंग की इस प्रियता में झ्वस्था भेद 
से श्रन्तर भी श्रा जाता है। विज्ञान के अनुसार वस्तु से सतत रूप में निकलने 
वाली प्रकाश-किरणों द्वारा उसके वर्ण की मोहकता का ज्ञान होता है । 

रंग के इस आकर्षण में भोग-तत्वों के अन्य अ्वयवों या साधनों की 
चर्चा भी मिलती है। ज्ञानेन्द्रियों के विभिन्न विषय-ज्ञान में भी भोग-तत्व की 
यही प्रधानता है । ध्वनि, स्पर्श, गंध, और रस का सम्बन्ध इन ज्ञान-ग्राहकों के 
माध्यम से 'भोग-तत्व' कहा जाता है। चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विषय के 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन ६७ 


ज्ञान के साथ उनके उपभोग से आनन्द की प्राप्ति भी होती है। विषय की 
अनुभूति के सुख से सौन्दर्य की चेतना जाग्ृत होती है। इसे ही साहित्यकार 
अपनी रचना के माध्यम से ध्यड्जित करता है । 

हृश्य रूप “भोग” तत्व का आवार मानव या मानवेतर सृष्टि कोई भी 
हो सकती है । यही सौन्दर्य का अनुभव कराता है। प्रकृति में इसी कारण 
रंग, रूप, स्पर्श, गंवादि का ग्राकर्षश होता है। इसी से मनुष्य की सौन्दर्य 
चेतना तुप्ट होती है । प्रकृति के विभिन्न उपकरण सोन्दर्य के अपरिमित साधन 
और प्रानन्‍्द के निधान हैं | ग्राकाशादि की नीलिमा में विस्तार और अपूर्वता 
के साथ ही वर्ण, रंग ग्रादि की विविधता भी वर्तमान है। वहां पर विन्यास 
का भ्रभाव है, इसी से उसकी सीमा नहीं है । किसी रूप-रेखा में वंघ जाने पर 
एक सीमा हो जाती है । श्रतः नैसगिक शोभा के लिये ग्रावश्यक है कि प्राकृतिक 
वस्तुओं में विन्यास का ग्रभाव हो । इस अभाव में ही वस्तु का भोग-तत्व 
रहता है। यदि ग्रभाव समाप्त होकर विन्यास की भूमिका में प्रविष्ट हो 
जायगा, तो वह “भोग-तत्व” कहा जाने का अधिकारी न रह जायगा । क्रमशः 
उसका एक श्राकार उभरता हुआ दीख पड़ेगा । इसी आकार में सौन्दर्य का 
दूसरा तत्व “रूप! प्रत्यक्ष होने लगता है । 





रूप-तत्व--वस्तुओं का भ्रविन्यस्त रूप भोग-तत्व कहा गया है । श्रौद्यो- 
गिक जगत के शब्द में इसे रूप-तत्व का कच्चा माल ((७छ-)७६०7४७)) कहेंगे । 
उदाहरण के लिये केवल ई ट किसी भवन के लिये भोग-तत्व मात्र है श्रौर ई ट, 
चूना, गारा, मिट्टी, सिमेण्ट श्रादि के विन्यास से उनका जो श्राकार निर्मित हो 
जाता है, उसे रूप” तत्व कहेंगे श्र्थात्‌ भोग-तत्व के समुचित विन्यास में “रूप! 
का श्राविर्भाव होता है। 'रूप' कोई अलग सत्ता वाला पदार्थ नहीं है, श्रपितु 
भोग्य पदार्थों में ही वह निहित रहता है श्रौर उनकी समुचित व्यवस्था से प्रकट 
हो जाता है । 

रूप श्रौर भोग तत्व - रूप का यह ग्ाविर्भाव विभिन्न कलाओओं में 
विभिन्न साधनों से सम्भव है । यह रंग, रेखा, गति, ध्वनि श्रादि में श्रपनी 
साकारता पा लेता है। चित्र में यह रंग और रेखा का श्राधार ग्रहण करता 
है, संगीत में ध्वनि के श्रारोहावरोह से इसका रूप आविभूत होता है। गति 
के समुचित संचालन से यह नृत्य बनता है तथा शब्द और श्रर्थ के सार्थक 
विन्यास द्वारा काव्य रूप में प्रकट हो जाता है । इस प्रकार “रूप” रेखा, ध्वनि, 
गति, शब्दार्थ श्रादि के संगठन से उत्पन्न होता है । 

रूप भोग्य पदार्थों में रहता हुआ भी उससे भिन्न है। भोग्य-पदार्थ 


द्द मध्यकालीन हिन्दी कृष्ए-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


में अनेकता और रूप में एकता रहती है। इस दृष्टि से रूप अ्रवयवी या अंगी 
और भोग्य-पदार्थ अ्वयव या अंग है । भोग्य-पदार्थ की अनेकता में रूप की 
एकता वर्तमान रहती है। भोग्य पदार्थ यदि खण्ड सत्तात्मक है, तो रूप पूर्ण 
सत्ता वाला । भोग्य-पदार्थों के सम्मिलन से ही 'रूप' आकार ग्रहण करता है। 
यदि यह मिलन निरथंक हो, तो उसे रूप नहीं कहेंगे । रूप न तो अ्रवयव 
विशेष है ग्लौर न उनका निरथंक समूह ही है । जैसे शब्दों का सार्थक समूह या 
विन्यास वाक्य कहा जाता है, उसी प्रकार अवववों के सार्थक विन्‍्यास में 'रूप' 
का आविर्भाव होता है । इस प्रकार अवयवों का व्यवस्थित संघात 'रूप' संज्ञा 
प्राप्त करता है और अलग-ग्रलग विभिन्न ग्रवयव “भोग्य-पदार्थ' कहे जाते हैं । 
श्रत: 'रूप' व्यापक, अखण्ड सत्ता वाला, अनेक की सार्थक एकता से उत्पन्न 
सौन्दर्य का एक तत्व-विशेष है। भोग्य पदार्थ की अपेक्षाइत एक सीमा है, 
जिसमें विन्यास का ग्रभाव होता है । 

इससे स्पष्ट हो गया कि भोग-तत्व का अभिप्राय उस पदाथ से है, 
जिससे किसी वस्तु के कलेवर का निर्माण होता है । उदाहरणार्थ भवन-निर्माण 
में प्रस्तरादि भोग्य-पदार्थ और भवन का आकार “रूप' है । इसी प्रकार सुन्दर 
वस्तु के भोग-तत्व में रंगों आ्रादि का महत्व है और इनसे जो आकार बनता है, 
वह “रूप है । इस “रूप” के सौन्दर्य का ग्राहक सहदय ही कहा जा सकता है । 

मानव की रचनात्मक-प्रकृति नेसगिक है । वह रूप का निर्माण करना 
चाहता है । उसकी यह्‌ स्वाभाविक प्रक्ृति वालकों द्वारा खेल में बनाये गये 
मिट्टी या ईट के एक विन्यास में दिखाई पड़ती है, जिसे वह कुछ समय के लिये 
घर या किले के “रूप' में स्त्रीकार कर लेता है। बालकों का यही स्वभाव बड़े 
होने पर सुधर कर ललित कलाओं में विकास पाता है। “रूप' के आविर्भाव 
का यही कारण है । 

मानव की इस रचनात्मक प्रकृति से रूप का थाविर्भाव होने में दो 
उद्द श्य दीख पड़ते हैं :-- 

(१) रूप को अ्धिकाधिक सुन्दर और स्पष्ट बनाकर उसे जीवन के 
लिये उपयोगी बनाने की चेष्टा की जाती हैँ । 

(२) इस सृजन में उसे झ्रानन्द मिलता है। रचनात्मक प्रवृत्ति से 
रूप प्रकट होता है। यही रूप सौन्दर्य का कारण बनता है और सौन्दयं से 
झ्रानन्द की अनुभूति होती है । 

रूप के इस आविर्भाव में कलाकार की कल्पना, उसकी मानसिक एवं 
बोडिक चेतना उसमें एक गति ला देती है । उसकी स्पन्दनशीलता उसके श्राह्वाद 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निवंचन ६६ 


का कारण बनती है । इस रूप के निर्माणा की मोहकता बहुत कुछ कलाकार की 
कारयित्री प्रतिभा के ऊपर निर्भर रहती है । सौन्दर्य के अनुसन्धान की प्रतिभा 
का अ्रभाव होने पर वह एक समर्थ 'रूप' प्रकट नहीं कर पाता । उसका भोग्य- 
पदार्थ मात्र सावन होकर रह जाता है । 

इन दोनों तत्वों में भोग्य पदार्थ को साधन बताया गया है, जिससे 
सौन्दर्य उद्भूत होता है । मानवीय-सौन्दर्य के आधार पर कवियों का नख-शिख 
भोग-तत्व के अन्तगंत थ्रा सकता है, क्योंकि भोग्य-पदार्थों की सत्ता स्वतंत्र रूप 
में स्वीकार की गई है । नख-शिख वर्णान की एक स्वतंत्र सत्ता और स्वीकृति 
है। नख-शिख वर्णन की इस अनेकता में एक समप्टिगत एकता रूप की 
व्यज्जना होती है। इसकी ग्रभिव्यक्ति के आकर्षण में ही सौन्दयं-बोघ की 
महत्ता छिपी रहती है । इसी से कवियों में सौन्दर्य-चेतता को उद्बुद्ध करने के 
लिये अ्रंग-प्रत्यंग अथवा भोग्य पदार्थ के वर्णन की परम्परा रही है । इसे केवल 
कवि-प्रथा कहकर महत्वहीन नहीं बनाया जा सकता है, क्‍योंकि इसका एक 
महत्‌ उद्दं श्य है, जिसके द्वारा हमारी ग्रात्म-चेतना परिष्कृत और सत्व-प्रधान 
होकर सौन्दर्य का उपभोग करने में सक्षम हो जाती है । 

रूप-मेद--वताया जा चुक्रा है कि भोग्य-पदार्थों के समुचित-विन्यास 
से रूप का आविर्भाव होता है | यह रूप इन पदार्थों में ही रहता है । यह कोई 
प्रलग वस्तु नहीं है । इस रूप के कई भेद हो जाते हैं :-- 

(१) निर्जीब या जड़ रूप--पदार्थों का ऐसा संयोजन जिसमें चेतना 
का भ्रभाव हो, निर्जीव रूप कहा जाता है। इन रूपों में गति का ग्रभाव होता 
है। स्थिरता इस रूव का प्रथम लक्षण है। ललित कलाझओं में स्थापत्य, मूर्ति 
और चित्रकला को स्थिर रूप में ग्रहण किया जा सकता है। किसी प्रकार की 
रेखा स्थिरता को बताती है। जहाँ भी किसी आकार का निर्माण होता है, 
जिसमें चेतनता न हो, उसे निर्जीव रूप कहेंगे । इसके अन्तर्गत भ्रचल वस्तुय्रों 
की गणना की जायगी । ऐसी वस्तु मानव कृत या प्रकृति-कृत हो सकती है । 

(२) रूप का दूसरा भेद सजीव रूप! है। इसमें गत्यात्मकता, 
चंचलता, स्पन्दनशीलता या परिवर्तंनशीलता अनिवार्य तत्व है। वैज्ञानिकों 
की दृष्टि में ऐसे सभी पदार्थ जो एक निश्चित नियम्र में बेंधकर बढ़ते हैं, णक्ति 
प्राप्त करते हैं, उन्हें 'सजीव-रूप' में माना गया है। निरन्तर की परिवर्तन 
शीलता और विकास या वृद्धि की श्रवस्था को इसके ग्रन्तर्गत मानते हैं । इसमें 
स्पन्दन और गतिशीलता को श्रावश्यक अ्रंग माना गया हैं। संगीत और नृत्य 
को इसी सीमा के भीतर मानते हैं । संगीत में ध्वनि की गतिमयता और नृत्य 


७० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


में अंग-संचालन और गति का प्रवाह माना गया है। सभी प्राणी, पशु-पक्षी, 
वनस्पतियां आदि बढ़ती हुई शक्ति संचित करती हैं । 

(३) रूप का तीसरा भेद “प्रतीक' कहा गया है। काब्य में मनोगत 
भावों की सूक्ष्म्ता और सौन्दर्य सत्ता का आभास इन्हीं प्रतीक-विधानों में होता 
है । प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण की गई वस्तु से सूक्ष्म तत्वों का विधान होता 
है । प्रतीक-विधानों की यह परम्परा काव्य में सदा से रही है । प्रतीक विधान 
द्वारा अ्रव्यक्त अनुभूति, विचार या भावों को व्यक्त रूप दे दिया जाता है। यथा 
कमल को सौन्दर्य का, सिंह को शक्ति का, हाथी को मद का प्रतीक मानते हैं । 
इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

रूप का महत्व श्रभिव्यक्ति के माध्यम पर निर्भर रहता है । यदि श्रभि- 
व्यक्ति क। ढंग आकपंक न हो तो रूप आनन्द-दायक नहीं हो पाता। कुछ 
लोगों ने तो रूप को नगण्य मान लिया है । “काव्य में फार्म या रूप का महत्व 
नगण्य है। मेरा तो केवल यह मन्तव्य है कि रूप का कविता में वह लावंभौम 

हत्व नहीं हो सकता है, जो कि अन्‍य कलाओं में प्राप्त होता है ।”7 परन्तु 
यह विचार समुचित नहीं जान पड़ता क्योंकि रूप की आवार-शिला पर ही 
सीन्दर्य के महल का निर्माण होता है । इससे रूप को नगण्य तो माना ही नहीं 
जा सकता है। वस्तुत: कात््यतत्व और ग्रर्थ का अन्योन्‍्य सम्बन्ध “रूप' की 
भाव-भंगिमा में प्राण-संचरित करता है। काव्य में तत्व ही रूप को चेतना 
प्रदान करता है। रूप के कलेवर में ही काव्य-तत्व की परिव्यात्ति रहती है। 
अ्रतः कहा जा सकता है प्रतीक-विवान द्वारा दो कार्यों की सिद्धि होती हैं। 
प्रथम यह एक रूपात्मक तथ्य है और द्वितीय प्रतीक उसके रूप में प्राण-प्रतिष्ठा 
करने वाला तत्व हो जाता है। इसी से उस्र प्रतीक से अर्थ का ज्ञापन सम्भव 
हो पाता है। रूप के ये तीनों ही भेद --जड़, सजीव और प्रतीकात्मक - प्राकृ- 
तिक और कलात्मक दोनों प्रकार के सौन्दर्य में पाये जाते हैं । 
रूपानुभूति--बताया जा चुका है कि भोग्य पदार्थों के समुचित विन्यास 
में 'रूप' का ्राविर्भाव होता है जिसे सौन्दर्य के एक माध्यम के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है। “इस हृष्टि से 'रूप' नेत्रों के माध्यम से सौन्दर्य का विकास 
करने वाला एक तत्व विशेष माना जा सकता है ।” इसमें अनुभूति की महत्ता 
अपरिहाये है । सर्वप्रथम चक्षुरिन्द्रिय के सम्पर्क से रूप का ज्ञान भर तत्पश्चात्‌ 
भावों के योग से पुनः उसकी अनुभूति होने लगती है । इस अनुभूति में भाव- 


7 हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद का विकास-पृ० ५८ 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निवंचस ७१ 


तत्व की प्रवलता होती है। इसके विकास की तीन अवस्थाएँ स्वीकार की 
गई हैं । 

(१) वस्तुगत रूप की अ्नुभूति--इसमें श्रनुभूति कर्ता एक तटस्थ 
व्यक्ति की भांति वस्तु के भोग्य-पद्यार्थों" का एक सामूहिक रूप देखता है। वह 
वस्तु के विभिन्न अंगों के सामज्जस्य को ग्रहण करता है। इसमें उसकी निजी 
रुचि-अ्रुचि का किसी प्रकार का मेल नहीं हो पाता । वह तटस्थ-हृष्टा की भांति 
एक 'बोध' से अवगत हो जाता है । उसे यह चेतना हो जाती है क्रि उसने 
वस्तु को जान लिया है। ज्ञान की यह प्रथम अ्रवस्था है, जिसे तर्क शास्त्र में 
“प्रामाण्यवाद' के नाम से जाना जाता है । 

(२) रूप की अनुभूति की इस दूसरी अवस्था में रूप जन्य मानसिक 
झ्रानन्द की श्रनुभूति होती है । इसमें वस्तु के 'भोग्य-पदार्थों' के सुविन्यस्त रूप 
के साथ मानवीय भावों का भी सामझ्जस्यथ रहता है । इस सीमा में आकर 
हृष्टा तटस्थ नहीं रह पाता । वह ग्रपनी धृत्तियों के योग से अपनी भावनाझ्रों 
के अनुकूल “रूप में प्रियता या प्रश्रियता का सायुज्य उत्पन्न कर देता है। 
उम्तकी सौन्‍्दर्यानुभूति सचेष्ट हो जाती है श्र वह रूप के आस्वादन की ओर 
उन्मुख होने लगता है । 

(३) रूप के प्रति बासना की अ्रनुभूति तृतीय सोपान है। मन में 
वासना का उद्रेक होते ही शरीर के उपभोग की कामना बलवती हो जाती है । 
यहाँ रूप की तीव्रता श्रथवा हलकेपन का ज्ञान उसकी उपयोगिता के आधार 
पर निश्चित की जाती है। प्रस्ताद ने इसी ग्राधार पर “कैसी कड़ी रूप की 
ज्वाला' लिखा है। इसमें ग्रानन्द की भावना में वेषयिक चेतना का प्राधान्य 
रहता है। 

इस सम्बन्ध में अभिनव गुप्त पादाचार्य का विचार भी दर्शनीय है 
उन्होंने माना है कि नारी सोन्दर्य का वर््ध क काम-भावना का आधिक्य ही है । 
उन्होंने वीयं-विक्षो मन शक्ति को रूप की वास्तविक कसोटी मानी है। श्राचार्य 
के मत से, “आँखों में रमणीय लगने वाला रूप वीर्य-विक्षों भन-जन्य सुख का 
प्रतीक है। मधुर गीतादि के श्रवरागत होने में भी यही वात है । यदि सर्वत्र 
इसका चमत्कार न हो, तो वह व्यक्ति मनुष्य रूप में भी जड़ ही माना जायगा। 
श्रधिक चमत्कार का ग्रावेश अर्थात्‌ आनन्दानुभूति में मग्न होते वाली वीर्य- 
विक्षोमात्मा ही सहृदयता है ।! इस विचार से दो बातों का ज्ञान होता है। 


7 नयनयोरपि हि रूप॑ तद्‌ वीय॑ विक्षोभात्मक महाविसर्ग विश्लेषण युवत्या 


एवं सुखदाधि भवति । श्रवणयोश्च मधुरं गीतादि | “”“'“““सर्वतों हि 


७२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


प्रथम यह कि वीर्य-विक्षोभ के माध्यम से ही विपय-सौन्दर्य का माप हो सकता 
है और द्वितीय स्थान पर प्र क्षक की सहृदयता का भी अपना एक अलग महत्व 
होता है । 

सौन्दर्य की इस रूपानुभूति भ॑ रस-शास्त्र के आधार पर विचार करने 
से स्पप्ट हो जाता है कि इस ग्नुभूति में विस्थय, ग्रानन्द और रति की पृथक 
ग्रथवा सम्मिलित ग्रनुभूति होती रहती है । इसी ग्रनुभूति के ग्राधार पर वस्तु 
या व्यक्ति के रूप-जन्य सौन्दर्य में अ्रन्तर ग्राता रहता है । सुन्दरता रूप के तत्वों 
पर निर्भर रहती है । यह उसके विन्यास से आ्राविभू त हो जाती है। ञ्रत: रूप 
के तत्व ही मानवीय चेतना के सम्पर्क से युधिन्‍्यस्त होकर सुन्दर बन जाते हैं । 
इसके अनेक गुणों की चर्चा हुई है । 

रूप तत्व के ग्रुण--ग्राधु निक सौन्दर्य ज्ञास्त्र ने रूप-तत्व के चार गुणों 
की चर्चा की है । इन्हें क्रश: सापेक्षता, रामता, संगति और सन्तुलन कहते हैं | 











सापेक्षता (70.0०४४००)-- इसमें भौतिक पदार्थों को अनुकूल ढंग से 
सजाया जाता है । अंग का सम्पूर्णा के समक्ष एक विशिष्ट स्थान होता 
है । कला के प्रत्येक खण्ड की मद्धत्ता अ्ंगी के निर्माण में होती है । इसमें किसी 
वस्तु का प्रत्येक खण्ड एक दूसरे से निरपेक्ष और अ्सम्बद्ध न रहकर सापेक्ष 
ग्रौर सम्बद्ध रहता है । यदि विभिन्न अवयवों को केवल एकत्र कर दें, तो इससे 
रूप की योजना नहीं हो पाती, उसे तो केवल भोग्य-पदार्थ ही कहा जायगा। 
इससे स्पप्ट है कि श्रवयवों के समूह से 'रूप' की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु एक 
विशेष योजना द्वारा विभिन्न अंगों के संयोजन से ही ऐसा सम्भव है। 'विभिन्न 
श्रवयवों की खण्डता में उनका जो एक उचित स्थान संयोजन के समय प्राप्त हो 
जाता है-प्रर्थाव्‌ उनकी विभिन्नता द्वारा जो एक समग्रता उतान्न हो जाती है, 
उसे ही सापेक्षता कहते हैं ।' यहां पर प्रत्येक खण्ड एक दूसरे पर निर्भर रह कर 
रूप का आव्रिर्भाव करते हैं । 








समग्र में ग्रवयवों का यह उचित संयोजन सजीवता उत्पन्न कर देता 
है । इससे उत्पन्न होने वाले चमत्कार में माधुय॑ का उद्भव होता है। इसी 
माधुर्य श्रौर श्रंगों को सापेक्षता से किसी युवती का सुन्दरी नाम सार्थक होता 
है । उसे हम लावण्यमयी कहने लग जाते हैं । प्रत्येक रूपवाज्‌ पदार्थ में अंगों 
की सापेक्षता उस अंगी के निर्माण में सजीव, व्यापक और सक्रिय होती है । 





श्रचमत्कारे जड़तैव । अधिक चमत्कारावेश एव वीरय॑ विक्षोभात्मा सहृदयता 
उच्चते । ग्रभिनव गुप्त, परात्रिशिका, पूृ० ४७-४८ 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निर्वंचन ७३) 

समता (897077०079)--समता के लिये किसी एक बिन्दु को ग्रावार 
बनाकर उसके चतुदिक सापेक्ष खण्डों की पुनरावृत्ति की जाती है | उदाहरणार्थ * 
शरीर के प्रत्येक अंग में एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। झ्राकार की समता 
का बड़ा महत्व होता है । शरीर की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार ही सिर, बाहु, 
पैर आदि की सानुपातिक समता होनी चाहिए। यदि कोई ग्रवयव दूसरे की 
तुलना में बहुत बड़ा या छोटा हो, तो सुन्दर नहीं प्रतीत होगा । उसका वड़ापन 
या छोटापन समतानुसार ही होना चाहिये । सुन्दर वस्तु या शरीर में एक प्रकार 
की दो वस्तुएं एक ही समान होनी चाहिए दोनों एक दूसरे की प्रतिरूप हों, 
तभी वे 'सम' हो सकेंगी । उदाहरण के लिये यदि एक ग्रांख छोटी और दूसरी 
बड़ी हो, तो शरीर 'समता' के ग्रभाव में सुन्दर नहीं कहा जा सकता है । अ्रतः 
स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रवयव अपने अवयवी के साथ किसी बिन्दु से सानुपातिक 
योजनानुसार बनाये जाने पर 'सापेक्षता और 'समता' गुण से युक्त होकर वस्तु 
को सुन्दर बना देता है ।/ 

संगति (प&70०09)--संगति के द्वारा रूप में विरोध का शमन 
होता है | इससे श्रनेक में एकता उत्पन्न हो जाती है । इसे रूप का भ्रनिवार्य 
गुण कहा जायगा, क्योंकि अ्रन्य सभी गुणा इसी के अन्तर्गत ग्रा जाते हैं | रूप 
के संग संगति भी रहती है । काञ्य में रूप तत्व का आविर्भाव रस-परिवाक से 
होता है । विसी एक रस को प्रमुख मानकर ग्रन्य सहायक रसों का योग उस 
भुख्य रस के परिपाक में और सौन्दर्य ला देता है । विभिन्न रसों की इस संगति 
से काव्य में 'हूप' का आविर्भाव होता है । यदि रूप का अ्रभाव हो, तो काव्य- 
रस में संगति न बन सकेगी, रस-परिपाक होना तो दूर की बात है। ग्रतः 
विभिन्न अ्वयवों के समन्वय से ही 'रूप' का निर्माण होता है तथा रूप से रस- 
परिपाक और सौन्दर्य की अनुभूति होती है ! संगति के अभाव में रूप कुरूप हो 
जाता है । काव्य में शब्द और श्र्थ की संगति से भाव का रूप उपस्थित होता 
है ' स्वरों की संगति से संगीत में वैचित्रय आता है । रेखाग्नों की संगति चित्र 
में चमत्कार उत्पन्न करती है | इस प्रकार संगति की महत्ता किसी भी कला के 
सोन्दर्योत्पादन में सहायक हो जाती है । 

सन्तुलन (88087/00)--रूप तत्व का चौथा गुर सन्तुलन है “ग्रनेक 
तत्व जब एक योजना में श्रावद्ध होकर एक दूसरे को क्षति न पहुँचाते हुए 
सौन्दर्योत्पत्ति के कारण होते हैं, तो वहीं पर सम्तुलन होता है।” मानसिक 
भावनाश्रों को कलाकार काव्यादि द्वारा रूप! प्रदान करता है। यथार्थ जगत 
की प्रतिकूल भावनाएँ जब “रूप' घारण कर श्रनेक अंगों के विन्यास एवं संचारी 


७४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


भावों का समर्थन प्राप्त कर लेती हैं, तो अन्य तत्वों की योजना में जो नियम 
लगता है, वही सन्तुलन कहा जाता है । 

इस पर विचार करते हुए “ब्हाइटहैट नामक दाशंनिक कहता है कि 
जब अनेक तत्व किसी योजना में इस प्रकार संघटित हों कि एक दूसरे का 
विघात न करके वे परस्पर गौरव श्रोर प्रभाव की वृद्धि करें, एक स्वर दूसरे 
स्वर का; एक भावना, अलंकार, घटना, रंग, रेखा और कथन आदि: दूसरे के 
प्रभाव की वृद्धि करें, तो इससे एक सन्तुलित रूप का उदय होता है। सन्तुलन 
के 'रूप' का अ्रवयव अपने प्रधान भाव के अन्तगंत उसकी रक्षा और संवर्धन 
करता है । 

काव्य में भापा और भाव का सन्‍्पुलन सृजन का सौन्दर्य उत्पन्न करता 
है । शब्द और प्रर्थ का समन्वय, ग्र्थ की परस्पर सम्बद्धता या संगति, सन्तुलन, 
सापेक्षता से उसका सौन्दर्य श्रौर बढ़ जाता है। यही कारण है कि यदि किसी 
शब्द का स्वतन्त्र प्रर्थ ग्रहण किया जाय, तो अन्य शब्दों की संगति के श्रभाव 
में वह सोन्दर्य उत्पन्न नहीं हो पाता है, जो उन सबके एक समुचित मिश्रण, 
सन्तुलन, संगति आदि से होता है । विपयगत सौन्दर्य की दृष्टि से सापेक्षता, 
संग्ति, सन्‍्तुलन, समता, सानुपातता आदि एक ऐसे पूरांत्व का बोघ कराते हैं, 
जिससे सौन्दर्य का आविर्भाव होता है । इसी सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति काब्यों में 
हुई है, जो 'रूप' का आधार लेकर अग्रसर होता है । 

काव्य सें रूप काव्य में रूप का अर्थ उसकी शब्द गत सत्ता और 
छन्‍्दात्मक झाकार से है ।? कवि द्वारा काव्य में अभिव्यक्त विचार या अनुभव 
प्रपनी शैली में काव्य-कृति के रूप हैं ।१ प्रत्येक काव्य-कृति की अपनी विशेषता, 
निजी आ्राकार या वाह्म रूप उसे भ्रन्य काव्य-कृति से पृथक कर देता है । कृति 
का यह बाह्य ढांचा जो हमारी मनइ्चक्षओ्रों के सम्मुख नाम-मात्र से स्पष्ट हो 


2 सोन्‍्दर्य-शास्त्र ड।० हरद्वारीलाल पृ० ७४ से उद्घृत 

2. पुपषा6 ९गाग्राणाल्# प्राल्क्ाया।8 ० लिया गा. ए0००ध५ इ8 एव्शापफुड 
४9॥ 0 पराठण९8)] छए४(६९०ा7्ा 0 गिया. छा०एणा०फ०१०७ 877008- 
प्रं४-४०णण७ [जू 088० 95 

३. पुफ्ठ्5७ पग्पष्टा)3 ब्वात 0फएुशांगा००४ छ्वंगा 80 ए०७ र ग- 
एथा। छठ गा वीगशिषशा। ए००कड 66 ६8० 9००५, 6 ०७) ४७७६ 
एशा०्प॥ए छए धाणए गिया क 2००४० एक. फफत्का धा० 
8090 9०००५. ज्र, ए, ए७ ए४8० 97 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निव॑चन ७५ 


जाता है, वही उसका रूप है। रूप ही कला का वाह्य-तत्व है, जिससे हमारी 
चेतन-बृत्ति जागृत होती है । इसी से वह इन्द्रियों का विंपय वनता है। रूप के 
अभाव में कला का निर्माण असम्भव हो जाता है । 

काव्य-रूप का अभिप्राय काव्य विशेष के उस समस्त वाह्याकार से है, 
जिसका सृजन कवि अपने ग्रनुभवों के साहाय्य से अनेक अ्रथवा एक ही छंद के 
माध्यम द्वारा करता है । यहाँ काव्य-रूप के निर्माण में छंदों का विशेष योग 
रहा है | कवि द्वारा निमित यह समस्त आकार, जो काव्यगत है, काव्य-रूप 
संज्ञा का अधिकारी है । इन काव्य-रूपों में अपनी एक निजी विशेषता होती 
है, जिससे वे विशेष कवियों की कृति के परिचायक हो जाते हैं । एक उदाहरण 
द्वारा यह स्पप्ट हो जायगा :-- 

कृष्ण की रस-सिक्त-मथुर लीला के गाग्कों में विद्यापति, सूरदास श्रौर 
मीराबाई विशेष प्रसिद्ध हैं। इन तीनों ने पद-शैली को अपनी श्रनुभूति की 
ग्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है । इनके पदों के ग्रध्ययन से इनके रचयिता के 
व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन तीनों के ही 
काव्य-कृति के रूप में अन्तर है, जिससे वे पहचान लिये जाते हैं । इनका अ्रलग- 
ग्रलग काव्य रूप या श्राकार है । इसी से तीनों के वण्यं-व€तु और ग्रालम्बन के 
एक रहते हुए भी उनमें काव्य रूप गत भिन्नता है; भिन्नता का यह 'रूप' 
उनका नितान्त अपना और निजी है। समता में भिन्नता दीख पड़ने का यही 
कारण है । सच तो यह है कि प्रत्येक कवि का ग्रपना काव्य-रूप ही काव्य- 
सृजन में योगदान देता हुम्ना कवि के काव्य के विभिन्न तत्वों ग्रौर उसके 
प्रनुभवों की एकाग्रता की रक्षा करता है । इस प्रकार कोई भी कला कवि 
द्वारा 'रूप' प्राप्त करके ही सफल होती है। श्रतः काव्य-कृति में रूप का 
अ्रभिप्राय ऐसी शब्द-ग्रथ-म्री रचना से है, जिससे कवि का सौरदर्य-बोध पाठक 
या दर्शक के लिये श्रेपणीय वन जाता है ।' इसी विचार का समर्थन किया 
गया है कि काव्य-कृति के रूप से तात्पर्य उसके उस निश्चित ग्राकार श्रथवा 
रूप रेखा का है, जिसके भ्रन्तग्गंत एक नियमित विधान ग्रथवा पद्धति के गश्रनुसार 
शब्दों के माध्यम से कवि की श्रनुभूति पाठक तक प्रे पणा पाती है । रूप-निर्माण 
की ये पद्धतियाँ विषय और आ्रावश्यकता के अनुकूल भिन्न हो सकती है ।' | 


प्रत्येक कला किसी न किसी रूप की रचना है। इससे रूप में एक 
वैचित्रय श्रा जाता है। इसमें निहित सौन्दर्य प्रकट हो जाता है । इस प्रकार 


3 श्राधुनिक हिरदी काव्य में रूप-विधाएँ-डा० निर्मला जैन १० ४ 


तु मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काब्य में रूप सोन्दय्ये 


कलाग्रों द्वारा रूप के सीन्दर्य का सृजन होता है । यह सृजन मानव मन की 
प्रियता और सौन्दर्यानुराग का बोधक है | इसके अतिरिक्त मानवेत्तर सत्ता व 
रूप भी किसी चेतन तत्व की कला का सृजन है । उस सृजन में महानता के 
सौन्दर्य का बोच ग्राकाश, पर्वत, नदी, वन, वृक्षादि के रूप में होता है । इनकी 
एक स्वतंत्र सत्ता है और उसमें सौन्दर्य का एक श्रमानवीय तत्व है। इसे 
प्राकृतिक-सौन्दर्य की सज्ञा दी जायेगी । 

सोन्दय॑ प्राकृतिक, मानवीय या कलात्मक कोई भी क्‍यों न हो, उसे 
वस्तु के गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। यही गुण मानसिक प्रत्यक्षता 
प्राप्त कर सौन्दर्य हो जाता है। इसकी ग्रनुभूति से ही आनन्द प्राप्त होता है। 
चश्षुरिन्द्रिय के ्रतिरिक्त अ्रन्य इन्द्रियों के विषय रस, गन्बादि अनुभवगत हैं, 
परन्तु सौन्दर्य बोध के साथ वस्तु का गुण है । सौन्दर्य की अनुभूति में 'ग्रानन्‍्द!' 
है । इस प्रकार रूप की आधार शिला पर सौन्दयय की कलात्मक अथवा भावा- 
त्मक ग्रभिव्यज्जना होती है तथा सौन्दर्यानुभूति आ्रानन्द का कारण है। श्रतः 
इन तीनों-रूप, सोन्‍्दर्यानुभूति और श्रानन्द- के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर एकता 
ग्रौर परस्परता बनी रहती है । 

“रूप' समस्त कलाझओं का आधार है । शरीर-रचना में रीढ़ का जो 
स्थान है, कलाओ्रों में वही रूप का है। साहित्य में श्रथ॑ का अपना एक रूप 
होता है, जो विभिन्न साहित्यिक मूर्तियों या विघाग्रों के रूप में जानी जाती हैं । 
ये विधाएं ही भ्र्थ के व्यक्त रूप हैं। साहित्य में रूप के इसी सौन्दर्य का बड़ा 
महत्व है। एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा । 

नैयायिकों ने वस्तु में संकेतित श्र के चार भेद (जाति, गुणा, क्रिया 
और यहक्षा) माने है ।! महाभाष्यकार ने भी इन भेदों का समर्थन किया 
है ।2 परन्तु मीमांसक मत में 'जाति' रूप केवल एक प्रकार का ही संकेतित 
प्र्थ होता है । यह जाति मनुष्य में मनुष्यत्व है । इसी प्रकार तथाकथित सुन्दर 
वस्तुओं में सौन्दर्य एक जाति-विशेष ही है । यहां पर एक दूसरा प्रश्न यह उठ 
सकता है कि ऐसी स्थिति में इस सौन्दर्य का अधिष्ठान किसमें मानें ? यह 
एक विवादास्पद प्रश्न है। उदाहरण के लिए एक पुष्प में पुष्पत्व क्या है ? वह 


१7 संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिजातिरेव वा । काव्य प्रकाश २/८ पृ० ४३ 
ज्ञान-मण्डल लिमिटेड, वारारसी । व्याख्याकार-भाचाय विश्वेश्वर 

8 चतुट्यी च शब्दानां प्रवृत्ति: जातिशब्दा:, गुणशब्दा, क्रियाशब्दा: यहक्षा- 
शब्दाश्चतुर्था: । महाभाष्यकार । काव्य-प्रकाश से उद्घृत । 


रूप सौन्दय-सिद्धान्त निवंचन ७७ 


पंखुड़ियों का संश्लिप्ट रूप है, उसका रंग है या कोमलता है, या सोरभ है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में मतक्य नहीं रहेगा । यदि पंखड़ियों को विखेर दें, तो 
वह 'पुष्पत्व' रहेगा या नहीं ? ऐसा करने से उसके 'रूप' में भी ग्रन्तर झा 
जाता है। अ्रतः स्पष्ट है कि पंखुड़ियों के समुचित विवान में एक ऐसे रूप! 
का निर्माण हो जाता है, जिसे सौन्दर्य की श्राधार-शिला कह सकते हैं। इसमें 
सापेक्षता, संतुलल, समता झ्रादि का एक ऐसा संघात है. जिसका विवेचन 
सौन्दयं-शास्त्र की परिवि में ग्राता है। इन सभी तत्वों की गणना विपयगत 
सौन्दयय के श्रन्तगंत होती है। इन सबका समन्वित रूप अपनी पूर्णता में पर्य- 
वसित होकर 'सौन्दर्योत्पत्ति' का कारण वन जाता है । इसी से यह ग्ानन्द 
का जनक हो जाता है। यहाँ 'रूप' का थ्र्थ और तत्सम्बन्धी घारणा का 


स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए 
व कं; चा। । । | १ 8 $ | $ 


१३८८०७८२०, 

उज्ज्वल नील मण्कार ने “रूप! की व्याख्या करते . हुए कद्ठा है कि 
“किसी भूषणादिक द्वारा भूषित ने होने पर भी ; जिसके द्वारा भूषणवत्‌ कास्ति 
हो जाती है, उसे “रूप” कहते हैं ।' इस व्याख्या में रूप-निर्धारणों के लिये उसके. 
प्रावश्यक गुणों में कान्ति उत्पन्न करने वाले गुण का समर्थन किया गया है। 
वस्तु के 'रूप' में उत्पन्न होने वाली भास्वरता भ्रधिक महत्वपूर्ण होती है। 
इसी से उसकी “रूप' संज्ञा सार्थक होती है । इस दृष्टि से ग्राकार में रहने वाली 
छवि या प्रकाश को रूप कहेंगे । यह “रूप” वर्ण श्रौर कान्ति से ग्राच्छादित वाह्य 
आ्रावरण का विन्यास है | “रूप” वस्तु का वह गुण हैं, जिसका ग्रहण चदश्षु 
द्वारा देखकर ही होता है। इससे रूप में चाक्षुप बोध का महत्वपूर्ण 
स्थान है । इसके ग्रभाव में 'रूप' में वर्तमान कान्ति या भास्वरता का ज्ञान 
नहीं हो पाता । इससे “रूप” को आकार की चाक्षुष प्रतीति कहेंगे । श्राकार में 
श्रवयवों के उचित संस्थान से उत्पन्न अवरोधी श्रौर समन्वित प्रभाव “रूप! संज्ञा 
को धारण कर लेता है । 

रीति कालीन कवि देव ने “रूप! की व्याख्या में सुख को प्रमुख तत्व 
माना है । उनका विचार है कि “रूप” दर्शन मात्र से मन को हर लेने वाला, 
श्रांखों को सुख देने वाला और संसार को चेरा वना लेने वाला होता है ।? इस 


श्रद्धान्यभूषितान्येव केनचिद्‌ भूषणा दिना । 

येन भूषितवद्‌ भाति तद्गभ,पमिति कथ्यते । 

2 देखत ही जो मन हरे, सुख श्रंखियन को देइ । 

रूप बखाने ताहि को जग चेरो कर लेइ | रस-विलास-देवः 


छ्प मध्यकालीन हिन्दी क्रृष्ण-काश्य में रूप सौन्दर्य 


व्याख्या में रूप के तीन गुणों को ग्रावश्यक माना गया है। (१) रूप द्वारा 
मन को हरणा कर लेने में रूप की शक्ति और उसके प्रभाव की व्यञ्जना की 
गई है । यह रूप की भावात्मक व्याख्या है। (२) रूप की सुखद शक्ति द्वारा 
प्रानन्द का उपस्थापन किया गया है। सुख आंखों के माध्यम से मिलता है। 
इसमें चक्षु “रूप के वाहक हुए । यह रूप ग्राकार का झ्राघार लेकर ही स्थित 
रहता है । इससे रूप द्वारा ग्राकार में स्थित गुण का ही बोच होता है। (३) 
रूप के मोहक गुगा को बताते हुए इसकी मोहकता का विस्तार और प्रभाव 
सम्पूर्ण जग में वताया गया है | इन तीनों गुणों द्वारा रूप की आकारगत सत्ता 
भ्रौर उसके ग्रान्तरिक प्रभाव की व्यञ्जना की गई है । इससे स्पष्ट है कि रूप 
की एक सत्ता और स्थिति होती है, जिसके बाह्य एवं आन्तरिक प्रभावों द्वारा 


चक्षुग्रों 60६8४ 7 मक्ष में प्रसन्‍्नता की अनुभूति होती है। इस दृष्टि से 'रूप' 
केवल कि कावोयक मात्र न रहकर लावण्य-जन्य सौन्दर्य की भ्रनुभूति 
कराने से आ्रानन्द का कारण बन जाता है। यह वाह्म तुष्टि एवं श्रात्म-तृष्ति 


दोनों का ही सावन है , इस व्याख्या के ग्राघार पर रूप के स्वरूप-निरूपण में 
दो प्रकार की मान्यताए दीख पड़ती हैं-- 


(१) रूप को सामान्य धारणा-ननेत्रेन्द्रिय के सन्निकर्ष से दीख पड़ने 
वाला वस्तु का आकार “रूप' कहा जाता है। रूप का यह सामान्य एवं व्याव- 
हारिक श्रर्थ है । इस ग्र्थ की परिधि में कोई भी भौतिक सत्ता युक्त पदार्थ 
मानसिक भाव या तत्वादि किसी माध्यम के द्वारा प्रकट होकर “रूप' संज्ञा को 
धारणा करते हैं। यही रूप बोल-चाल में 'सौन्दर्य' का पर्याय बनकर प्रयुक्त 
होता है । 

(२) रूप की विशेष धारणा- इस धारणा के अनुसार रूप में विभिन्न 
श्रवयवों के संगठन और सुविन्यास से अनेकता में एकता उपस्थित होने पर 
दिखाई पड़ने वाले आकार को “रूप! कहते हैं । इसमें विन्यास एवं दृश्य रूप की 
महत्ता स्वीकृत है । भ्रत: किसी भी जीवघारी चेतन प्राणी या जड़ पदार्थ का 
देश्य वाह्याकार ही रूप है। सुविन्यस्त तत्वों द्वारा निभित बाह्याकार के रूप 
में गहीत इस “रूप” की परिधि काव्यात्मक कृतियों तक ही सीमित न रहकर 
वस्तु, चित्र, संगीत श्रादि सभी विधाओ्रों को अपने में समाविष्ट कर लेती है। 
इन्हीं विभिन्‍न विधाओओं में दृश्य या चाक्षुष रूपों में प्रभिव्यक्ति के माध्यम द्वारा 
सौन्दर्य का आविर्भाव होता है। इसी से अम-वश “रूप” और 'सौन्दयं' को 
पर्याय मानने की परम्परा है। 

उपयुक्त दोनों शब्दों को पर्याय मानने की यह परम्परा लोक-व्यवहार 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निरवंचन ७६ 


आर संस्कृत साहित्य में है। लोक व्यवहार में किसी. सुन्दरी को रूपवती 
कहते हैं । संस्कृत में 'रूप' शब्द 'सौन्दर्य' के पर्याय रूप मे प्रयुक्त हुआ है । 
कालिदास ने अनेक स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग 'सौन्दर्य' ग्र्थ में किया है । 
शिव को आ्राकृष्ट न कर सकने के कारणा पार्वती ने अपने 'रूप' की निन्‍्दा की 
है ।! शकुन्तला के सौन्दर्य वर्णन में कालिदास ने कहा हे कि ऐसा लगता है 
मानो विधाता ने विश्व के समस्त रूप के संचय द्वारा शकुन्तला के सौन्दर्य की 
रचना की है ।2 इन दोनों ही स्थलों पर 'रूप' द्वारा सौन्दर्य का ही प्र्थ व्यक्त 
किया गया है ; इसी रूप शब्द में सौन्दर्य का तत्व निहित रहता है । इस दृष्टि 
से रूप श्रौर सौन्दर्य समानार्थक शब्द हैं । इस अ्रथ में रूप के प्रयोग की सीमा 
है । सभी रूपों को सौन्दर्य नहीं कहा जाता है, अ्रवितु प्राकृतिक पदार्थों और 
मानवीय प्राकार तक ही इस “रूप' शब्द का प्रयोग 'सौन्दय' के पर्याय में होता 
है । इस 'रूप” में आकर्पणा का कारण अवयवों के उचित संश्लेपण से उत्पन्न 
उनका सौन्दर्य है | रूप वस्तुगत श्राकार या छवि है तो सौन्दर्य उस रूप की 
छवि या लावण्य है । इस लावण्य की अनुभूति इन्द्रियों की संवेदना से होती है। 
“हूप' तत्वों से निर्मित झ्राकार ग्रहण करने वाला कोई भौतिक पदार्थ 
या मानसिक भावादि है । पदार्थ के तत्व अ्रभिव्यक्त होकर ही 'रूप' कहे जा 
सकते हैं । यह ग्रभिव्यक्ति ऐन्द्रिय, इन्द्रियों से ग्रहणीय या मानसिक भी हो 
सकती है। इससे सभी प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल सत्ताएँ प्रभिव्यक्त होती हैं। 
इससे “हूप' को वस्तु के तत्व की अभिव्यक्ति मानेंगे । अ्रभिव्यक्त होने पर ही 
वस्तु में एक ऐसा गुणा उत्पन्न हो जाता है जिससे 'हूप! की चाक्षुप प्रतीति होने 
लगती है सोन्‍्दयं में इसी चाक्षुप रूप की महत्ता रहती है | जहां इस “रूप' की 
श्रधिकता होगी, वही सौन्दर्थ लक्षित होगा । नारी के मांसल झौर वत्‌ लाकार 
प्रंगों में 'रूप'” की चाक्षुष प्रतीति भ्रधिक होने से यह सुन्दर दीख पड़ती है । 
झ्राकार के उचित संगठन और श्रंगों के विस्तार में स्त्री का सीन्दर्य श्राकपंक 
प्रतीत होता है । वक्ष, नितम्ब, जघन श्रादि के सौन्दर्य का यही रहस्य है । 
“रूप! शब्द अंगरेजी के 'फार्म' शब्द का समानार्थक है। श्रभिव्यक्त होने 
पर समस्त रूपों को 'फार्भ' कहा जा सकता है । तत्वों के संश्लेपण से श्राकार 
रूप में अ्रभिव्यक्त होने वाला “रूप! नेत्रों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है आकार 
से वस्तु की रूप-रेखा प्रकट हो जाती है | डा० रामानन्द तिवारी के श्रनुसार 





3 निनिन्द रूपं हृदयेन पावंती, प्रियेपु सौभाग्यफला हि राझुता। कु. सं, ५/१ 
£ रूपोच्चयेन विधिना मनसा कृतानु । अ्भिज्ञान शाकुन्तलम । श्रंक २ 


घ० मध्यकालोन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


रूप” एक प्रकार का अतिशय है । वस्त्‌ में तत्वों के ग्रतिशय की बाह्य अभि- 
व्यक्ति 'रूप' है । वर्णा, कान्ति ग्रादि इस आऊार के अन्तर्गत रूप (फार्म) के 
ग्रन्य अतिणय हैं ।' विभिन्न कलाग्रों में यह 'रूप' भिन्न प्रकार से व्यक्त होता है । 
भौतिक वस्तु के देह के समान कुछ रूपों में विशेष रूप द्वारा सौन्दर्य की स्थापना 
होती है । ऐसे ही स्थलों पर 'रूप' णब्द सोन्दर्य' का पर्याय हो जाता है, परन्तु 
अंग्रेजी के 'फार्म' शब्द से ग्रभिव्यक्त होने वाले सभी पदार्थों में सौन्दर्य नहीं 
होता । इस शठ्द द्वारा भौतिक सत्ता से युक्त वस्तुग्रों का ही बोब होता है । 
यदि फार्म या रूप मात्र को सुन्दर कहें तो कई बाबाएँ उपस्थित हो 
सकती है:-- 


(१) रूप मात्र को सुन्दर मानने से रूप का श्राधार लेकर होने वाली 
सम्पूर्णा अभिव्यक्तियाँ सुन्दर हो जाँयगी, परन्तु व्यवहार में ग्रभिव्यक्त होने पर 
भी अनेक रूप सुन्दर नहीं होते । 

(२) दूसरी बाघा यह है कि सौन्दर्य के पर्याय में “रूप” द्वारा मानवीय 
सौन्दर्य का ही बोध होता है । इस गोथ में सौन्दर्य की सीमा मानुषी आकृतियों 
तक ही रहती है | इससे इस शब्द के प्रयोग पें व्यापकता और विस्तार का 
श्रभाव हो जाता है । 

(३) चक्षु से प्रतीत होने वाले रूपों की 'ग्राकार' संज्ञा है। यह आकार 
वस्त्‌ के तत्वों का एक भौतिक चाक्षुप संश्तलेपणा है। इसकी सीमा उसकी रेखाझ्रों 
में रहती है श्रौर केवल रेखा द्वारा सौन्दर्य की अनुभूति नहीं हो सकती है । यदि 
ऐसा सम्भव भी हो जाय तो संगीत के श्रव्य रूप या ध्वनि के आकार का प्रश्न 
उपस्थित हो जायगा | ग्रत: इन सभी वाघायं की शान्ति के लिये 'रूप' का 
श्र्थ मानवीय शरीर में वर्ण और कान्ति से युक्त उसके बाह्य आवरण का 
समुचित विन्यास कहा जा सकता है। 









सौन्दयं के अ्र्थ को व्यक्त करने वाला यह 'रूप' शब्द काव्य झ्ौर व्यव- 
हार दोनों स्थलों पर श्रयुक्त होता है। इस शब्द द्वारा मनुष्यों में भी विशेषतः 
स्‍त्री सौन्द्य का ही ध्यान रखा जाता है। स्त्रियों के 'रूप वर्णन' में शोभा 
कान्ति श्रादि जिन अलंकारों की चर्चा की गई है, वे सभी रूप के ही प्रलक्ष 
पक्ष हैं ।/ इन श्रलंकारों की स्थिति स्ल्रियों में होने से रूप एवं सौन्दर्य का 
) सत्यं शिवं सुन्दरमू पु० ८४१-८४२ 
शोभा कान्तिश्च दीप्षिश्व माधुय' च प्रगल्भता । 
आ्रौदायंघेयंमित्येते सतभावा अयत्नजा । दशरूपक-द्वितीय प्रकाश । 


रूप सौन्दयं-सिद्धान्त निवेचन दर 


संचित कोष इन्हीं में अ्रधिक होता है । इसी से इनका 'सुन्दरी' नाम सार्थक 
होता है । 

“रूप! का सौन्‍्दयं भ्र्थ में जो प्रयोग हुआ है उससे मानवीय एवं कला- 
त्मक दोनों ही प्रकार के सौन्दर्य की ग्रभिव्यक्ति हो जाती है । रूप के श्राधार 
पर कलात्मक सौन्दर्य अभिव्यक्त होता है । इससे स्पप्ट है कि ग्रभिव्यक्ति रूप 
का आवश्यक अंग है । श्रभिव्यक्ति 'रूप' के स्पष्ट होने का माध्यम है । इसके 
द्वारा सत्ता का आविर्भाव होता है । 'रूप' सत्ता की समुचित व्यवस्था से स्वयं 
ग्राविभुत हो जाता है। यही रूप वर्ण, कान्ति, छवि आ्रादि से युक्त होकर 
सौन्द्यं वन जाता है । कला की परिधि में अभिव्यक्ति की नवीनता घारण करके 
यह रूप सौन्दर्य” कहा जाता है। सौन्दर्य रूव की अतिशयता से युक्त कान्ति 
श्राकार, शोभा, आ्रादि श्राकर्षक गुणों का पुज है । रूप की समुचित रचना ही 
सौन्दर्य की श्रनुभूति कराती है । इससे समस्त रूप ही सौन्दर्य का कारण है तथा 
सौन्दर्य उसका कार्य है | किसी वस्तु में तत्वों की झ्रान्तरिक श्रभिव्यक्ति 'भाव' 
श्रौर वाह्य अ्रभिव्यक्ति 'रूप' है और इसकी नवीन रूपों में ग्रभिव्यक्ति सौन्दर्य की 
सृष्टि है । सौन्दर्य की सृष्टि करने वाली रूप की यह रचना ही उसकी कलात्मक 
सौन्दर्याभिव्यक्ति है । इस विचार से रूप और सौन्दर्य में पूर्वापर सम्बन्ध है। 

इस रूप की कलात्मक ग्रभिव्यक्ति से सौन्दर्य का आविर्भाव होता है । 
प्रभिव्यक्ति की न्‍्यूनता सौन्दर्यानुभूति में श्रवरोध उपस्थित करती है। इस 
ग्रभिव्यक्ति के कलात्मक अ्रतिशय द्वारा सौन्दर्य का पूर्ण उपभोग हो सकता है । 
यह भ्रभिव्यक्ति भावों का आधार ग्रहण करके केवल वाह्य सत्ता मात्र की ही 
प्रकाशिका नहीं होती, अ्रपितु इसके द्वारा भावों की ग्रान्तरिक चेतना का भी 
प्रकाशन होता है | इसी अ्रभिव्यक्ति के माध्यम से रूप” सौन्दर्य का विधायक 
बनता है। श्रतः कलात्मक सौन्दर्य रूप का ही ग्रभिव्यक्तिगत सौन्दर्य है । 

“हूप! सौन्दर्य की श्राधार शिला है। 'रूप' के ग्रभाव में सौन्दर्य टिक 
ही नहीं सकता है। रूप श्राधार है, सौन्दर्य आ्राव्रेय | रूप” में तत्वों के सानुपा- 
तिक संगठन के परिणामस्वरूप वस्तु में सुडौलता. और श्राकर्षण की पर्याप्त 
मात्रा रहती है।श्राकर्षण से नेत्रों को सुख एवं विश्राम मिलता है। इसी 
कारण मानव इसकी योजना का प्रयास करता है । इसी प्रयास से उसे वस्तु 
में सौन्दर्य की श्रनुभूति होने लग जाती है । 'रूप' के इस प्रयास के प्रति श्राक- 
पंण का भावात्मक खिंचाव न हो, तो सौन्दर्य की श्रनुभूति नहीं हो सकती है। 
श्रत: “रूप' में तत्वों की श्राकर्षफ योजना और भावात्मक प्रियता से सौन्दर्य की 
श्रनुभूति हो सकती है । यह योजना जितनी ही कलात्मक ढंग से होगी, सौन्दर्या- 
नुभव भी उतना ही तीव्र झौर चरम कोटि का होगा । 


प्र मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


ग्रतः रूप! सौन्दर्य का ग्राधार है। “रूप! बाह्य तत्व और 'सौन्दर्य' उस 
रूप की ग्रान्तरिक प्रियताजन्य अनुभूति है। हमारी अन्‍्तवूं त्तियाँ आ्राकार को 
देखकर जब ग्रानन्द की ग्रनुभूति करने लग जाती हैं तो अपने मानसिक परि- 
प्कार के अनुकूल ही उस वस्तु में सौन्दर्य का ज्ञान होने लग जाता है। इस 
हृष्टि से 'रूप' सौन्दर्य का उपादान कहा जा सकता है । वस्तु के वाह्य तत्व के 
प्रभाव में सौन्दर्य की रूपात्मक कल्पना कठिन हो जाती है। झ्राकार मूलक 
वस्तु का बाह्य तत्व सीन्दर्यानुभूति का निमित्त तत्व है और उससे उत्पन्न 
आननन्‍्दानुभूति उसका साथ्य है, जो सौन्दर्यमुलक होता है । तत्व ही ग्रभिश्यक्त 
होकर 'रूप' कहा जाता है और रूप में ग्राकर्यणा, कान्ति, शोभा, लावण्यादि के 
प्रतिणय से सौन्दर्य की अनुभूति होती है । ग्रानन्द की प्राप्ति में 'रूप' उसका 
प्रथम तत्व और सोनन्‍्दर्यानुभूति द्वितीय तत्व है । इन दोनों में पूर्वापर सम्बन्ध 
है । दोनों एक दूसरे पर अ्रवलम्बित हैं ।' 'रूप' का समुचित प्रकाशन ही सौन्दय्य॑ 
हैँ । 'हूप' की सार्थकता इसी सौन्दर्य के अंकन में है। कोई भी प्रकाशन की 
कला से सौन्दर्य बन जाता है। इसी से क्रिया विदग्घा और वचन विदग्घा 
नाथिकाश्रों की क्रियाओं और वचनों में प्रकाशन का ग्राकर्षफ और मोहक सौन्दर्य 
रहता है । हिन्दी के रीतिकालीन साहित्य में इस प्रकार का सौन्दर्य रथान-स्थान 
पर वर्शित हँ। इस प्रकार की अभिव्यक्तियों द्वारा वस्तु या भावों की सत्ता 
प्रौर स्थिति का ज्ञान होता हैं । इन अभिव्यक्तियों से स्थुल एवं सूक्ष्म दोनों 
प्रकार की सत्ताए' ग्रहणीय बन जाती हैं । इससे “रूप' सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
का आधार है श्रोर 'सौन्दर्य' रूप के आधिक्य का पूजीभूत प्रिय आनन्द मूलक 
ग्रनुभूति हैं। इन दोनों में इस सूक्ष्म ग्रन्तर के होते हुए भी काव्य और लोक 
व्यवहार में इन दोनों को समानार्थक मानने की परम्परा है । 

रूप और लावण्य--भोग्य पदार्थ के समुचित विन्यास में “रूप' का 
आविश्वव होता है । किसी वस्तु के विभिन्न अ्रंगों के सुव्यवस्थित ढंग से रखने 
में उसका जो श्राकार बन जाता है, वही 'रूप' कहा जाता है। इस “रूप' में 
रहने वाले मोहक तत्व को “लावण्य' कह सकते हैं । जैसे मोती में वर्तमान 
उसकी आ्राव या कान्ति उसके मूल्य को बढ़ाकर दर्शन-सुखद बना देती है प्रौर 
अ्रपनी स्वतंत्र सत्ता भी रख सकने में समर्थ होती है उसी प्रकार विभिन्न 
अबयवों से निर्मित शरीर के रूप तत्व में आश्रित रहने वाला लावपष्य स्वतंत्र 
सत्ता वाला होता है। वह न तो शरीर है न कोई विशेष अंग। शरीर में 
श्राश्चित रह कर भी उससे भिन्न है। रूप में लावण्य का अनुभव करने के लिये 
सजीव रूप में तरलता झौर तरंग की प्रतीति होती है । इसी से सुन्दरी के अ्रगों 
में तरज्ञमान योजना 'लावण्य' कही जाती है । 


रूप सोन्दर्य-सिद्धान्त निर्वचन घ्रे 


घ्वनिकार ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि यह तत्व रम- 
णियों के प्रसिद्ध तद्ू-तद्‌ ग्रगों से भिन्न प्रकाशित होता है। 'यव्‌तव्‌ 
प्रसिद्धावववातिरिक्त, विभाति लावण्य मिवाज्ञनासु । यह लावण्य सुन्दरियों 
के अंग में रहता हुआ भी उससे भिन्न सत्ता वाला है। 

लावण्य' की व्याख्या ग्नेक प्रकार से की गई है। पं० बदरीनाथ शर्मा 
ने बताया है कि “अज्जनासु प्रशस्त स्त्रीपु प्रसिद्धे म्योव्ययवेभ्य: करचरणादि- 
भ्योधतिरिक्तः भिन्न, लावण्यमू “मुक्ताफलेपु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदद्भे पु तल्लावष्यमितीरितम्‌' इति शिज्भभूपेन लक्षितं कार्ति पूर- 
मिव........ £ स्त्रियों के प्रसिद्ध कर चरणादि से भिन्न कान्तिपूर्ण तत्व जो अर गों 
में प्रकाशित होता रहता है, उसे ही लावण्य कहते हैं, जैसे मुक्ताफल में उसके 
पानी की तरलता प्रतिभासित होती है, वैसी ही ञ्रगों में लावण्य प्रतिभासित 
होता है । 

लावण्य का भ्रपना श्राकर्षण तो है ही, वह जिन अ्रगों में रहता है, 
उसकी शोभा का कारणा भी वन जाता है। रूप में यह गुण नहीं है | रूप 
केवल बाह्याकार का बोधक है । इससे किसी वस्तु की सम्पूर्ण रेखाग्रों का एक 
रूप में बोध हो जाता है । रूप यदि तत्व का बोधक है, तो लावण्य उस तत्व 
में वतमान छवि का ज्ञापक है। लावण्य के श्रन्तर्गत लय, रूप सौन्दर्य, श्रभि- 
रूपता, मार्दव आ्रादि कायिक गुणों का उपयादन किया गया है । 

लावण्य-- ग्रवयव संस्थान से व्यक्त होने वाला अ्रवयव से भिन्न एक 
दूसरा धर्म है । श्रवयवों की निर्दोपता श्रथवा भूषण योग लावण्य नहीं है । 
अ्रवयवों से भ्रविकल रमगी भी कई बार लावण्य युक्त नहीं होती। अ्रलंकार 
भी लावण्य के विधायक नहीं होते । यह तो एक आन्तरिक धर्म है, जो शरीर 
में वतंमान रहता हुआ भा अ्रपनी स्वतंत्र सत्ता में रहता है। यह बाहरी उप- 
करण न होकर शरीर की कान्ति की झ्रान्तरिक चमक है । इसी का समर्थन 
राम सागर त्रिपाठी ने किया है कि, “लावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभि 
व्यज्भयूमवयवव्यतिरिक्तः धर्मान्तरमेव ।न चावयवानामेव निर्दोषता वा भूष- 
णायोगो वा लावण्यमू । पृथड्‌. निवंण्यमाणकाणादि दोपशुन्य शरीरावयव 


१ यथाह्यज्भनासु लावण्यं पृथड निर्वण्यमानंनिखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव 
सहृदय लोचनामृतं, तत्वान्तरं........ध्वन्यालोक १,४ पृ. १६ (१६५२) 
टीका श्रा० विश्वेश्वर । 

£ घ्वन्यालोक-दीधिति-टीका (१६५३) बदरीनाथ शर्मा पृ. १७ चोखम्भा 
संस्कृत सीरीज, काशी 


घड मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सोगिन्यामप्यलद कृतायामपि लावण्यशून्यमिति, अ्रतथाभूतायामपि कस्याडिच- 
ल्‍लावण्यामृत चन्द्रिकेयमिति सहृदयानां व्यवहारात्‌ ।! कालिदास ने भी लावण्य 
के लिये ग्राभूपएों का होना अनिवार्थ नहीं माना है । उनके विचार से लावण्य 
अपने मौलिक अथवा मूल रूप में ही प्रतिभासित होता है । इसके लिये मण्डन 
ग्रनावश्यक है ।? मधुर आकृतियों के लिये सभी वस्तुए आकर्षक हो जाती हैं । 
अलंकारों की भी झ्रावश्यकता नहीं रहती है । 

लावण्य युक्त रमणी सभी ग्रवस्थाम्रों में मनोज्ञ प्रतीत होती है । बिहारी 
ने ग्राभूषण को दर्पण पर लगे मोर्चे के समान माना है ।* इससे स्वतः प्रका- 
शित ग्रवयवों की चमक और नहीं बढ़ती । अत: लावण्य तो वस्तु में रहता 
हुआ उसका एक धर्म विशेष है । 'रूप' वस्तु का वाह्मतत्व होते से इतिवृत्तात्मक 
है और लावण्थ वस्तु में स्थित उसका घर्मं विशेष है । भरत: सभी प्रकार के रूपों 
में लावण्य का होना आवश्यक नहीं है | रूप के संग लावण्य की स्थिति होती 
भी है और नहीं भी होती है, परन्तु जहां लावध्य है वहाँ रूप' अवश्य होगा । 

रूप में आकृति की महता है और लावण्य में उस श्राकृति में रहने वाली 
चमक का ग्राकर्षण होता है । लावण्य भ्रवयवों से स्फुरित होने वाला उसका 
एक प्रधान तत्व है, वह स्वयं अवयव नहीं है । उससे निमित भी नहीं है, फिर 
भी सम्पूर्ण अ्रवयव में वतंमान एक तेज के समान है । जैसे सूर्य क, प्रकाश न 
तो स्वयं सूर्य है और न उसकी किरण ही है, श्रपितु उन सबका उनमें ध्याप्त 
रहने वाला एक तेजो मय रूप है, उसी प्रकार लावण्य न तो अ्रंग विशेष है 
श्रौर न श्रगों से निर्मित उसका एक “रूप' विशेष ही है, भ्रपितु इन अ्रंगों में 
ही वर्तमान रहने वाला एक तेज है । अतः यह अंगों में रहता हुआ भी भ्रंगों से 
भिन्न है। 

रूप में वस्तु सत्ता का बोध इतिवृतात्मक होने से सामान्य है भौर 
“लावण्य' सत्ता में व्याप्त रहने वाला गुण विशेष है । सहृदय लावण्य का प्रशंसक 
होने से उसकी अनुभूति करता है, यह अनुभूति भावनात्मक पक्ष का आधार 
ग्रहण करती है। इससे इसका क्षेत्र आ्रान्तरिक है। रूप का बोध सामान्य है, 
इससे वह बौद्धिक है । “मैंने अ्रमुक वस्तु के रूप (फार्म) को जान लिया है 
इस प्रकार की प्रवृत्ति में माधुर्य का अभाव है । लावण्य में जहाँ रसिकता है, 


2 लोचन टीका-ध्वन्यालोक-पृ० ७८ ( १९६३ ) व्याख्या। 


रामसागर त्रिपाठी । मोतीलाल बनारसीदास । 

इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी, 

किमिव हि मघुराणां मण्डनं नाकृतिनाम्‌ । -श्रभि० शाकुन्तलमु ११७ 
8 सतसई। 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निवंचन द५्‌ 


वहीं रूप ज्ञान में एक शुप्क वौद्धिकता है। रूप में बुद्धि की ज्ञापन शक्ति है 
जावण्य में भाव-पक्ष की सरलता है । लावण्य का स्फुरण हमारी चेतना में 
अविलम्व हो जाता है, इसकी व्याप्ति पूरे शरीर में रहती है । 

लावण्य के सौन्दर्य में जीवन का आनन्द रहता है। लुनाति जाइय- 
मिति । लू» नन्यादित्वात्‌ ल्यु । नन्यादिगरों णत्वपाठाद्‌ णत्वम्‌। .....«* 
लवण्स्य भाव: लावण्यमू ।! इस व्युत्पत्ति में लावण्य शब्द का रहस्य छिपा है । 
लूणपणो के भाव में ही लावण्य है। जैसे भोज्य सामग्री में नमक के योग से 
आस्वाद सुख रुचिकर हो जाता है, वैसे ही रूप” में लावण्य के संयोग से 
आकर्षण गौर मनोरमता उत्पन्न हो जाती है । लावण्य अवयवों में मधुरता 
और सरसता का विधायक तथा उसके जीवन की समृद्धि का स्रोत है। इससे 
रूप में सौन्दर्य की वृद्धि होती है। ञ्रानन्द का संचार होता है । इस दृष्टि से 
सौन्दर्य रूप का लावण्य है । रूप वस्तुगत श्राकार है। रूप का लावण्य इन्द्रियों 
की विशेष प्रक्रिया से सम्वेदना में बदल जाता है। ऐन्द्रिय रूपों के लावण्य में 
एक प्रियता होती है | इसी प्रियता से सौन्दर्य का आत्मिक आनन्द जाग्रत होता 
है । इससे चेतना उद्बुद्ध होती है । यही आ्रात्म चेतना वस्तु में सौन्दर्य का 
ग्रनुभव करती है । इसी से वस्तु का आस्वाद मिलता है। 

रूप और सौन्दर्य का विकास सम्यता के विभिन्न उपकरणों में दीख 
पड़ता है । जीवन के विभिन्न उपकरणों में सन्निहित सोन्दर्य रूप का ही लावण्य 
माना जायगा । इन्द्रियों की प्रक्रियात्मक सहयोग से रूप का यह लावण्य संवेदना 
में बदल जाता है । 'उत्तरोत्तर वस्तुगत रूप लावण्य तथा ऐन्‍न्द्रिक संवेदना श्ौर 
मनोगत चेतना की यह पारस्परिकता उत्तरोत्तर घटित होती गई है इसी क्रम 
विकास में भागवत सौन्दर्य का उदय होता है । ऐन्द्रिक रूप का लावण्य अपनी 
प्रियता द्वारा सौन्दर्य के श्रात्मिक श्रानन्द के जागरण में सहायक होता है। 
चेतना के भाव से वस्तु सुन्दर होती है । यह चेतना ऐन्द्रिय रूप के लावण्य से 
जाग्रत होती है | इस प्रकार ऐन्द्रिय रूप और चेतना दोनों एक दूसरे से 
प्रभावित होते हैं श्रौर वस्तु का लावण्य ही हमें संवेदनात्मक बोध कराने में 
सहायक होता है । यदि रूप का लावण्य न हो तो किसी प्रकार की प्रियतामुलक 
संवेदनात्मक चेतना जाग्रत नहीं हो सकती । अतः रूप, लावण्य, संवेदना, और 
तज्जन्य चेतना का उत्तरोत्तर विकास क्रम है ।' 

डा० हरद्वारी लाल ने रूप लावण्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
सजीव रूप में यदि श्रवयव इस प्रकार गुम्फित हैं कि उनमें तरलता, जीवन का 
श्रोज श्रौर तरंग की प्रतीति होती है, तो हमें रूप में लावण्य का अनुभव होता 





२ हलायुब-कोश-यू ० ५७७ 


५६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में सौंन्दर्य 


है! रूप की उचित और सजीव योजना को उन्होंने लावण्य कहा है। विभिन्न 
अंगों के सुविन्यस्त संगठन और तरज्भमान योजना से ही यह सम्भव होता है । 
इस प्रकार उनकी हृष्टि से रूप के विन्यास में ही लावण्य है । इध् दृष्टि से यह 
विन्यास से उत्पन्न होने वाला एक तत्व विशेष हो जाता है, परन्तु लावण्य 
विन्यास में न होकर रूप में वर्तमान ग्रोज में अथवा कान्ति में ही माना जायगा । 

अंत में कह सकते हैं कि वस्तु के रूप ग्रौर लावण्य में आकार और धर्म 
का भेद है। “लावण्य' शब्द के उच्चारण मात्र से वस्तु में वर्तमान कान्ति का 
ग्राभास होने लगता है। जड़-पदार्थ ग्राकर्पफ हो सकता है, परन्तु लावण्य 
तो चेतन का ही धर्म है। रूप की सत्ता चेतन-ग्रचेतन सभी में ही रहती है, 
लावण्य में सत्त्व की प्रघानता रहती है। इसका ग्राश्रय स्थान सचेतन प्राणी ही 
है। रूप में 'सत्त्व' नहीं भी होता। इसमें 'लावण्य' के ग्राश्रय भूत तत्त्व की 
एक सीमा है और रूप में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं होती । लावण्य जीवन 
में आ्राकपंरा श्रौर रस उत्पन्न करता है। इसी से लावण्य युक्त रूप स्पृहणीय 
बन जाता है। इस स्पृहणीयता से सौन्दर्य उद्भासित होता है। श्रतः कहा जा 
सकता है कि 'रूप' ही सौन्दर्य का आधार है । रूप के विना सौन्दर्य की स्थिति 
ही नहीं हो सकती है। इस रूप में विन्यास की महत्ता रहती है ग्रौर विन्यास- 
गत श्राकपंण प्रसाधन के उपकरणों से उत्पन्न होता है। रूप में सौन्दर्य की 
मोहकता विन्यास के गुण ग्रौर बाह्य प्रशाधनों से आती है। इससे रूप और 
सौन्दयं दोनों का ही युगपत्‌ कथन होता है । भेद केवल यह है कि सौन्दर्य की 
भ्रधिकता में रूप की चेतनता दव जाती है और सौन्दर्य की मोहकता ही उभर 
कर समक्ष आ जाती है, फिर भी दोनों एक दूसरे के सापेक्ष और पूरक हैं। इसी 
रूप में इनकी मान्यता है। अगले श्रध्यायों में श्रात्मगत और विन्यासगत रूप- 
सौन्दयं का तात्विक भ्राधार निश्चित करके उसी निकष पर मध्यकालीन कृष्ण 
काव्य को परखने का प्रयास किया गया है। 

(३) पभ्रभिव्यक्ति--सुन्दर वस्तु का तृतीय तत्व प्रभिव्यक्ति है। काव्य 
की परिधि में अ्रमूर्त भ्रथवा अव्यक्त मानसिक धृृत्तियों को व्यक्त रूप दे देना ही 
श्रभिव्यक्ति है । संसार के सभी पदार्थ किसी अदृश्य के व्यक्त रूप ही हैं । कोई 
अ्रनन्त चेतन सत्ता प्रकृति और प्राणियों के माध्यम से अपने को व्यक्त करती 
रहती है। इससे अ्रभिव्यक्ति की यह सनातन और स्वाभाविक परम्परा है । 

मानव में अभिव्यक्ति को एक स्वाभाविक प्रेरणा मान सकते हैं । वह 
जिन पदार्थों को देखता है श्रधवा जिनसे उसकी आत्मा तृप्त होती है, ऐसे 


2 सीन्‍्दय्य-शास्त्र पृ० ७१ 


रूप सौन्दर्य-सिद्धान्त निवंचन 2 ८७ 
पदार्थों से उसे ग्रानन्द की अनुभूति होती है । वह इस आ्रानन्द को सौन्दर्य के 
भोग और रूप तत्वों के ग्राबार पर व्यक्त करता है। स्वाभाविक प्रेरणा से 
इसकी ग्रभिव्यक्ति होने पर यह स्वयं में सुन्दर हो जाती है। यदि भावनाग्रों 
को व्यक्त न करें, तो मन में एक अव्यवस्था हो जाती है । ग्रतः इसी व्यवस्था 
को लाने के लिये अदृश्य प्रवृत्तियों, भावनाञ्रों तथा प्राकृतिक और मानवीय या 
श्रन्य दृश्यों को हम रूप देते हैं । यह रूप देना ही 'कला' है । इससे जिस सौन्दर्य 
की सृष्टि होती है, उसे कलात्मक सौन्दर्य कहेंगे । 

इस सोन्दय के लिये माध्यम को सुरुचिपूर्ण होता चाहिए । कभी-कभी 
प्रप्रिय माध्यम भी अभिव्यक्ति की सुन्दरता से प्रिय हो जाता है। भय, क्रोध 
करुणा, रोद्र आ्रादि भाव सुन्दर ढंग से ग्रभिव्यक्त होने से ही 'रस' कहे जाते हैं । 
अ्रभिव्यक्ति के ढंग से ही रसानुभूति होती है। इस श्रभिव्यक्ति के नियम की यदि 
कठोरता से पालन करें तो कलाओओं में एक निर्जीवता श्रा जाने की सम्भावना 
भी बनी रहती है तथा इसकी अ्रवहेलना से विद्र[पता आ जाती है । 

श्रभिव्यक्ति में नियम और भावों का स्वच्छन्द प्रवाह कल। में निखार 
लाता है। कलाकार की उत्पादक प्रतिभा रूप को सुन्दर बना देती है तथा 
प्ररूप को रूप दे देती है । इसके गुणों में ओज, प्रासाद और माधुर्य मन की 
विभिन्न मानसिक अवस्थाओ्रों को सूचित करते हैं । संस्कृत साहित्य में कई झ्राचायों 
ने भ्रभिव्यक्ति पक्ष पर ही अ्रथिक वल दिया है । आचार्य वामन, रुब्यक, 


उद्भट, जयदेव, कुन्तक आदि के काव्य निरूपण में इसी पक्ष पर अ्रधिक बल 
दिया गया है । 


संस्कृत काव्य शास्त्रियों के मत से अभिव्यक्ति का माध्यम सुरूप होने 
पर स्वयं श्रभिव्यक्ति भी सुन्दर हो जाती है। पाश्चात्य देशों में तो कला के 
लिये ही कला की सृष्टि मानते हैं। इटेलियन विद्वान क्रोचे ने अ्रभिव्यक्ति 
को ही सुन्दर माना है । इस श्रभिव्यक्ति के द्वारा अदृश्य, अव्यक्त और ग्राध्या- 
त्मिक श्रनुभूतियाँ भी व्यक्त हो जाती हैं। 

साहित्य में वर्शित नौ स्थायी भाषों में से रौद्र भयानक ग्रादि से जो 
एक ग्रानन्ददायक श्रनुभूति होती है, उसका मूल कारण अ्रभिव्यक्ति का सौन्दर्य 
ही है। यदि ऐसा न हो तो यथार्थ जगत में विकर्षणा उत्पन्न करने वाले ये भाव 
काव्य जगत्‌ में कभी भी ब्राकपंणा के कारण नहीं वन पाते । अ्रभिव्यक्ति में 
उसके विशेष नियम और कवि की स्वच्छन्ता इन दोनों के समुचित समन्च्रय में 
ही सौन्दर्य मुखर हो जाता है। केवल नियम का पालन काव्य में नीरसता 
उत्पन्न कर देता है । कवि की स्वछन्द भावना विशेष मानसिक स्थिति में 
उच्चकोटिक अनुधूतियों में श्रभिव्यक्त करती है | यद्यपि कला की सृजनात्मक 


पद मध्यकालीन हिन्दी कृए-काव्य में रूप सौन्दर्य 


प्रतिभा रुढ़ियों को स्वीकार करने को वाध्य नहीं होतो, फिर भी उसकी नूतन 
ग्राविष्कृत रूपादि निग्रम के शासन को किसी न किसी रूप में अवश्य ही ग्रहण 
करते हैं | इस प्रकार दोनों के समन्वय से कला की अभिव्यक्ति सुन्दर होती है । 
इसका लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है। इसी वात का समर्थन करते हुए कहा गया 
है कि, 'सीन्दर्य केवल श्रात्मिक और आन्तरिक अनुभूति मात्र नहीं है, वरन्‌ वह्‌ 
आ्रात्म भाव की भूमिका में वाह्य माध्यमों द्वारा साकार होने वाली सामाजिक 
ग्रभिव्यक्ति है।! 

(४) प्रियता को सोन्दर्य का एक चौथा तत्व मान सकते हैं। इसी 
प्रियता से वस्तु में आ्राकपंण का भाव आता है। एक ही वस्तु एक के लिए 
सुन्दर और दूसरे के लिये असुन्दर हो जाती है । यहाँ प्रियता रुचि पर निर्भर 
है । अत: जिन गुणों के कारण वस्तु प्रिय बनती है, उन गुरों को सौन्दर्य कहेंगे। 

ग्रन्त में कहा जा सकता है कि सुन्दर वस्तु के प्रथम तीन तत्वों में 
विकास का एक क्रम है। इनमें से किसी एक की प्रघानता होती है। भोग 
के संग 'रूप' और ग्रभिव्यक्ति की अस्पप्टता बनी रहती है । प्रकृति के कुछ 
पदार्थों में भोग और रूप दो पक्षों की प्रबलता होती है । मानव में भोग और 
रूप के साथ चेतनता का ग्रस्तित्व भी बराबर बना रहता है। इसी से एक शिशु 
तथा युवती में भोग्य पदार्थों के समुचित विन्यास से रूप की पराकाप्ठा भर 
सौन्दर्य के आकर्षण के साथ चेतन अंश के समावेश तथा मानसिक वृत्तियों 
उत्साह, ग्राकांक्षा की प्रियता भी वतंमान रहती है । यदि ये तीनों ही तत्व एक 
ही स्थल पर समन्वित हो जाय॑ं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला सौन्दर्य लोकोत्तर 
हो जाता है । वह अ्रपनी दिव्यता के कारण आकर्षक रूप में प्रियता का बोध 
कराता है ; भ्रतः कहा जा सकता है कि भोग और रूप के साथ ग्रभिव्यक्ति का 
सौन्दर्य महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवीय स्तर पर अभिव्यक्ति ग्रात्मगत एवं 
बाह्य सौन्दर्य साधक उपकरणों से पूर्णाता को प्राप्त होती है । इससे रूप और 
प्रधिक ग्राकपंक और सुन्दर होकर झ्राकृष्ट करने वाला बन जाता है । इसी रूप 
प्ौर सौन्दर्य की अ्रभिव्यज्ञना का व्यावहारिक पक्ष इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है, 
भ्रतः इसे ही इसकी सीमा मानेंगे । 


7 सत्य॑ शिवं सुन्दरमृ-भूमिका पृ० १७ डा० रामानन्द तिवारी 


रूप-प्रीन्दर्य---अमिव्य क्ित-निवंचन 


(१) कलात्मक-सौन्दर्य 
(२) कलात्मक-सौन्दर्य के भेद 
(३) मानवीय-सोन्दर्थ 
(४) सोन्दर्य-साधक उपकरण 
(क) श्रात्मगत उपकरण 
(१) गरुणगत 
(२) चेष्टागत 
(ख) बाह्य उपकरण 
(१) प्रसाघनगत 
(२) तटस्थ 


मानव की बोध वृत्ति क्रमश: तीन दिशाड्रों में संचरण करती हुई 
विकसित होती है । इसे जिज्ञासा, चिकीर्पा श्रौर सौन्दर्यानुराग कहते हैं । इन 
तीनों वृत्तियों की तृप्ति के लिये मानव क्रमश: ज्ञान, कर्म और उपासना का 
ग्राधार लेता है। सौन्दर्यानुभव की श्रभिलाषा मानव मात्र में रहती है । यह 
प्रानन्द का प्रनुभव कराते वाली वृत्ति है सौन्दर्यानुभूति में मानव अपनी ही 
तनन्‍्मयता एवं अनुराग का बाह्म वस्तु के माध्यम से भोग करता है। ग्रतः 
इसमें वस्तु की सत्ता और व्यक्ति की अ्नुभूतियों का महत्व रहता है । 

ज्ञान से जिज्ञासा दृत्ति की तृप्ति और ग्रात्म-तत्व का बोष होता है । 
यह बोध चिन्तन ग्रयवा प्रातिभ ज्ञान से होता है । इस ज्ञान की सीमा में सत्य 
दर्शन का विपय हो जाता है, परन्तु अनुभूति की परिधि में यही सत्य 
'सुन्दर' बनकर प्रस्तुत होता है श्रौर 'सुन्दर' कर्म के श्राश्रय से कल्याणकारी 
श्रोर मज्गलमय बन जाता है। इस प्रकार मानसिक रूप में सत्य सुन्दर 
की श्रनुभूति कराता है। श्रतः सौन्दर्य में मानसिक अनुभूति और लोक- 
हित में ग्रावरण सम्बन्धी कार्यों की महत्ता रहती है। काव्य में मानसिक 
प्रनुभूति एवं तज्जन्य सीन्दर्यानुराग की महत्ता रहती है । इसी से सौन्दर्य वर्णन 
में काव्य सदंव सचेष्ट रहता है । इस वर्णन में वह मानव को आधार बनाकर 
उसकी मुख्यता का प्रतिपादन करता है । इसमें अपनी योग्यता के प्रदर्शन में वह्‌ 
जिस ढंग श्रौर कलात्मक प्रतिभा का सहारा लेता है, उससे अ्रभिव्यज्ञनागत 
सुन्दरता की अ्रभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित पंक्तियों में सौन्दर्य के इन्हीं दो 
रूपों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । वे दोनों कलात्मक श्रौर मानवीय 
सौन्दर्य के नाम से श्रभिहित किये जा सकते हैं । 
कलात्मक-सौन्दर्य - 

वाह्म रूप की प्रान्तरिक श्रनुभूतियां ही श्रपनी विशेष प्रक्रिया से कला- 
त्मक सौन्दर्य का अ्रधिष्ठान बनती हैं। मनोजगत को बाह्य जगत की दृश्य 
ऐन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार होने पर अन्त:करण की सक्रियता उस बाह्य 
रूप में एक नवीन भावना का समावेश कर देती है। इस प्रकार वस्तु की 
श्रभिव्यक्ति कलात्मक हो जाती है । यहां वस्तु का स्थृूलतत्व मानस की सूक्ष्म 
सत्ता का साहाय्य पाकर विभिन्न कलाओं के रूप में स्फुरित हो जाता है। मूल 
सामग्री ही भावना संवलित होकर श्राकपंक रूप में श्रभिव्यक्त हो जाती है। 
अभिव्यक्ति.के कारए उत्पन्न होने वाले सौन्दर्य को कलात्मक सौन्दय॑ कहते हैं ;। 


६२ मध्यकालौन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


कला का यह सौन्दर्य कलाकार की सर्जनात्मक शक्ति के ऊपर निर्भर 
रहता है। उसकी अभिव्यजञ्ञना में व्यक्तिगत विशेषताओ्रों का समावेश होता है । 
कवि अपनी गनुभूतियों को युग वैशिष्स्य के श्राघार पर कभी सहजभाव से और 
कभी सचेष्ट होकर अभिव्यक्त करने में भावना अथवा ज्ञान, बुद्धि श्रादि का 
सहारा लेता हैं । इसमें कवि द्वारा अपनाया गया शिल्प जिस सोन्दयय का विधान 
करता है, वही “कलात्मक सोन्दर्य' कहा जाता है। इसे ही अ्रभिव्यञझञनागत 
सौन्दयं भी कह सकते हैं । 


इस सोन्‍्दर्य का प्रत्यक्षीकरण ग्रन्य चाक्षुप विषयों के प्रत्यक्षीकरण की 
भांति सम्भव नहीं है, केवल अनुभूति का विषय है । काव्य सहदय के ग्रनुकूल 
होता हुआ उसे भावमग्न कर देने की क्षमता रखता है । काव्य में वशित वस्तु 
यथार्थ जगत में हमें ग्राकपषित कर लेने में कई वार अक्षम हो जाती है, परन्तु 
वही वाह्म रूप रेखा, शब्द, ध्वनि आदि में बंधकर रसानुभूति कराने लग जाती 
है । यही कलाकार की क्षमता है। वह अपनी क्षमता से रसानुभूति कराता हुम्ना 
स्थूल और कुरूप को भी सूक्ष्म और सुन्दर बना देता है। इससे आविभूत होने 
वाले सौन्दर्य द्वारा कलाकार अनुभूतियों के सम्बल, प्रतिभा भौर कल्पना के 
साहाय्य और चित्र विधायिनी शक्ति से सहदय के मानस पटल पर सोन्दर्य और 
रमणीयता की एक भ्रपूर्द छाप छोड़ देता है । सहृदय भी उस कलात्मक सृजन 
में प्रपती ही भावनाग्रों का प्रतिविम्व पाकर रस-मग्न हो जाता है। इस प्रकार 
कवि की प्रतिभा से शुष्क बाह्य तत्व या व्यापारादि काव्यात्मक रूप पाकर 
कलागत सौन्‍्दय॑ं कहे जाते हैं । इससे उत्पन्न होने वाली नवीनता मूलक रमणी- 
यता की अ्रनुभूति ही रसानुभूति है। ग्रतः काव्यगत सौन्दर्य की कलात्मक मानस 
श्रनुभूति ही रस है । 

भारतीय काव्य शास्त्र में इस अनुभूति को भिन्न काव्य सम्प्रदायवादियों 
ने अलग-ग्रलग रूप में ग्रहण किया है । विश्वताथ का रस सम्प्रदाय, आननन्‍्द- 
वर्घन का ध्वनि सम्प्रदाय, दण्डी का अलंकार सम्प्रदाय, कुन्तक का वतक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय, वामन का रीति-सम्प्रदाय इसी को व्यक्त करने के विभिन्न मार्ग है। 
क्षेमेन्द्र ने इसका स्पष्टीकरण ग्रौचित्य द्वारा किया है भाचाय॑ जगन्नाथ शब्द में 
रमणीयता को पाने का प्रयास करते हैं। मम्मटाचायं शब्द झौर प्र्थ के 
समन्वय में इसे देखते हैं । भ्रभिनव गुप्त के श्रनुसार गुणा, भ्॒लंकार भरौर श्रौचित्य 
के ध्वनियुक्त शब्दार्थ द्वारा समन्वित रूप में सोन्दर्य की भनुभूति होती है। 
कोई वाच्यार्थ को महत्व देता है कोई प्रतीयमान भ्रथ में ही रमणी के प्रंगों में 
व्याप्त लावष्य के समान उस सोन्दर्य का अस्तित्व पा लेता है। इससे स्पष्ट है कि 


रूप सौन्दय-अ्रभिव्यक्ति निवंचन ६३ 


काव्यगत सौन्दर्य के अस्तित्व को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में अवश्य 
स्वीकार कर लेते हैं । 

इस काव्यगत सौन्दर्य का मूल स्रोत प्रकृति और मानव जगत का 
वह सम्पूर्ण रूपाकार है जो कल्पना और अनुभूति की रमणीयता प्राप्त करके 
सुन्दर बन जाता है | मानव एवं प्रकृति का जड़ तत्व कल्पना से ही चेतन बन 
जाता है । इससे एक विशेष ग्रानन्द मिलता है | इस आनन्द का आधार मानव 
है। श्रतः इस आनन्द के मूल में स्थित सौन्दर्य भी मानवीय सौन्दर्य की 
अ्रनुभूति हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सृजनात्मक कल्पना की दृष्टि से 
अनुभावन करने पर सभी वस्तुएँ सुन्दर हो जाती है । यहां तक कि प्रकृतिगत 
सौन्दर्य में भी वस्तु का गुणा, कल्पना की सृजनात्मक चेतना आदि कलात्मक 
सौन्दर्य के कारए बन जाते हैं । सृजन के इस सौन्दर्य में प्रदर्शन की भावना 
वर्तमान रहती है । 

यह सृजन एकान्त क्षणों में सम्भव हो सकता है, परन्तु उसका एकान्त 
भाव सदा बना नहीं रहता । उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक चेतना 
बनी रहती है। इसी से प्रदर्शन की कलाझं में श्रोताग्रों की रुचि का ध्यान 
बना रहता है । ऐसी कलाग्रों में चाक्षुप रूप सौन्दर्य की महत्ता बनी रहती 
है । इस रूप पर ग्रवलम्बित होते हुए भी रूपगत सौन्दर्य श्रौर कलात्मक सौन्दर्य 
में श्रन्तर है । 

(१) कल।त्मक सौन्दर्य मनोजगत का सौन्दर्य है, यद्यपि इसकी चयन 
सामग्री का ग्राधार यही रूपाकार गत प्रकृति एवं मानव जगत का क्षेत्र है। 

(२) काव्यगत सौन्दर्य की मानसिक अनुभूति की मान्यता सभी सम्प्र- 
दायों में हैं । 

(३) बाह्म रूप में ही सौन्दर्य की श्रनुभूति होती है। यही रूप रमणीय 
होकर ग्राकर्षण का कारण बनता है । 

(४) कलात्मक सौन्दर्य एकान्त, व्यक्तिगत श्रौर ग्रान्तरिक भ्रनुभूति एवं 
प्रतिभा का फल है। इसमें सृजन का एक अपूर्व भाव रहता है। इससे इसमें 
प्रभिव्यक्षनागत शिल्प का महत्व रहता है | यह श्रभिव्यञ्षना अनेक रूपों में 
प्रस्तुत की जाती है | 
कलात्मक सोन्दर्य के भेद 

काव्य-सृजन में श्रभिश्यज्जनागत-सौम्द्य का महत्व है। व्यक्ति भेद 
से भ्रभिव्यण्जना के रूप में श्रन्तर श्रा जाता है। काव्य के सृजन में कवि 
की व्यक्तिगत श्रनुभूतियां ही विषय वस्तु के समन्वय से एक विशिष्ट शैली में 





ह्ड मध्यका लीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


प्रकट हो जाती है । काल वा प्रभाव तो पड़ता ही है। कवि वस्तु के रूप का 
ग्राधार लेकर कल्पना एवं ग्रपनी वौडिक चेतना से ध्वनि ओर शब्द के प्रयोग 
द्वारा ग्रभीए ग्र्थ की सिद्धि करता है। इस प्रकार रूप, शब्द, ध्वनि और 
कल्पना के ग्राधार पर काव्य में कलात्मक-सौन्दर्य का स्फुरण होता है। इन 
चारों का स्थूल आधार व्यावहारिक दृष्टि से 'रूप' या उसका आ्राकर्षण ही है । 
सर्वप्रथम व्यक्ति रूप-आ्राका< की स्थूलता का बोध करता है। यही बोध कुछ 
क्षण बाद ही ग्राकार ग्रौर रूप से निमित उस वस्तुया व्यक्ति के गुण का 
आन्तरिक विश्लेपण करने में लग जाता है। इस कार्य में पहली क्रिया रूपा- 
कर्पण की स्थूलता की बोधिका ग्यौर दूसरी क्रिया गुण के आकर्षण और 
ग्रान्तरिक क्रिया का ज्ञान कराने बाली होती है। व्यावहारिक जीवन में रूपा- 
कर्पण की क्षरिकता के स्थान पर गुणों की चिरन्तनता अ्रधिक महत्वपूर्ण होती 
है। यही पक्ष काव्य में भाव-सौन्दर्य बनकर प्रस्तुत होता है। इन दोनों रूप 
प्रौर भाव-की सोौन्दर्याभिव्यक्ति ही काब्य का लक्ष्य है। अभिव्यक्ति के माध्यम 
से रूप ही भाव-सौन्दर्य बनकर आनन्द का कारण होता है। इस भाव-सौन्दर्य 
के सम्यक्‌ नियोजन में काव्यकार भावों (स्थायी ग्रादि) वस्तु-सौन्दर्य (परि- 
स्थिति, वातावरण, देशकाल, परम्परा) और हृश्य-सौन्दर्य (प्रकृति, मानव 
भौर विश्व के चित्र) को उपस्थित करता है। अपने इस सृजन को आ्राकपक 
बनाने के लिये वह अ्र्थ-परिवर्तत शब्द ध्वनि, चित्र-योजना आ्रादि भ्रनेक तत्वों 
का सहारा लेता है :-- 


(क) भ्रर्थ परिव्तंन- युग की भावनाश्रों के भ्रनुसार तथा सतत प्रयोग 
के कारण अनेक शब्दों के ग्र्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रयोग बाहुलल्‍य तथा 
लौकिक प्रसंगों के समावेश से “श्रीकृष्ण' शब्द के श्र में उत्तर-मध्यकाल 
के साहित्य में गिरावट ग्रा गई। इनका ग्र्थ सामान्य नायक से लिया जाने 
लगा । इसी प्रकार के ग्रन्य शब्दों में कन्हैया, साँवलिया, लाल, ललन लली 
प्रादि की गणना की जा सकती है। इसी से सम्बन्धित भ्रन्य शब्दों में भी 
गिरावट प्रा गई। इससे इन सभी शब्दों का प्रयोग लौकिक भ्रर्थ में होने लगा । 

(ख) शब्द-ध्वनि-- कलात्मक सौन्दर्य के अन्तगंत शब्द-ध्वनियों द्वारा 
भ्रनुकुल वातावरण की सृष्टि की जाती है। इनसे मानव की मूल संवेदना या 
भाव प्रकट होता है । शब्दों से उत्पन्न ध्वनि के माध्यम द्वारा चित्रात्मक गज 
वातावरण में फैलता रहता है। इसमें श्र्‌ ति-सुखदता और नाद-सौन्दयं प्रस्तुत 
को प्रभावशाली बना देने में समर्थ हो जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
श्रभिव्यञ्जना का कलात्गक सौन्दय्यं दीख पड़ता है। इस सौन्दय में श्र्‌ति- 


रूप सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति निवंचन &५ 


चित्र महत्वपूर्ण होता है| घ्वनि उत्पन्न करने वाले ये शब्द तीन प्रकार के 
होते हैं । 

(१) अनुकरणात्मक (२) रणनात्मक (३) लक्षणात्मक । ऐसे 
शब्दों का प्रयोग प्रायः मिलन प्रसंग पर अञ्रथवा रति प्रसंग पर श्र ति-माछ्ुय 
उत्पन्न करने या भावों को उदीप्त करने में किया गया है । 

ग्रनुकरणात्मक शब्दों द्वारा वस्त्रों की फरफराहट का बोब कराया जाता 
है । ऐसे प्रयुक्त शब्दों द्वारा स्वयं ही एक घ्वनि सी निकलती हुई प्रतीत होती 
है। यथा:-- 

“फहर-फहर होत पीतम को पीत-पट, 
लहर-लहर होत प्यारी की लहरिया | देव 

इसमें प्रयुक्त शब्दों के फरफराहट की आवाज से निर्जीव वस्त्रादि में भी 
मिलन-सम्भावना से श्रानन्द एवं उत्साह की अ्रभिव्यञ्जना हुई है । 

रखनात्मक शब्दों द्वारा श्राभूषणों से उत्पन्न ध्वनि के माध्यम से विशेष 
वातावरण एवं प्रसंगादि का बोध कराया जाता है। यह ध्वनि मिलन के 
भ्रवसर पर श्रपने चमत्कारिक प्रभाव के कारण प्रसिद्ध है। यथा:-- 

“भाँकभरिया भनकंगी खरी खनकंगी, चुरी तन कौ तन तोरें। दास 

श्राभूषणों के इस रणन का तत्काल श्रोर सीधा प्रभाव संवेगों पर 
पड़ता है । इससे मिलन प्रसंग की सुखदता बढ़ जाती है । 

लक्षणात्मक शब्दों में नाद और अ्रभिव्यक्ति का युगपत्‌ सौन्दर्य देखने 
को प्राप्त हो जाता है । यथा “उमड़ यौ परतरूप” जैसे प्रयोगों में लक्षणा द्वारा 
वाचक शब्द से भिन्न एक ऐसे श्रन्य श्रर्थ का बोध होता है, जो इन्द्रिय ग्राह्म होने 
के साथ ही रूप-सौन्दर्य के ग्राधिक्‍्य की व्यञ्जना करता है | रूप के उमड़ने में 
उसके भ्राकषंणा, पूएंता और तरलता श्रादि का बोध होता है । ऐसे चित्रों द्वारा 
काव्य का श्राकषंणा बढ़ जाता है । 

ह (३) विशेषणों के प्रयोग में, श्रभिव्यअजनात्मक-सौन्दर्य-वृत्ति स्पष्ट 
होती है । काव्य एवं प्रसंगानुकूल विशेषण के प्रयोग से रूप की श्रद॒भुत सृष्टि 
होती है, जिससे कवि की जीवन दृष्टि एवं भावनाओं का ज्ञान होता है । यदि 
उस शब्द के स्थान पर किसी श्रन्य पर्याय ध्वनि का प्रयोग करें, तो न तो 
रूप की भ्रदभुत सृष्टि ही हो सकेगी श्रौर न काव्य-सोन्दर्य की विलक्षण श्रभि- 
व्यक्ति ही | श्रतः विशिष्ट विशेषणों के चयन में चित्रोपम सोन्दर्य एवं कवि की 
भावना इन दोनों का समन्वय रचना के ग्राकपंण को बढ़ा देता है। ऐसे 
विशेषणों का प्रयोग श्रंगों की मधुरता, कोमलता, श्राकपंण श्रादि की भ्रभि* 


६६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ए-काव्य में रूप सौन्दर्य 


व्यक्ति द्वार उसका रूपचित्र उपस्थित करने में हुआ है। लाक्षरिक शब्दों के 
प्रयोग, वर्ण की महत्ता, अंग वर्णान के प्रसंगों पर इन शब्दों द्वारा ऐन्द्रिय चल्चु- 
चित्र के साथ भाव-चित्र रूप और रस का समन्वय भी प्राप्त हो जाता है । 
जैसे अनियारे नयन, लाज कसी अंखियां, उतुज्भ उरोज, सुरंग चुनरी, सघन- 
जघन, गदरे देह, जगमगे जोवन आदि शब्दों द्वारा यही भाव व्यक्त होता है। 
इनमें क्रिया मुलक विशेषणों से (ललचौही चखन) मानसिक भावों की प्रभि- 
व्यक्ति भी होती है। अनेक विशेषणों के प्रयोग से रूपचित्र में एक भ्रन्य शक्ति 
ज्त्पन्न हो जाती है। ग्राकार और कठोरता को व्यक्त करने वाले विशेषण 
कुचों की उपमा में प्रयुक्त हुए हैं। क्रियात्मक पक्ष के द्योतक विशेषणों से 
चित्रोल्लेखन एवं भावों की क्षमता व्यक्त होती है। ठाढ़े, उचके कुच में यही 
पक्ष है। 'खरे' विशेषणा में मांसलता की भ्रभिव्यक्ति है। सुरंग चूनरी भ्रादि 
द्वारा चक्षुग्राह्म उत्ते जना मूलक॒ विशेषणा का प्रयोग हुआ है। घनानन्द के 
विशेषणों में विपयिनिष्ठता का रंग अ्रधिक है, रसखान का रूपचित्र एवं देव की 
ऐन्द्रिय भावना प्रधान है । बाद की रचनाओ्रों में प्रयुक्त विशेषणों द्वारा प्रस्तुत 
विषय में चमत्कार लाने की चेट्टा की गई है । 

(४) मुहावरों के प्रयोग में प्रयोजनवती भ्ौर रूढ़ि लक्षणा के दर्शन 
होते हैं । श्रारम्भ में इनका प्रयोग प्रयोजन विशेष में होता रहा, परन्तु सतत 
प्रयोग से वे रूढ़ श्रर्थों में प्रयुक्त होने लगे हैं। इन्हीं मुहावरों के प्रयोग में 
स्वभावोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आ्रादि कई भलंकारों का सोन्‍्दर्य 
भी देखा जा सकता है। भावों की ग्रभिवृद्धि और भप्लंकारों के चमत्कार से 
प्रभिव्यञज्जना में निखार श्रा जाता है। मुहावरों का प्रयोग मुख्यतः मन, चित, 
श्रांख भ्रादि के प्रसंग पर हुआ है। मतिराम ने 'रसराज! में श्राँखों के लिये 
प्रखियाँ भर गई (छंद १६) हग जोर (छंद १२७) नेनन को फल पायो 
(छंद २३५); देव ने 'सुन्दर विलास' में मिले हग चारों (१२) बंक विलो- 
कनि प॑ ही विकान्यो (पृ. € प्रेम चन्द्रका) और पद्माकर ने 'जगद््‌विनोद” का 
प्रयोग किया है, मन के लिये मन भायो न कियो (छंद १३५८ रसराज) गुन 
आ्रौगुन गने नहीं (छंद ५३) (जगद्विनोद) भ्रादि का प्रयोग है। कुल कानि 
गंवाए (छंद १३२ रसराज) तिनतोरत फिरत (सुन्दर विलास पृ. €) भ्रादि 
अन्य मुहावरों का सोन्दर्य भी देखा जा सकता है । 


मुहावरों के प्रयोग का मूल उद्दंश्य शरीरी सोन्दर्य की झभिग्यक्ति 
को हृदय श्रावजंक बनाना है। श्रांख, मन भोर चित्त सम्बन्धी मुहावरों में 
क्रमश: इनके लड़ने, बंधने श्र चोरी चले जाने में प्रेम-आव का एक क्रमिक 


रूप सौन्दयं-अभिव्यक्ति निर्वंचन ६७ 


विकास दीख पड़ता है। रूप-लावण्य पर आधारित ग्रांखों के चार होने में 
मांसल सौन्दर्य का आग्रह ही अधिक दीख पड़ता है । 

वैभव से भिन्न सामान्य ग्रहस्थ जीवन के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त 
होने वाले मुहावरों में 'रवा राखत न राई सी 'ठेंग गनौगी” आदि मुहावरों 
द्वारा प्र्थवत्ता लाई गई है । अ्रलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन में मुहावरों को 
देख सकते हैं। घनानन्द ने विरोधाभास के लिये मुहावरों का प्रयोग किया है। 
असंगति का चमत्कार बिहारी में दर्शनीय है । 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुहावरों के प्रयोग द्वारा भावों में 
तीव्रता लाई जाती है । मुहावरे जब कवि के साध्य बन जाते हैं, तो भाव-तीब्रता 
के स्थान पर चमत्कार का प्रदर्शन अधिक होने लगता है। उचित प्रभाव की 
व्यज्जना के लिये मुहावरों का सुविचारित प्रयोग अभीष्ट श्र्थ की सिद्धि 
करता है। 

(५) चित्र-योजना-भ्रभिव्यञ्जना के कलागत सौन्दर्य के लिये काव्य 
चित्रों को उपस्थित करने की परम्परा मध्यकालीन साहित्य में अत्यधिक रही 
है। चित्र के माध्यम से ही अनुभूतियाँ ग्राकार ग्रहण करती हैं । इन काव्य 
चित्रों के दो भेद-लक्षित चित्र योजरा श्रौर उपलक्षित चित्र योजना किये जा 
सकते हैं। पहले में वाह्य रेखाओ्रों और वर्णों श्रादि के द्वारा चित्रोपस्थिति का 
तत्काल ज्ञान हो जाता है और दूसरे में श्रप्रस्तुतों एवं साहश्य-विधान द्वारा 
ज्ञान होता है। लक्षित चित्र योजना के दो भेद-रेखा-चित्र श्रौर वर्ण चित्र माने 
जा सकते हैं। इन दोनों में क्रमश: रेखाओं या वर्णों के द्वारा श्रालम्बन के रूप 
को भ्रभिव्यक्त किया जाता है । इस सावन में कलाकार का चेतन मन सहजतया 
रेखा या वर्णो द्वारा स्पष्ट हो जाता है । उपलक्षित चित्रों में साहश्य-विधान 
एवं भ्रप्रस्तुतों की महत्ता रहती है। चित्र योजना के इन दोनों प्रकारों में 
श्रभिव्यअजना का कलात्मक श्रौर मानसिक वृत्तियों का सुन्दर स्वरूप उपस्थित 
होता है । 

(क) लक्षित चित्र योजना के भ्रन्तगंत रेखा-चित्र द्वारा रूपांकन के 
साथ ही ज्ञानेन्द्रियों के श्रन्य विषयों रस, शब्द, स्पर्ण, गंध का भाव भी कहीं- 
कहीं लक्षित होता है । उदाहरणार्थ, रूप में स्पर्श की भावना से ही श्रानन्द 
का उदबोध होता है | दो या दो से श्रधिक विषयों के समुचित रूप के कारण 
ग्राकार की महत्ता बढ़ जाती है। रूप मात्र या श्रन्य कोई भी एक विषय 
अपनी नीरस भ्रवस्था में श्राननद का जनक नहीं हो पाता | इसीसे नख-शिख 
की रूढ़िग्रस्त परम्परा, नायक-नायिका भेद का घिसा-पिटा रूप, भ्रभिसारिका, 


हद मध्यकालीन हिन्दी क्रष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


खण्डितादि के वर्गोनों की एकरूपता ग्रादि से बौद्धिक संतुष्टि भले हो जाय, 
उनसे रसानुभूति नहीं हो पाती । इससे ग्रभिव्यञड्जनात्मक विविधता स्पष्ट 
होती है परन्तु इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि मध्यकालीन चित्रों में 
नयनाभिराम रूपों, भाव-चित्रों, ग्नुभावों ग्रादि का सौन्दर्य है ही नहीं । इनको 
अपने उत्कृष्टतम रूप में मध्यकाल में देखा जा सकता है । 





रेखा-चित्रों हरा नायिका के रूप और उसकी चेष्टा की सुन्दरतम 
ग्रभिव्यक्ति हुई है । रूप आकर्षण का प्रमुख साधन है । अनुभावों और चेष्टाओं 
से प्रेम प्रकट होता है । ये उद्दीपन के उपकरणा हो जाते हैं । अ्रतः रेखा-चित्रों 
में इन तीनों को आत्मसात्‌ कर लिया जाता है। मतिराम के प्रसिद्ध छंद 
कु दन कौ रंगु फीकी लगे, भलकें ग्रति अ्रंगन चार गुराई” में रूढ़िग्रस्त उप- 
मानों के न होने पर भी कुंद से गौर वर्णा, आंखों के आलस्य श्रौर चितवन 
के विलास द्वारा सौन्दर्य का संश्लिप्ट रूप उपस्थित होता है। यह भावमय, 
व्यज्जक और मनोरम है। चेप्टा और हावों का सौन्दयं बिहारी में अधिक है ।? 
हावों का सम्बन्ध मन से होने पर मन की विविघ दशाओं का ज्ञान इसके द्वारा 
हो जाता है । इस प्रकार के चित्र-निर्माण की क्षमता मध्यकालीन कवियों में 
बहुत पाई जाती है । 

वर्ण योजना-चित्र-निर्माणण में रेखाग्रों द्वारा रूप उपस्थित करने में 
वर्ण योजना का भी अत्यधिक महत्व है । इससे ग्रभीष्सित भावों की अभिव्यक्ति 
हो जाती है। वर्णो द्वारा रूप उपस्थित करने में नायिका की ग्रांगिक वर्ण- 
शोभा एवं प्रसाधन गत शोभा का वर्णन होता है । प्रसाधन वस्तुओं में भ्राक- 
पंण उत्पन्न करने के लिये वर्रा की अनुरूप योजना वर्णा-मिश्रणा, प्रतिरूप वर्ण 
योजना श्रौर वर्ण परिवर्तन का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। इन 
वर्णो के साहश्य का आराधार प्रकृति, प्रसाधनगत सामग्री (वस्त्राभूषएण), पावक 
एवं श्रग्निशिखादि है । प्राकृतिक साधनों द्वारा वर्ण योजना ने नक्षत्र ग्राकाशादि 
तथा पुष्पादि का आधार ग्रहरा किया गया है। वस्त्राभूषणों में वैभव के उप- 
कररा, विभिन्न रत्नों के साथ कामदार साड़ी, अंगिया, चोली, चूनरी श्रादि की 


चर्चा है। दीपशिखा के कथन द्वारा अंग-ज्योति एवं प्रकाश की श्रभिव्यक्ति 
सरलतया हो सकी है । 


गतिशील वर्ण योजना द्वारा सुकुमारता की अभिव्यक्ति हुई है। 
“सुन्दरी तिलक' में बताया गया है कि नायिका के पाँव घरने से रंग की घारा 





3 नासा-मोरि नचाइ हग करी कका की सौंह । 


काँटे सी कंसकति अ्रजों गड़ी कटीली भोंह । बिहारी । 


रूप सौन्दय्य-अ्रभिव्यक्ति निवंचल ६६ 


प्रवाहित होने लगती है, और भीतर से वाहर तक जुन्हाई की घार सी दौड़ 
जाती है । ? लाल और श्वेत रंगों द्वारा थावों की स्वाभाविक लालिमा और 
तन-द्यू ति का ग्राभास कराया गया है | शारीरिक कोमलता और सुकुमारता 
की ऐन्द्रिय अनुभूति नायिका के समग्र सौन्दर्य को व्यक्त कर देती है। ग्रंग की 
फूटती ज्योति से मूर्त प्रत्यक्षीकरण सफलता से हो जाता है । 

(ख) उपलक्षित चित्र योजना या श्रप्रस्तुत योजना का सौन्दर्य-उपमेय 
का रूप उपस्थित करने के लिये कवि उपमान का प्रयोग करता है। यह 
साहश्य विधान द्वारा ही अ्रधिक होता है उपमा और रूपक के द्वारा उपमेय 
के स्वरूप का बोध केवल चश्षु का विषय ही नहीं रहता है, अपितु भावों 
के उद्वोध के साथ इससे एक वातावरण की सृप्टि भी होती है इन ग्रलंकारों 
का ग्रान्तरिक महत्व होता है। यथा “विपत्ति का समुद्र” कहने से इसकी 
अननन्‍्तता और भयंक्रता का वर्णेन किया जाता है। इससे जो वातावरण 
बनता है वह मानसिक भावों को उद्बुद्ध करता है इन उपमानों के प्रयोग में 
रुचि, वातावरण श्र देशकाल का संकेत होता है इससे चित्रयोजना में कवि 
की बोधवबृत्ति श्रौर भाव-वृत्ति दोनों का समन्वय होना चाहिए इसमें एक विषय 
होते हुए भी व्यक्तिगत रुचि से विभेद हो जाता है । रीतिकाल में रूढ़ उपमानों 
का प्रयोग नारी के स्थूल अंगों के चित्रण के लिये किया गया है ओर चित्र 
योजना के लिखे ग्रहण किये गये अ्प्रस्तुतों का क्षेत्र तत्कालीन वातावरण 
प्रकृति, पशु-पक्षीजगत शास्त्र-ज्ञान और व्यावहारिक जीवन रहा है। जैसे 
सुरतिरण, प्रेम-सरिता, मन-मृग, तिय-तिथि हृदय-हिडोल झादि क्रमशः इन्हीं 
क्षेत्रों के उदाहरण हैं । 

बिहारी के अ्रप्रस्तुत दरवारी वातावरण से, देव के पशु पक्षीजगत भ्रोर 
घरेलू जीवन से ग्राये है । इन अप्रस्तुतों का प्रतीकात्मक श्रर्य कवि की वृति को 
स्पष्ट करता है | देव ने नायिका को 'पिंजरा की चिरी' कह कर पीड़ा, वेदना, 
तड़फन ग्रादि मानसिक स्थितियों का वर्णन किया है। घरेलू भ्रप्रस्तुतों में देव 
ने मन के लिये मोम, माखन, घी आरादि के प्रयोग से द्रवशशीलता का संकेत 
किया है । मध्यकाल में अ्रप्रस्तुतों के चुनाव में दो बातों का ध्यान रखा 
गया है| 


१ वाँव घरे श्रलि ठौर जहाँ तेहि श्रोरते रंग की घार सी घावति 
भीतर भौनते बाहिर लौं द्विजदेव जुन्हाई की घार सी धावति । 
सुन्दरी-तिलक । 


१०० मध्यकालीन हिन्दी क्रृप्ण-क्राव्य में रूप सौन्दर्ये 


(१) रूप और प्रेम को उद्दीप्त करने वाले अप्रस्तुत । 

(२) इन प्रस्तुतों का तीन क्षेत्र है (६) सामान्तीय जीवन में वैभव- 
विलास झ्ोर रूप की आसक्ति दिख पड़ती है। (४) घरेलू जीवन के भश्रप्रस्तुतों 
में द्रट्शाशीलता है (#) प्रकृति पशु-पक्षी के जीवन से ग्रहीत गप्रस्तुतों द्वारा 
नायिका की संयोग-वियोग सम्बन्धी मानसिक भावना व दशा का वर्णन किया 
गया है । इस अ्प्रस्तुत योजना का आ्राधघार साहष्य है जो तीन रूपों-रूप 
साहश्य, धर्म-साहश्य श्रौर प्रभाव साहश्य में प्रकट होता है। 

रूप साहश्य- साहश्यमूलक श्रप्रस्तुत योजना में आकार के साथ वस्तु 
का भावात्मक बोध भी कराया जाता है । यहां रूपानुभूति की तीव्रता का 
महत्व अधिक हो जाता है । 

रूप साम्य में अप्रस्तुत विधान का लक्ष्य वस्तु चित्रण को रमणीय 
बना कर उसे उत्कर्ष देना होता है । इससे सहृदय की कल्पना उद्दीप्त होती 
है । रूप-साम्य से वस्तु चित्रण रमणीय होता है। इस साहश्य विघान का 
मुख्य उद्दे श्य सौन्दर्य का बोध करना होता है । उपमानों द्वारा वर्ण्य वस्तु का 
चित्र उपस्थित हो जाता है परन्तु रीतिकाल का रूप-वर्णान नख-शिख की 
सीमा में रूढ़िवद्ध हो गया है । संस्क्रत साहित्य में प्रयुक्त उपमानों का पिप्ट- 
पेपर ही अधिक हुआ है | ऐसे परम्परागत उपमानों से रूपानुभूति में तीव्रता 
नहीं ग्राती । 

धर्मं साभ्य--का एक अच्छा उदाहरण दास कवि ने दिया है। “हरख 
मरु धरनि को नीर भौ री । जियरो मदन तीर गन को तुनीर भौ ।” इसमें मरु- 
#मि की विशेषता पानी को सोख लेने में है । इस धर्म के साम्य से हर्ष के 
क्रमशः विलीन हो जाने की क्रिया को प्रत्यक्ष किया गया है। घर्मं साम्य का 
यह उदाहरण भ्रछृता होने से सौन्दर्य को बढ़ाने वाला हो सका है। इससे 
उत्पन्न रमणीयता द्वारा वर्णन प्रभाव पूर्ण हो जाता है। यह रूप साम्य की 
अपेक्षा साहृश्य का सूक्ष्मतर विधान करता है । 


प्रभाव साध्य--अ्रप्रस्तुत योजना की इस सीमा में सूक्ष्म तत्व के प्रभाव 
की व्यज्जना होती है। इससे आलम्बन का प्रभाव अधिक पूर्ण होता है । 
पुरुष-सौन्दर्य की श्रभिम्यक्ति में प्रभाव साम्य की व्यज्जना अधिक है, क्योंकि 
उसी के रूपादि से प्रभावित होकर नायिकाओ्ों की विभिन्न स्थितियों का चित्रण 
होता रहा है। देव का एक उदाहरण देखिए :- 

ये अंखियां सखि झ्रानि तिहारिये. जाय मिलीं जल बूद ज्यों कूप में । 

कोटि उपाय न पाइए फेरि समाइ गई रंग राह के रूप में। 


रूप अभिव्यक्ति-सिद्धान्त निवंचन १०१ 


श्री कृष्ण के रूप में ये आँखें उसी प्रकार जाकर समा गई जैसे जल 
विन्दु कूप में समा कर लय हो जाता है । इसमें प्रभाव का साम्य है, जो लय 
होने के व्यापार द्वारा स्पष्ट हो जाता है । 

सँभावना मूलक साहश्य-योजना में उत्प्रेक्षा अलंकार लोकानुभूति श्रौर 
कल्पना पर आ्राधारित होकर अत्यधिक काव्य सौन्दर्य का सर्जक वन जाता है, 
परन्तु रूढ़ियों के निर्वाह में पड़कर बहुज्ञता का प्रदर्शन नीरस हो उठता है 
नख-शिख में दूर की सूक वाले ऐसे अश्रस्तुतों का प्रयोग होता है । वास्तव में 
उत्प्रक्षा द्वारा चमत्कार पूरा लालित्य के ग्रा जाते से काव्य सीन्दय की श्रीवृद्धि 
हो जाती है । “हार मानि प्यारी विपरीत के विहार लागि, सिथिल सरीर रही 
साँवरे के तन पर , मानहु सकेलि केलि केतिकों कला की करि, थाकी है चलाकी 
चंचला की छोर घन पर ।” यहाँ केलि का करीड़ात्मक पक्ष मूर्तिमान हो गया है । 
इससे रूप की चेतना जाग्रत होती है। भावानुभूति को तीब्र करने वाले अप्रस्तुतों 
की योजना भी मिलती है । अप्रस्तुतों में चमत्कार मूलक, और अतिशयमूलक 
अलंकारों के द्वारा भी रूप की या दशा की तीब्रता बताई गई है । निष्कर्ष यह 
है कि जहां परम्परायुक्त साहश्य विधान है, वहाँ वह काव्योत्कर्प में सहायक 
नहीं हुश्रा है, परन्तु श्रन्य स्थलों पर थे अप्रस्तुत रूप-चेतना और भाव की 
अ्रनुभूति कराने में समर्थ हुए हैं। रूप -चेतना की प्रवलता में तो संदेह का 
स्थान ही नहीं है, देव, घनानन्दादि ने भावानुभूति का अधिक ध्यान रखा है । 
कलागत इन सभी विशिष्टताओं का उद्दं श्य मानवीय सौन्दर्य का उत्तकर्ष 
दिश्वाना है । 
सानवीय-सौन्दर्य-- 

इस जगत क्री प्रत्येक वस्तु मानव के आ्राकर्षणा का केन्द्र हो 
सकती है । मानव वस्तु को देखकर उसे ग्रथिकाधिक सुन्दर ढंग से 
व्यक्त करना चाहता है। वस्तु की प्रथम अनुभूति उसके मन में जिज्ञासा 
उत्पन्न करती है । उसकी कलात्मक बुद्धि उसमें सुन्दरता का श्राधान कर देती 
है । इससे उस वस्तु के स्वरूप का रसास्वादन करने में तृप्ति होती है । कला- 
कार के हृद्देश में श्राकपंक वस्तु के ऐन्द्रिय सन्निकर्ष से ग्राध्यात्मिक सत्व प्रधान 
भावनात्रों की जाग्रति होती है, यह जागृति उसकी मानसिक अनुभूति है। इसी 
को वह कलात्मक ढंग से भ्रभिव्यक्त करके उसमें सौन्दर्य की सृष्टि कर देता है । 
यहाँ कलाकार अ्रपनी सीन्दर्यानुभूति को मूर्त रूप देता है श्रीर सहृदय उन 

मूर्तिमान भावों का श्रास्वादन करके तृप्त होता है । यों तो कलाकार के अनुभव 

की यह प्रेरणा उसे जगत की सभी वस्तुओ्रों से मिलती है, परन्तु मानव उसे 
सबसे श्रधिक प्रेरित करता है । इसी से उसने अपनी श्रनुभूति का श्राधार मानव 


१०२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सौन्दर्य 


जगत को बनाया झ्लौर उसके सुन्दरतम रूप की ग्रनुभूति करके चराचर विश्व 
सौन्दर्य का अनुभव करने लगा । मानव के इसी सीन्दर्य के माव्यम से कलाकार 
प्रकृति या वस्तु सौन्दर्य की ओर उन्मुख होता है । अ्रतः प्रकृति की उपयोगिता 
श्रथवा उसके सोन्दर्य का मूल्यांकन मानव भावों की सापेक्षता में है । यह 
उपयोगिता सोन्‍्दर्य के निर्धारण में सहायक होती है । उपयोगिता के आधार 
पर वस्तु या व्यक्ति के सौन्दर्य का मूल्य घटता-बढ़ता रहता है । यह उपयोगिता 
स्थूल हृष्टि से भोतिक तत्वों के उपभोग से तथा सूक्ष्म हष्टि से मानसिक तृप्ति 
से आती है । भोतिक तत्वों के उपभोग का प्रमुख साधक माध्यम सोन्दर्य है और 
मानसिक तृप्ति में आनन्‍्तरिक भावनाओं की प्रमुखता होती है । इस शारीरिक 
सोन्द्य के उपभोग और तज्जन्य मानसिक ग्रानन्द का प्रमुख ग्राघार मानव है । 
श्रतः मानव सौन्दर्य तथा उस सौन्दर्य को बढ़ाने वाले साधनों एवं अन्य उपकररों 
को सीन्दर्य के अन्तर्गत माना जायगा। 

मानव सोन्दर्य की चर्चा करते ही उसकी परिधि या सीमा का ध्यान 
प्रा जाता है । यों तो इस सीन्दर्य की अ्रनन्‍्तता और असीमता का गुणागान 
प्रधिकांश भावुक श्वृज्ञार कवियों ने किया है, परन्तु इस सौन्दर्य वर्णन के 
ग्रालम्बन की एक सीमा है | वह सीमा नारी और पुरुष के सौन्दर्य वर्णान की 
है । इनमें से केवल एक का सौन्दर्य वर्णन मानव की सम्पूर्णता की दृष्टि से 
अ्रपर्याप्त है । मानव के पूर्ण सौन्दर्य की ग्रभिव्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों को ही 
आ्राधार बनाकर हो सकती है । स्त्री की शारीरिक कोमलता पुरुष की परुषता 
से मिलकर मोहक वन जाती है। इन दोनों गुरों का श्रस्तित्व एक दूसरे का 
पूरक है । पुरुष-सौन्दर्य वर्णन में उसका पौरुप सदेव आकपंक होता है और 
स्त्रियों की रमणीयता हृदय को आवर्जित कर लेती है । पुरुष-वर्णान में उसकी 
शारीरिक कोमलता आ्रादि का वर्णान भी मिलता है, परन्तु नारी-सौन्दर्य वर्णन 
की तुलना में इसकी मात्रा कम है। हिन्दी का भक्ति साहित्य बालक के मधुर 
एवं भ्रबोध सौन्दर्य के भ्रंकन में प्रमुख है श्र रीतिकालीन साहित्य नारी के 
रमणीय रूप की मधुरता और सोन्दर्य का अंकन करता है। इस प्रकार भक्ति काल 
में पुरुष-सोन्द्य और रीतिकाल में नारी-सौन्दर्य का वर्णन करके मानव-सौन्दर्य 
की दृष्टि से सामझस्य स्थापित किया गया है। इन दोनों के सम्मिलित सौन्दर्य 
में उत्पन्न पूर्णंता को मानव-सौन्दयं की संज्ञा प्राप्त है। इस सौन्दर्य में अन्त- 
निहित लावण्य, छवि या कान्ति की रहस्यात्मक जिज्ञासा के प्रति क्रृष्ण काव्य 
का मध्यकालीन कवि प्रायः मोन है । इससे उसका सौन्दयय वर्णन रहस्यात्मक न 


द्वोकर स्पष्ट हो गया है। यह स्पष्टता स्त्री और पुरुष दोनों के ही वर्णानों में 
मिल जाती है । 


रूप सौन्दयं-ग्रभिव्यक्ति निवंचन १०३ 


कवि प्रायः इन दोनों का वर्गान करता है । वह अपनी विभिन्न अनु- 
भतियों को समाज की सौन्दर्य चेतना से मिलाकर जिस सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
करता है, उसका प्रवान आधार स्त्री और पुरुष को ही बनाता है | यहाँ इन 
दोनों के सौन्दर्य का स्पष्टीकरण हो जाना झ्रावश्यक है । 

कवियों ने प्रायः पुरुषों के सौन्दर्य का वर्णान कम किया है। पुरुष की 
शारीरिक कठो रता के वर्णन में उनकी बृत्ति रम नहीं सकी । अंगों की सुकुमा- 
रता श्रथवा रमणीयता जैसे गुणों को पुरुष वर्णान का आघार नहीं माना गया। 
इन कवियों की हृष्टि में पुरुप का सौन्दर्य ग्रवयव के समुचित तथा समानुपातिक 
निर्माण में उतना नहीं है, जितना उसके कर्म में हैं । इसी से पुरुष के अ्ंग- 
प्रत्यंग वर्णान में कवि श्रपनी रुचि की स्थिरता नहीं रख थाता । पुरुष का नख- 
शिख उसके वर्णन का गौरा पक्ष है । जहाँ कहीं ऐसा हुआ है, वह बाल-रूप 
वर्णान के प्रसंग पर है। कृष्ण काव्य में गोषियों की रति भावना को उद्वुद्ध 
करने के लिये भी इस नख-णशिख का संक्षिप्त वर्णन मिल जाता है। रीति काल 
के ग्वाल' जैसे दो एक कवियों ने श्रीकृष्ण के नख-शिख वर्णान में स्वतन्त्र ग्रन्थों 
का सृजन किया है परन्तु पुरुप-वर्णान की परम्परा प्रचलित न हो सकी। श्रतः 
पुरुष-सौन्दर्य का निर्धारण अंग-प्रत्यंग वर्णान के द्वारा न होकर उसके शील और 
कत्त व्य पालन द्वारा होने लगा । 

पुरुषों में कत्त व्यू पालन की यह बारणा उसे लोक-हित की प्रेरणा देती 
है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पूर्ण करने में सचेप्ट रहेगा, उसी का व्यक्तित्व 
आकर्षक माना जाता है । ऐसे व्यक्तियों का कार्य क्षेत्र युद्ध और दुप्ट-दमन द्वारा 
लोक-कल्याण करना है । उसकी सुन्दरता देश रक्षा द्वारा निर्वारित की जाती 
है । उसका कर्म सौन्दर्य दया, क्षमा, श्रात्म-निग्रह, कप्ट-सहिप्णुता द्वारा निख- 
रता है। पुरुष सौन्दर्य के इस अंश की चर्चा वयः प्राप्त व्यक्तियों की दृष्टिसे 
की गई है । कृष्ण साहित्य पुरुष सौन्दर्य के इस रूप की ओर केवल संकेत मात्र 
कर सका है । 

हिन्दी के क्रृप्णा कवियों ने पुरुष सोन्दर्य के वाल एवं वयः प्राप्त रूपों 
को ग्रहण किया है । कृष्ण का लोक रक्षक रूप उनकी लोकरंजकता में ही 
निहित है । कत्त व्य पालन व असुर संहार के कर्मों का सौन्दर्य दीख पड़ता है, 
परन्तु कवियों ने इस रूप को महत्व नहीं दिया । उन्होंने श्रीकृष्ण के मोहक 
रूप की ही श्रवतारणा की है | शिशु सौन्दर्य की मोहकता एवं उल्लास का 
वर्णन सूर आदि भक्त कबियों ने किया है। उन्होंने वालक के स्वभाव की 
निष्कपटता, सरलता और अ्रवोधपन का अच्छा चित्र अंकित किया है । इस रूप 


१०४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


को वय-क्रम से चार अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं:--(१) कौमार, 
(२) पोगण्ड, (३) किशोर, (४) यौवन । 

हरि भक्ति रसामृत सिन्धु में इन अ्रवस्थाओं का वर्णान है। कौमारा- 
वस्था जन्म से पाँच वर्ष की अवधि तक मानी गई है, छ वर्ष से दश वर्ष तक 
पौंगण्डावस्था, दश वर्ष के पश्चात्‌ सोलह वर्ष तक का समय किशोर और उसके 
बाद की अवस्था को युवावस्था माना गया है ।' इनमें उज्ज्वल रस के लिये 
किशोरावस्था सर्व श्रेष्ठ है । इस अवस्था में वर्ण की उज्ज्वलता, नेत्रान्त में 
चारु छवि आदि प्रकट हो जाती है । रोमावली सघन हो जाती है। प्रसाघनों 
में वेजयन्ती माला, मोर पंख, नटवरवेष, वस्त्र आदि से शोभा बढ़ती है, वशी 
की मधुरिमा से व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है ॥ यही कारण है कि 
रीतिकालीन कवियों ने पुरुष रूप में श्रीकृष्णा की इसी अ्रवस्था के वर्णान को 
प्रश्रय दिया है और भक्ति काल में इसके पूर्व की अवस्था को काव्य का विषय 
बनाया है | इस किशोर रूप की आाद्य, मध्य और शेष तीन अ्रवस्थाओं की स्पष्ट 
विभिन्नता इस काव्य में नहीं मिलती, परन्तु वर्णानों को पढ़ने से ऐसा लूगता 
है कि रीतिकाल के किशोर रूप की रसिकता यौवनोन्मुख है । श्रतः यह किशोर 
वय के 'शेप काल' का वर्णान है। भक्ति काल का यह वर्णान 'किशोर वय' की 
शेष दो अ्रवस्थाओं का सूचक माना जा सकता है, क्‍योंकि रीतिकाल जैसी 
मांसलता एवं कामुक तरलता इस युग में नहीं है, फिर भी निश्चयात्मक रूप से 
एक विभाजक रेखा खींच देना सरल नहीं है । भक्ति काल में बालक रूप के 
कोमार, पोगण्ड और कंशोर रूप की चर्चा ए4ं उसके सौन्दर्य की अ्रभिव्यञ्ञना 
ग्रधिक हुई है । किशोर रूप की वर्णित चेष्टाओं से श्रीकृष्ण के “ग्राद्य, मध्य 


२3 “'वयः कौमार पौगण्ड कंशोरमिति तत्‌ त्रिघा । 
कौमारं पञ्चमाव्दान्तं, पौगण्डं दशमावधि । 
श्राषोडपाच्च कैशोरं योवनं स्यात्तत: परम्‌ ।”” 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु । कारिका ११६-१२८० दक्षिण विभाग । 
प्रथम लहरी । अच्युत ग्रन्थ माला काशी सं० १६८८ वि०। 
£ वर्शास्योज्ज्वलता का5पि नेत्रान्ते चारुणच्छवि: । 
रोमावली प्रकटता कंशोरे प्रथमे सति । 
वैजयन्ती शिखण्डादि नटप्रवरवेषता । 
वंशी मधुरिमा वस्त्र शोभा चात्र परिच्छद: । 
वही । पृ० १८८ छंद १२३-१२४-१२५। 


रूप सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति निर्वचन १०५ 


श्रौर शेष” इन तीनों अवस्थाओ्रों की सूचना मिल जाती है, परन्तु इसके और 
रीतिकाल के वर्णानों में 'कैशोरावस्था का कौनसा रूए कब प्रकट हो जायगा, 
यह नहीं जा सकता । अवसर और प्रसंग के ग्रनुकूल विभिन्न चेष्टाग्रों द्वारा इस 
वय का अनुमान लगाया जा सकता है, फिर भी यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं 
होगा कि भक्तिकालीन साहित्य ने क्रिशोर रूप के 'ग्राद्य। और “मध्य” अवस्था 
के सौन्दर्य को श्रौंर रीतिकाल ने इसके “शेष' अवस्था के सौंन्दर्य को महत्व दिया 
है । इस सौन्दर्य के अंकन में तया उसका एक विम्बात्मक स्वरूप उपस्थित करने 
में कवियों ने प्रकृति से अ्रप्रस्तुत योजना में उपमानों को ग्रहण किया है। कवि 
की अपनी अनुभूतियाँ, सौन्दर्य के साक्षात्कार से नये रूप में प्रकट होती है । कवि 
के मस्तिष्क में वर्तमान विम्वों में से अप्रस्तुतों को ग्रहण कर सौंन्दर्य का स्फुरण 
होता रहता है। इन बिम्बों के लिये इन कवियों ने 'तटस्थ' शोभा विधायक 
तत्वों में परम्परागत उपमानों को ग्रहणा किया है । ये उपमान प्रकृति श्रथवा 
व्यावहारिक जीवन की अनुभूतियों का आबार लेकर प्रयुक्त हुए है । मानव 
जीवन की सापेक्षता में प्रकृति की इन वस्तुओं को अनुकूल ग्रनुभव करते हुए 
कवियों ने उनके गुरा, क्रिया अथवा रूप का साम्य उपस्थित किया हैं । इससे 
प्रस्तुत की रमणीयता बढ़ती है और उसमें इन्द्रियों की अनुकूल वेदनीयता उत्पन्न 
होने से वह वस्तु भी सुन्दरता या सुखदता का साथक बन जाती है । इस प्रकार 
मानवीय सौन्दर्य के संदर्भ में साधक उपकरणों को भी सीन्दर्य की संज्ञा प्राप्त हो 
जाती है। इन उपकरणों का क्षेत्र असीम विश्व है । विश्व की सभी कोमल, 
सुखद, रमणीय, प्रसाबक वस्तुए' प्रयुक्त होती हैं । इनका प्रयोग किसी न किसी 
रूप में करके मानव अपने सौन्दर्य का वद्धं न करता है | इस सौन्दर्य का प्रयोग 
या उपभोग पुरुष और नारी दोनों ही करते हैं । इनमें पुरुष सौन्दर्य के शिशु 
बाल आदि अनेक अवस्थाञ्रों का अंकन किया गया है । यह सौन्दर्य नारी सौन्दर्य 
के बिना अधूरा है । ग्रतः भक्तिकालीन कवियों ने पुरुष के बाल, कौमार आदि 
विभिन्न रूपों का सुन्दर और हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किया है । इस रूप चित्र 
का पूर्ण विकास रीतिकालीन नायिका चित्रण के संयोग से हो सका है। इस 
काल में वय: सन्धिकाल की बदलती हुई शारीरिक एवं मानसिक परिस्थितियों 
तथा भावनाञ्रों से श्रारम्भ करके प्रौढ़ात्व को प्राप्त नायिकाओ्रों की विभिन्न 
शारीरिक, मानसिक परिवतेनों का सुखद एवं शोभा जनक वर्णान मिल जाता 
है । श्रतः पुरुष श्रोर नारी सौन्दर्य मिल कर पूर्णा मानव सौन्दर्य को व्यक्त करते 
हैं । श्रगली पंक्तियों में मानव सौन्दर्य के नारी सौन्दर्य विषयक विचारों का 


श्रनुशीलन होगा । 


१०६ मंध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


मानवीय सौन्दर्य की पूर्णाता नारी-सौन्दर्य वर्णन से आती है। नारी 
की कोमलता, सुकुमारता और रमणीयता कवियों के रसिक हृदय को आकर्षित 
कर लेतो है। वह नारी के रूप, वय, अंग, चेप्टा आ्रादि को देखकर मुग्घ होता 
है। उसके प्रति प्रनुभूतियों की प्रशंसात्मक प्रवृत्ति को काव्य के माध्यम से 
व्यक्त करता है। नारी के रूप की रीभ उसे विभिन्न दृष्टियों से देखने की 
प्रेरणा देती है। यहाँ कवियों के मन में नारी के प्रति सहज आकर्षण के 
कारणों के प्रति जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है। नारी को ही वर्णन का 
आ्राधार क्‍यों माना गया ? पुरुष की महत्ता नारी की तुलना में कम क्‍यों है ? 
इन प्रश्नों का समाघान अपेक्षित है । 

विचार करने से प्रतीत होता है कि आलोच्य काल के कवियों की दो 
हृष्टियाँ थींट--( १) भक्ति १रक हृष्टि--इसमें अपने आराध्य भ्रथवा आरा राध्या 
को सम्पूर्ण जगत की सुन्दरता से अधिक सुन्दर रूप दिया गया है। इस सीन्दय्य॑ 
निरूपण में 'सौभग सीवोां', 'ग्रनन्त-शोभा', शोभा-सिन्धु' आदि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है ।! पुरुष-पक्ष में इस प्रकार के सोन्दर्य-वर्णान का मूल उद्दंश्य नारी के 
मन में सौन्दर्य के इस श्रालम्बन के प्रति रति-भाव उत्पन्न करना है। रति 
श्ज्ञार रस का स्थायी भाव है। शज्जार में भ्रनुकूल प्रकृति के नायक-नायिका 
के मानसिक भावों एवं शारीरिक क्रियाओ्रों आ्रादि की प्रियता के संदर्भ में एक 
दूसरे के प्रति श्राकपंण उत्पन्न होता है। इस आकपण का मूल अवयव का 
सुन्दर, सुगठित और सुढर होना है । इसलिए स्त्री-पुरुष दोनों का सौरदयं निरू- 
पिण होता है। पुरुष-सौन्दर्य निरूपण में श्राराध्य के सोन्द्य की असीमता वर्शित 
है । इसका उद्दं श्य रूप की लीनता है। इसो लीनता से “रति' भाव का संचार 
होता है, परन्तु स्त्री-सोन्दर्य के भ्रभाव में यह लीनता एकांगी होगी । रति की 
पूर्ंता के लिए पुरुष के मन में स्त्री-सोन्दर्य का ग्राकपंणा आवश्यक है। भक्ति 
काल में स्त्री-सोन्दर्य के वर्णन का उ्दं श्य पुरुष को रिभाना था। पुरुष स्त्री 


7 (१) देखो माई सुन्दरता को सागर । सूर सागर (सभा) 
(४ ) सोभा सिन्धु न प्रन्त रही री । म गत 
(॥8) कृष्णदास प्रभु गोवर्धनघर, सुभग सोंव भझभिराम 
अरष्ट० परि० पृ० २३५ 
(४४) “भ्ररी यह सुन्दरता को ह॒द ।” गोविन्द स्वामी 
अष्ट० परि० पृ० २५६' 
(४ ) कुम्मनदास प्रभु सौभग सीवां, गिरघर घर सिर मौर। भ्रष्ट० परि० 


रूप सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति निर्वेचन क८४ ४५८ 


् 


४ (गाढढर. ११५ 


हार! थे 
&344 ५ >. 4६८3 ६ 
की अंग-सुन्दरता और प्रसाधन से उत्पन्न होने वाले ग्राकर्षण से रीक सकता 


है। इस दृष्टि से नारी-सौन्दर्य का वरणंन किया गया है:--+ 

“ओौचक ही देखी तेंह राधा, नंन विशाल भाल दिये रोरी । 

नील वसन फरिया कटि बांधे वेनी रुचिर भाल भकभोरी । 

सूर स्याम देखत हो रिभ्के न॑न-नंन मिलि परी ठगोरी। सूर सागर 

इस उद्धरण से श्वृज्ञार की उपयोगिता मूलक भावना व्यक्त हुई है । 
भक्ति काल में स्त्री-सौन्दर्य एवं सौन्दर्य प्रसाथनों के वर्णन में यही दृष्टिकोण 
कार्य करता है | इस प्रकार का सीन्दयं-वर्णान तीन प्रसंगों पर प्राप्त होता है:- 

१. कृष्ण द्वारा गोपी या राथा के रूप-प्रसाथन आदि से उत्पन्न सौन्दर्य 

का वर्णात । 

२. गोपी द्वारा राधा के सौन्दर्य, ग्रवयव या प्रसाबनादि का वर्णन । 

३. कवि की ओर से सीन्दर्यादि का वर्णान । 

इन सभी प्रसंगों पर वर्णानों का उद्दं श्य मन में आराध्य के प्रति भक्ति- 
भाव को उत्पन्न करना था । इन कवियों का रूप-सौन्दयं वर्णन स्वयं में साध्य 
नहीं था, श्रपितु प्रिय की महत्ता प्रतिपादित करने में साधन मात्र था। इससे 
इनका यह वर्णन श्रपनी सहज और स्वाभाविक सौन्दर्य चेतना से प्रादुभूत हुआ 
है। भविष्यत्‌ रीतिकालीन कवियों के समान वह प्रयत्न साध्य नहीं है। इसी 
से इन वर्णानों में सच्चाई और वास्तविकता हैं। रीतिकालीन सौन्दर्य चेतना 
प्रयत्न साध्य होते हुए भी अनुभूति की सघनता के कारण पूर्णा सजीव एवं 
सचेतन है । यह रीति परक हृष्टि सौन्दर्य को समभने में सहायक हो सकती है। 


(२) रीतिपरक हृष्टि--इस काल के सौन्दर्य वर्णन के उद्देश्य श्रौर 
रूप में श्रन्तर श्रा गया । सामाजिक विलासिता की बढ़ती हुई भोग-परक 
भावना ने बहु-पत्नीत्व श्रोर परकीयात्व की स्थापना कर दी । बाल्य-काल की 
समाप्ति से ही कन्याओ्रों के मन में श्रनंग-भावना स्फुरित होने लगी । वय क्रम 
के साथ रूप-लावण्य का निखार एक सीमा तक होता है। यहां तक स्त्रियाँ 
आ्राकपंण की केन्द्र बिन्दु बनी रहीं, परन्तु रूप के ह्वास काल में आ्राकपंण को 
बनाये रखने के लिए रूप-प्रसावक उपकरणों का प्रयोग होने लगा। यौवन- 
काल में नायिकाश्रों के विभिन्न गुण, चेष्टा आदि नायक को आकर्षित करने के 
प्रधान उपकरण थे, परन्तु नायक की अ्रत्यधिक रसिकता नायिका के मन में 
श्रन्य रमणिणयों के प्रति स्पर्दा का भाव उत्पन्न कर अपने को अधिक से श्रधिक 
आकपंक बनाने की प्रेरणा देने लगी । स्वयं स्त्रियों ने भी श्रनेक पुरुषों से भोग 


१०८ भध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


का समर्थन किया है |” यह तभी सम्भव हो सकता था, जब स्त्री सुन्दरी 
और यौवनवती हो । इसके साथ रति भाव को जागृत करने वाली चेट्टा, प्रसा- 
धन और श्युज्ञार से उसकी महत्ता और ग्राकपंण बढ़ गया हो । इस दृष्टि से 
नारी रति की मूल प्रेरिका के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और उसका यह रूप 
मोहक झर पग्राकर्षक हो गया । रीतिकाल की सोीन्‍्दर्य-चेतना में नारी की 
प्रधानता का यही कारण है. यह प्रधानता सम्पूर्ण काव्य में छाई हुई लक्षित 
होती है। इसी से स्थान-स्थान पर नारी का अंग-प्रत्यंग, आ्राभूषण एवं अन्य 
बाह्य साज सज्जा, सोलह श्यज्ञार, श्रनुलेपन आदि का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। सौन्दर्य के उत्क्यंक इन साथनों के अतिरिक्त नायिका की चेष्टाएँ उसकी 
ग्रवस्था, ग्रवस्था जन्य शारीरिक एवं मानसिक विकास, गुण आदि की महता 
ग्रस्वीकार नहीं की जा सकती | देखा जाता है कि यौवनवती होती हुई 
रूखे भ्रंगों वाली, अ्रंग-क्ान्ति से शून्य, मारईव, सौकुमार्य और माधुर्य-रहित, 
उद्दीवक चेश्टाओ्रों के प्रभाव से ग्रनभिनज्ञ नायिका रति भाव का संचार करने में 
समर्थ नहीं हो पाती है। अ्रत: यौवन में उत्पन्न होने वाले गुणों, चेष्टाओं, 
ग्लंकारों तथा बाह्य साथनों में प्रसाधक उपकरणों और रति भाव को उद्दीप्त 
करने में प्रस्तुत वातावरण आदि का बहुत महत्व है। इस दृष्टि से नायिका 
या नायक-रूप आ्रालम्बन के सौन्दर्य के साघक सम्पूर्ण उपकरणों की दो कोटियाँ 
की जा सकती हैं:-- 

१. आत्मगत उपकरण 

२. बाह्य उपकरण 

भ्रात्मगत उपक रण-- 

प्रालम्बन से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले सौन्दर्य के उत्कपंक तत्वों को 
प्रात्मगत उपकरण कहते हैं। इन उपकरणों का सीधा सम्बन्ध नायक अ्रथवा 








व कंसे वे जियत नारी एक ही पुरुष पागी, 
कंसे हियकमल सदाई ख़िलिबो करे। 
एक ही सवाद ते भरत मन कंसे दैया, 
रसना सो षट रस ही को मिलिबो करे । 
ग्वाल कवि भौरनि पीयत रस फूल-फूल, 
बीजुरी हूं घन-घन मिलि हिलिवो करे। 
बेल को बिलोकि एक तरु सो प्रथम लगि, 
पुन पास-पास के तरुन मिलिवो करे। 
रसरंग-ग्वाल । तृतीय तरंग छन्द ६६ 


हूप सौन्दर्य-अभिव्यक्ति निर्वचन १०६ 


नाथिका से रहता है । ये तत्व ग्रालम्बन के शरीर से स्वतः प्रकट हो जाते हैं । 
स्वयं-संभूत इन तत्वों में नंंसगिकता होती है । ये दो रूपों में प्रकट होते हैं:-- 
१. गुण 
२. चेष्टा 


गुरा--अवस्था विशेष में नायक या नायिका की शारीरिक एवं गान- 
सिक विशेषताश्रों का नाम गुर है । मुख्यत: नायिका में इन गुणों का विकास 
होता है । नायिका ही पुरुष के आकर्षण की केन्द्र रहती है, उसी की रूप- 
मदिरा अ्रपना मादक-प्रभाव उत्पन्न करके पुरुष को अपने पर श्रासक्त करती है । 
ग्रासक्ति की यह प्रवृत्ति उत्पन्न करने में नायिका के गुण सहायक होते हैं। इन 
गुणों का विभाजन कायिक, मानत्िक और वाचिक रूप में किया गया है । 

फायिक गुण--शरीर से सम्बन्धित नायिक्रा के व्यक्तित्व की शोभा 
को बढ़ाने वाले तथा उसमें ग्राकपंण उत्पन्न करने वाले तत्वों को कायिक गुण 
कहते हैं । इन विशेषताग्रों के आविभूत हो जाने पर अंगों में एक नवीनता 
ञ्रा जाती है, व्यक्तित्व का ग्राकपंण बढ़ जाता है औ्रौर नायिका का सुन्दरी नाम 
साथंक प्रतीत होता है। इन गुणों में वय, रूप-लावण्य, श्रभिरूपता, मार्दव, 
सोकुमार्य की गणना होती है । 

वय--इस शब्द से श्रायु का ज्ञान होता है । रूप-सौन्दर्य के वर्णन में 
श्रायु का विशेष महत्व है। इसका प्रचलित श्रर्थ युवाकाल है। इस काल में 
विभिन्न श्रंगों का विकास और उसमें परिवर्तन होने लगता है । यह परिवततंन 
रूप को निखार कर नायिका के श्राकपंण को बढ़ा देने में समर्थ सिद्ध होता है । 
श्रगों के परिवर्तत और विकास की हप्टि से इस यौवन काल को चार वर्गों में 
विभाजित करेंगे :-- 

१, वयः सन्धि काल । 

२. नव्य-यौवन । 

३. व्यक्त-यौवन । 

४. पूर्णा-यौवन । 

बय सन्धि काल--इस काल से यौवन का आ्रारम्भ माना गया है । इसमें 
श्रवोध श्रवस्था वाली, लज्जाशील किशोरी नायिका का चित्रण होता है | यह्‌ 
यौवन श्रौर वालपन का सन्धि काल है। एक ओर नायिका की बालपन की 
प्रवृत्तियाँ और दुसरी श्रोर श्रांगिक परिवतंनों के प्रति जिज्ञासा का भाव रहता 
है । काम की कथाग्रों के श्रवण में श्रभिरुचि हो जाती है । सेनापति ने कहा है 
कि, “काम की कथान को कनाटरी दे सुनन लागी”, और, “सेनापति काम भूप 


११० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काब्य में रूप-सौन्द्य 


सोवत सो जागत हैं ।” इनमें प्रथम उदाहरण में वयः सन्धिकाल की बदलती 
हुई मानसिक भावनाश्रों का और द्वितीय में उस काल की मानस-शरीर का वर्णन 
है । मानसिक भावनाग्रों की ग्रस्थिरता इस काल की प्रधान विशेषता है । इसका 
वर्णान ग्रनेक कवियों ने किया है। गंग ने मानसिक स्थिति की तरलता श्रौर 
भलक को शीजी में रखे जल के समान बताया है। सोमनाथ की दृष्टि में नायिका 
की स्थिति असंतुलित तुला जैसी है ।? मतिराम की नायिका का मन श्रब गुड़ियों 
के खेल में न लगकर सांवरे के रंग देखने की ओर प्रवृत होने लगा है १ इन 
उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वयः सन्धिकाल के वर्णन में कवियों की 
तीन भावनाएँ थीं (१) नायिका की भावनाओं में परिवर्तन एवं मानसिक 
स्थितियों की श्रस्थिरता (२) शारीरिक-परिवर्तन में वालपन और युवापन का 
मिश्रण । इन दोनों के स्पष्टीकरएणा के लिये कवियों ने साहश्य-विधान द्वारा 
अप्रस्तुतों का उपयोग किया है । (३) इस काल की तीसरी भावना नायिका का 
अ्रपने अंगों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करना है, जिसका स्पप्ट रूप नव्य-योवन 
में दीख पड़ता है । 
नव्य-पौवन--इसमें नायिका वालपन से छूटकर यौवन काल में पदापंण 
करती है । यौवन आगमन के चिह्न अंगों में दीख पड़ने लगते हैं। स्तनों की 
मुकुलित भ्रवस्था, नयनों की चंचलता, मन्द मुस्कान और भावों का किड्चित्‌ 
स्फुरणा होने लगता है।! यौवन के नवीन आगमन से शारीरिक परिवरद्ध न के 
साथ ही गनुभावों से सौन्दर्य की वृद्धि होने लगती है। वयः सन्धिकाल दो 
ग्रवस्थाओों का मिलन स्थल है । इस काल में वालपन और युवापन दोनों ही 
सीसी में सलिल जं॑से, सुमन पराग तैसे, 
सिसुता में कलकति जोबन की भाई सी । 
ब्र० सा० का नायिका भेद ह० २३२ 
बीती लरिकाई न, भलक तरुनाई झ्राई, 
निरखे सुहाई अंग भौरें औप ग्रति है । 
तुला चल चक्र मन की सी दिन राति को, 
उधटि बढ़ी है न संधि ठीक ठहरति है। वही पृ. २३२ 
कारन कोन भयो सजनी, यह खेल लग गुड़ियान को फीको। 
काहे ते साँवरे अंग छवीलो, लगे दिन ढक में नैननि नीको। पृ० २३४ 
दरोद्ध्धह्नस्तनं, किचिच्चलाक्षं, मन्थरस्मितम्‌ । 
मनागपि स्फुरदभावं नव्यं योवनमुच्यते । उज्ज्वल नीलमणि। 





रूप सौन्दर्य-अभिव्यक्ति निर्वचन १११ 


भावनाओं की प्रवलतता रहती है। मन कभी बाल-क्रीड़ाओं की ओर जाता है 
झौर कभी “काम' केलि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है । इसमें दोनों कालों की 
भलक रहती है । बिहारी ने इसी से इसकी तुलना 'तापता रंग' से की है ।! 
नव्य-यौवन में शिशुता समाप्त प्राय: होती है । इस काल में शिशुत्व की भावना 
यौवन की तुलना में क्षीणा हो जाती है | वयः सन्त्रिकाल में दोनों की समान 
स्थिति और नव्य-योवन में बालपन की क्षीणा स्थिति होती है। इसमें कुच कुछ 
उठने लगते हैं, श्रधरों में मधुरिमा ग्रा जाती है, अंगों में ज्योति का ग्राविर्भाव 
होने लगता है |? 


व्यक्त यौवन--का स्वरूप शारीरिक विकास के ग्राघार पर बताया जा 
सकता है । नाम से ही स्पप्ट है कि इस काल में यौवन व्यक्त हो जाता है। 
इसमें स्तनों की मुकुलित अ्रवस्था में विकास हो जाता है । त्रिवली दीखने 
लगती है श्रौर भंग उज्ज्वल हो जाते हैं ।३ इन गुणों का समर्थन रूप गोस्वामी 
ने भी किया है। नव्य-यौवन और व्यक्त यौवन की मूल भिन्नता बौवन के 
भब्रारम्भ और विकास की अवस्थाग्रों में है । नव्य-योवन में शिशुताई की कलक 
बनी रहती है, व्यक्त-यौवन में इसका कोई स्थान नहीं है। इस काल में अंगों 
का उभार व्यक्त हो जाता है, नव्य-यौवन में उसका आरम्भ मात्र होता 
है । यथा :-- 
दोरि चली कुसुम-चरन सुकुमारताई, चरन चले हैं गरुवाई के पथन कों। 
गरुबाई छतियाँ कों, छतियाँ ऊँचाई कों, ऊंचाई चोजरसमय बास अरथन कों । 
कहें 'हरिकेस' सिसुताई के चलाचले में, कहा कहाँ चलौ चित लाजके सथन कों । 





3 छुटी न शिशुता की भलक, जौबन भलक्यौ अंग । 
दीपति देह दुहुन मिलि, दिपति ताफता रंग। सतसई 
£ (॥) ए लि ! जा बलि के अधरान में, श्रानि चढ़ी कछु माघुरई सी । 
ज्यों 'पद्माकर' माधुरी त्यों कुच दोऊन की बढ़ती उनई सी। 
ज्यों कुच त्योंही नितम्व बढ़ कछु. ज्योंही नितम्ब त्यों चातुरईसी । 
जानी न ऐसी चढ़ा चढ़ि में, केहि धथां कटि बीच ही लूट लई सी । 
ब्रज-साहित्य का नायिका भेद पृ० २२८ 
( ) कौन रोग दुहु छतियन उकस्यो श्राय । 
दुखि-दुखि उठत करेजवा लगि जनु जाय ॥ रस-रत्नाकर पृ० ११२ 
8 वक्ष: प्रव्यक्त वक्षोजं मध्यं च सुवलित्रयमू । 
उज्ज्वलानि तथाज्जानि व्यक्त स्फुरति यौवने । उज्ज्वल नीलमणि | 


११२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में सौन्दर्य 


लाज चली ग्रांखिनको, आंखि चली काननकों, कान चले चौंकत से चालेके कथनकों 
ब्र० सा० ना० भेद २२६ 
इस छंद में नव्य यौवन और व्यक्त यीवन के सन्धिकाल की अवस्था का 
अंकन है । एक ओर 'सिसुताई' का प्रस्थान और दूसरी ओर यौवन में शारीरिक 
ञ्रगों के विकास का चित्र प्रस्तुत हुग्ना है। यौवन-विकास के साथ अनुभावों या 
शारीरिक चेप्टाग्रों में भी स्पप्ट ग्रन्तर थ्रा जाता है । इन चेप्टाओं में विलास- 
मयता दीख पड़ने लग जाती है। अ्रंगों में चारुता'और छति व्याप्त हो 
जाती है कल 
'फरकन लागी आँख ढरकन कानन लौं, 
हरकन लागी लाज पलक सुचेनी की। 
भर लाग्यौं परन उरोजन में “रघुनाथ' 
राजी रोमराजी भांति कल अली सनी की । 
कटि लागी घटन, पटन लागी मुख-सोभा, 
अटन सुबास लागी आस स्वाँस पैनी की । 
अंगन में द्यूति चारु सोने सी जगन लागी, 
एडिन लगन लागी बैनी मृगनेनी की ॥ 
मानसिक विकास की हृष्टि से अपने अंगों के परिवर्तन एवं विशेष 
यौवन चेष्टाओं के रहस्य की श्रज्ञानता एवं सज्ञानता की दो स्थितियां होती 
हैं । योवन के व्यक्त हो जाने पर भी यह अश्रज्ञानता बनी रहती है। भज्ञानता 
का एक चित्र देखें :-- 
चल संग हमारे न खेलिवे कों, कर कों छिए भौहें मरोरत हैं । 
ए कहाँ रहें भाभी । बताइ दे तू, जो हमें लखि यों मुख मोरत हैं । 
म्र० सा० का ना० भेद । 
ऐसे चित्रों में नायिका की भ्रनभिज्ञता और भोलापन उसके सोन्‍्दर्य को 
बढ़ा देता है। इन्हीं भावनाश्रों एवं भ्रगों का विकास पूर्ण योवन काल में दीख 
पड़ता है । 
पूर्ण यौवन में नितम्व एवं स्तनों की पीनता, मध्य भाग की कृशता, 
रम्भा की श्राभा के समान उरुयुगल और शरीर की काल्ति में उज्ज्वलता भा 
जाती है ।! इस काल में योवन का पूर्ण विकास हो जाता है। सभी विशेषताएँ 


है 


नितम्बो विपुलो मध्यं कृशमज्भ परद्य ति। 
पीनो कुचावुरुयुगं रम्माभंपूर्णं योवने | उ० नील मणि । 


रूप सौन्दयं-प्रभिव्यक्ति निवंचन हेड 5... ३५५. ११३ 
दाए। 29, 
प्रकट हो जाती हैं ।! 94७ 
१. होन लागी कटि श्रव छटिक छला सी, 
द्वज चन्द की कला सी दिन दीपति बढ़ लगी । वही पृ० २३० 
२. गातन कंसे दुरायौ है जात, प्रभात सोँ जौबन रूप उजेरो । 
३. तंग होत आंगी, ज्यों-ज्यों उरज उतंग होत, 
प्रकटी श्रनंग काया-कंज पसियान में ।**** 
कटि कृशताई ग्रौ नितम्ब पीनताई छाई, 
पाँय थिरताई चंचलाई, भ्रँखियान मैं । 
शारीरिक क्रियाग्रों में नवीनता और विलास का वैचित्र्य आरा जाता है। 
इसकी शोर भी कवियों का घ्यान ग्राकृष्ट हुआ था । 


उपयुक्त विचारों के ग्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
वय क्रम से नायिका के विकास की ये चारों अवस्थाएं उसके शारीरिक एवं 
मानसिक परिवर्तनों की सूचिका है । इनमें क्रमक विकास का रूप दीख पड़ता 
है । श्रगों की बदलती हुई परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन इनके द्वारा उपस्थित 
होता है। विकास की इस क्रम-बद्धता में कवियों की दो हृष्टियां थीं :-- 

(१) शरीरगत-परिवर्तन । 

(२) भावगत-परिवर्तन । 

शरीरगत परिवर्तन में स्थूल एवं सूक्ष्म परिवतनों पर ध्यान दिया गया 
है । स्थुल-परिवर्तन का तात्पर्य श्रवयवों के विकास से लगाया जायगा। इसमें 
आ्राकार एवं गठन की चर्चा होती है । अंगों की सुडोलता, समता, समानु- 
पातिकता, सावेक्षता, संगति, सन्तुलन ग्रादि के वर्णान द्वारा उसका ग्राकपंण 
बढ़ा दिया जाता है। इन सभी वर्णानों को नख-शिख के अन्तगगंत समेटा जा 
सकता है । नख-शिख में भी श्रंगों की श्राकारगत विशेषताओं श्राकर्षए एवं 
सौन्दर्य का वर्णान होता है। श्राकार के ग्रतिरिक्त शरीर में श्रन्य गुणों के विकास 
से सौन्दर्य की वृद्धि होती है। इन गुणों में श्रभिरूपता, मार्दव, सौकृमायं, 
उन्माद, शैथिल्य, सुरभि, गरूर आदि प्राते हैं । इन गुणों का सम्बन्ध शरीर 
से रहता है । ये स्वत: सम्भवी गुण है, जो योवन काल में अपने श्राप रूपवती 
नायिकाओओं में प्रकट हो जाते हैं | श्रतः इसे श्रांगिक सोन्दर्य के श्रन्तगंत मानेंगे । 

शरीर के सूक्ष्म गुणों में युवाकाल में श्राविभूत होने वाले गुणों की 
गणना होती है । ये झ्राकार या अंगों में व्यात्त रहने वाले गुण हैं । इन गुणों 





म?  क्षजभाषा साहित्य का नायिका भेद पृ० २२६ 


११४ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


की स्वतन्त्र मूर्त सत्ता न होकर अमूर्त सत्ता ही है परन्तु इन गुणों से सौन्दर्य 
बढ़ जाता है । इन्हें ही श्रयने मूलरूप में सौन्दर्य का वास्तविक अंग मानेंगे । 
रूप, छबि, ज्योति, उज्ज्वलता, मुख-कान्ति, मृदुता, आभिरूप्य सौकुमार्य श्रादि 
गुणा इसके अन्तगगंत झ्रायेंगे । साहित्य-शास्त्र में श्रयत्नज अलंकारों को शोभा का 
कारण माना है। ये अलंकार श्रांगिक सौन्दर्य को बढ़ाने वाले स्वाभाविक उपा- 
दान हैं । इन उपादानों से नायिका के आ्राकपंण की वृद्धि हो जाती है । इनका 
आविर्भाव स्वतः होता है। ये प्रयत्न साध्य नहीं हैं। इससे इन्हें 'अ्रयत्नज-अलंकार' 
कहते हैं । श्रलंकार शोभा-विघायक धर्म है। इन्हीं शोभा-विधायक धर्मों से 
नायिका का रूप नायक के मन में रति भाव का संचार करने में समर्थ होता 
है । इन अलंकारों में शोभा, कास्ति, दीप्ति, माधुय्य, प्रगल्भता, श्रोदा्य भर 
धैय॑ की गणना होती है । 

'शोभा” रूप, योवन, लालित्य, सुख-भोग आदि से सम्पन्न शरीर की 
सुन्दरता को कहते हैं । यौवन में इन गुणों का स्वाभाविक विकास होता है। 
इस शोभा को देखकर इसके उपभोग की कामना उत्पन्न हो जाती है। शोभा 
का तत्काल प्रभाव पड़ता है। शोभा युक्त रमणी का प्रत्यक्ष-दर्शन अनुराग 
उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है । श्रीकृष्ण राघा की रूप शोभा देखकर ठगे 
से रह जाते हैं, “सूर श्याम देखत ही रीभ, नैन नैन मिलि परी ठगोरी ।” 

शोभा, काम-भावना से दी्त होकर 'कान्ति' कही जाती है। इसमें 
स्मर-विलास से शारीरिक शोभा बढ़ जाती है। शोभा श्ौर कान्ति में भ्रन्तर 
है । शोभा शारीरिक सोन्दर्य है, इसमें काम का विकार नही होता, परन्तु 
'कान्ति” में स्मर-विलास अनिवार्य तत्व है। यथा-- 

१. लालन की लाली अ्रेंखियन में दिखाई देत, 

अ्रंतर अनन्तर ही प्रेम सो पची रही। 
कुवरि किसोरी मुख मोरी करे सखिन सों, 
चोरी-चोरी चित्त गति रोरी सी रची रहे ।१ 
२. विकसे अबला अ्रंग में, काम कला की जोति। 
चामी कर से गात की चमक चौगुनी होति ।* 

अत्यधिक मात्रा में बढ़ी हुई कान्ति ही “दीप्ति” है। भर्थात्‌ स्मर-विलास 

की शोभा जब स्पष्ट रूप के प्रकट होने लगे, तो वहाँ 'दीप्षि” होती है। 


! ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद । पृ. २२४। 'देव” कृत छंद । 
2 रस-रत्नाकर पृ. २१६ 


रूय सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति निर्वंचन ११५ 


दीपावली तन दुति निरखि दवकी सी दिखराति। 

विविघ जोति उजरी फिरति जरी बीजुरी जाति।? 

सभी श्रवस्थाओं में रमणीय लगना 'माधुर्य' कहा जाता है । इसमें 
साधक या वाघक प्रत्येक परिस्थिति में सुन्दरता बनी रहती है । 

'तिरछे चलि लहि वंकता, करि चंचलता मान । 
अधिक मधुमयी बनति हैं, ललना की अ्रंखियानी । 

यहाँ मान में या नेत्रों की बंकता प्रत्येक दशा में श्रांखों का मघुमयी 
होना बताया है । “ग्रौदा्य' प्रत्येक समय की विनीत अ्रवस्था का द्योतक है। 
इसमें पति के श्रपराधों को देखकर भी नायिका के मन में रोष नहीं श्राता, अपितु 
प्रिय के सुख की कामना ही रहती है-- 

हमको तुम एक ग्रनेक तुम्हें, उन ही के विवेक वनाइ बहो । 

इत चाह तिहारी विहारी, उते सरसाइ के नेह सदा निवहौ। 

अ्रव कीवौ “मुबारक सोई करो, श्रनुराग लता जिन बोइ दहौ। 

घनश्याम ! सुखी रहो श्रानन्द सों तुम नीके रहौ, उनही के रहौ |? 

श्रात्मश्लाघा से युक्त अ्रचड्चल स्वाभाविक मनोवृत्ति का नाम 'चैय! 
है | नायिका के धैर्य की भावना बनी रहती है । “नव प्रसून नावक बने, पावक 
मलय समीर । परम घीर अनुरागिनी ह्वं है नाहि श्रधीर,” प्राण पुष्प घातक 
बन जाय या मलय समीर श्रग्नि बन जाय, परन्तु श्रनुरागिनी श्रधीर नहीं 
होगी । निर्भरता का नाम 'प्रगल्भता” है । इसमें रति-क्रीड़ा के समय स्वयं भी 
उन्हीं व्यापारों में सहयोग देकर नायिका प्रियतम को वश में कर लेती है। 
यह काम भावना का उद्दीपक तत्व है। इससे शरीर की शोभा नहीं बढ़ती 
अपितु रति में तीव्रता प्राती है । 

'केलि कला की तरंगन सों हठि मोहन लाल को ज्यों ललचावति | 
श्रंक में वीति गई रतियाँ हैं त# छतियाँ हिय छोड़ि न पावति। 
रस रत्नाकर पृ. २२२ 

नायिका के उपयुक्त सातों ग्रलंकारों के सम्बन्ध में दो बातें प्रतीत होती 
हैं (१) शोभा, कान्ति श्रादि ग्रलंकार स्वतः उत्पन्न होकर सुन्दरता के विकास 
में सहायक होते हैं । इनसे नायिका के अंगों में कलकने वाला विलास उसके 
रूप को श्राकर्पक वना देता है। वह श्रधिक रमणीय एवं सुन्दर प्रतीत होने 


२ रस-रत्नाकर पृ. २२० 
2. श्ञजभाषा साहित्य का नायिका भेद पृ. रेप४ से 


११६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


लगती है । इन चारों (शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधु्य) का सम्बन्ध शरीर की 
चाक्षुप अनुभूति से है। अतः इन्हें शोभा-विधायक गुरों के अ्रन्तर्गत मानेंगे । 

(२) धंय और झ्ौदा्य मानसिक दशा का संकेत करते हैं। ये शरीर के 
शोभा-विधायक धर्म न होकर मानसिक प्रवृत्ति के सूचक धर्म हैं। इनका शरीर 
से सीघा सम्बन्ध नहीं है। प्रगल्भता क्रियात्मक गुण है। इस दृष्टि से शरीर के 
शोभा-साधक उपकरणों में आ्ररम्भिक चार अ्लंकारों की गणना ही होगी। 
अन्य उपकरणों (श्रौदार्य, घैय॑ं और प्रगल्भता) का सम्बन्ध आचरण से है। 
नायिका के ये आचरणा नायक के मन में उसके प्रति लगाव उत्पन्न करते हैं । 
इससे नायक की भावनाएँ उद्दी्त होती हैं। भावनाओ्रों को उद्दीप्त करने के 
कारण इन्हें 'उद्दीपक गुण कहा जा सकता है। इन सभी गुणों का सम्बन्ध 
शरीर से वना रहता है । शरीर के ये परिवर्तन भावों के परिवर्तित होने में 
पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। विकसित शारीरिक अवस्था मानसिक एवं भाव- 
नाश्रों के विलास में सहायक होती है । इससे इस परिवर्तन की ग्राधार भूमि 
शारीरिक या आ्रांगिक परिवंन है । आंगिक परिवर्तनों से उत्पन्न शोभा का 
वर्णन नख-णिख के ग्रन्तगंत हुआ है। नख-शिख वर्णान से ही शोभा की भनु- 
भूति जाग्रत होती है, इससे इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है ! 


नख-शिख सोौन्दर्थ--इसका संकेत आंगिक सौन्दर्य के नाम से किया जा 
चुका है । सौन्दर्याभिव्यक्ति की यह प्रवृत्ति बहुत प्राचीन है । मानव का सोन्‍्दर्य- 
लोलुप मन अंगों की ओर आक्ृष्ट होता है। वह अंगों की चाक्षुप प्रत्यक्ष से 
प्राप्त अनुभूतियों द्वारा तृत होता है, उनका रसास्वादन करता है और अपनी 
कलात्मक प्रतिभा से उसे प्रेपणीय बनाता है । इस प्रेषणीयता के लिये रूपात्मक 
जगत की सुखद वस्तुओं का चयन करता है। उसके चयन का ज््ैत्र सम्पूर्ण 
मानवेतर जगत्‌ है । इस जगत्‌ से मानव सौन्दययं की सापेक्षता में ग्रहीत वस्तुझों 
के आ्राकार, गुणों और ऐन्द्रिय श्रनुभूतियों का तादात्म्य स्थापित होता है। यह 
तादात्म्य अ्रभिव्यज्जना की कुशलता से कलात्मक सौन्दर्य का विधान करता 
है । इसका मूल आलम्बन मानव ही होता है । मानवेतर जगउ्‌ का ग्रहण 
मानव की विशिष्टता देने में है, भ्र्थात्‌ मानव के सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति में 
मानवेतर जगत्‌ उपमान का कार्य करता है। मुख्यता मानव जगत्‌ की है। 
इससे मानव को प्रत्येक दृष्टि बिन्दु से देखने एवं परखने की चेष्टा की गई है। 
इस चेष्टा में सौन्दर्य दृष्टि की प्रधानता है यह दृष्टि अपनी सूक्ष्मता के कारण 
श्रंग-प्रत्यंग की शोभा निरखने में सजग थी । अंग शोभा देखने की सजगता ने 
श्रात्मानुभव को प्रेपणीय बनाना चाहा | इसी के फलस्वरूप नख-शिख वर्णन 
की परम्परा का सूत्रपात हुआ । 


रूप सौन्दर्थ-ग्रभिव्यक्ति निर्वंचन ११७ 


नख-शिख वर्रन ग्रांगिक सौन्दर्य का खण्ड-खण्ड रूप-चित्र है । इसमें 
विभिन्‍न भ्रवयवों के अलग-अलग रूप-चित्रों से उन अ्रवयवों में वर्तमान ग्राकर्पएण 
द्वारा सामूहिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है । प्रत्येक अंग की अपनी निजी 
शोभा है । यही शोभा सभी अ्रवयवों की समष्टिगत एकता एवं प्रभाव से 
सामूहिक सौन्दर्य की अनुभूति कराती है । नख-शिख संज्ञा प्राप्त करने के लिये 
नख से आरम्भ कर शिख तक के सभी अंगों का वर्णन होना झावश्यक है। 
एक दो अंगों का वर्णन भी नख-शिख की सीमा में झा तो सकता है, परन्तु 
रूप का सर्वाज्ध चित्र उसके द्वारा उपस्थित नहीं होता, वह उसका खण्ड-चित्र 
मात्र होगा और खण्ड चित्र पूर्णा को बताने में ग्रसमर्थ होते हैं ॥ अनेक खण्ड 
रूप चित्रों द्वारा ग्रवण्ड सौन्दर्य की कल्पना सहज में ही हो जाती है। ग्रतः 
नख-शिख में ग्रवयव के ग्रनेक खण्ड-खण्ड रूप-चित्रों की श्रभिव्यक्ति के माध्यम 
से सर्वाज्भ का सामूहिक या समप्टिगत रूप-सौन्दर्य अ्रभिव्यड्ज्जित होता है । इस 
हृष्टि से किसी अंग का वर्णन व्यप्टिगत सौन्दर्याभिव्यक्ति है और नख-शिख 
रूप सर्वाज्ध का वर्णात समष्टिगत सौरद थे की ग्रभिव्यक्ति है । एक अंग वर्णन में 
उस अंग की विशेषताश्रों के निजत्व की एकांगिता होती है और नख-शिख 
वर्रान में सर्वाज्ञ की समप्टिगत सौन्दर्य चेतना होती है । 'नख-शिख' शब्द द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर के सौन्दर्य का बोब होता है । इसके लिये दो प्रकार की णली 
अ्रपनाई गई हँ-- 

१. शिख-नख शंली । 

२. नख-शिख शैली । 

शिख-नख शैली में शिख से पद के नखों तक का वर्णन किया जाता 
हैं । इस वर्णन में मानव को श्राधार बनाकर उसके अंग-प्रत्यंग का वर्णन होता 
है । इस वर्णन के सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न सौन्दर्य को मानव-सौन्दर्य की 
संज्ञा दी जाती हैं । 

नख-शिख शैली में पैर के नख से श्रारम्भ कर सिर की चोटी तक का 
वर्णन किया जाता है । इस शैली में ईश्वरीय सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति करने को 
बात कही गयी है, परन्तु प्राप्त ग्रन्थों के ग्राघार पर इस निर्णय पर पहुँचा जा 
सकता है कि 'नख-शिख में मानव के प्रंग-प्रत्यंग का वर्णन मिलता है । कुछ ही 
ग्रन्थों को 'शिख-नख' नाम दिया गया है ।” सामान्य रूप में 'नख-शिख' द्वारा 





3 “'शिखनख'-केशवदास, नागरीदास, रस श्रानन्द, रसिक मनोहर, सुजान । 
सुखदेव मिश्र । शिख-नख-दर्प ण-गोपा लकृत । 'हनुमान-शिखनख'-खुमानकझत 


११५८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


ईश्वरीय श्र ग-प्रत्यंग का वर्णन होना चाहिये। इस ढंग के ग्रन्थ भी रीतिकाल 
में मिल जाते हैं । ' श्रग वर्णन में खख-शिख या शिख नख के अतिरिक्त अन्य 
तामों से भी भ्रवयवों का वर्णान मिलता है ।£ कही-कहीं केवल एक ही अंग के 
ऊपर स्वतंत्र ग्रन्थों का निर्माण हुआ है ।* इस प्रकार रीतिकाल में अवयवों का 
वर्णान एवं नाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित धारणाए कार्य करती हैं-- 

१. 'नख-शिख या 'शिख-नख' नाम से मानवीय या राघाकृष्ण जैसे 
ईश्वरीय ग्रालम्बन के अंग-प्रत्यंग का वर्णंन । 

रे, 'नख-शिखादि' के अतिरिक्त अन्य नामों से सर्वाज्भ या अ्वयवों का 

वर्णान । 

३. किसी अंग-विशेष के वर्णान में ग्रन्थों का स्वतंत्र सृजन । 

इन तीनों पद्धतियों में 'शिख-नख' में मानवीय, 'नख-शिख में ईश्वरीय 
और अ्रन्य नामों में मानवीय सौन्दर्य वर्णन की परम्परा थी परन्तु यह कोई 
निश्चित नियम नहीं था । इसीसे मानवीय ग्रवयवों के वर्णन में भी 'नख-शिख' 
नाम दिया गया है। मानव के संदर्भ में इस नाम का समर्थन निम्नलिखित 
श्राधार पर किया जा सकता है। 


7 'सीताराम नख-शिख' प्रेमसखी । जुगल नख-शिख-पंचमसिह १&८२॥। 
नख-शिखराघाजू को-सूरतिमिश्र १७६४ । राधिका मुख वर्णन शंकरदत्त 
१८३० | श्रीवृन्दावन, चन्द, शिख, ध्यान, मंझूप दामोदरदेव (१५६०- 
१८६४) । नख-शिख राधा जू को चन्दन राई (१८६४) । श्रीकृष्ण चन्द्र 
का नख-शिख-ग्वाल १८५८४ । राघा नख-शिख-गिरघर भट्ट १८८६॥ 
श्री रामचन्द्र का नख-शिख-रूपसहाय । जुगल नख-शिख-प्रतापसाहि । 
शारदा का नख-शिख-योगेन्द्र नारायण सिंह । 

2 '“राधिका-सुषमा' लोकनाथ चोबे (१७६०)। छबि रत्नमू-कालीदास 
त्रिवेदी (१७४६) । रस-विलास-देव १७६६ । अ ग-दर्पण-नबी 'सुन्दरी- 
तिलक'-पुरूषोत्तम शुक्ल । नायिका-रूप-दर्शन-शिवसहाय, (लगभग १८८६) 
श्री राघाकृष्ण अंगों का सौन्दयं वर्णन श्रीकृष्ण चैतन्यदेव १६२२ | भ्रंग 
चन्द्रिका-खूबदेव कुवेर (१६२०) श्यामाज्भवयव भूषण-नवनीत १६४० । 
अ्रगादर्श-रंग नारायणपाल, 

3 “अग्लक व तिल शतक” मुबारक १६ ० । नेनपचासा-मंडन १६१६। चरण 
अन्द्रिका-रामचन्द्र १८४० | श्री राघा मुख-षोडषी-गोविन्द १५५० । 
नख-शतक-हरिदास कायस्थ १८८६ | श्री राघा मुख षोडषी, नयन-मंजरी, 
प्रयोधर पच्चीसी-गोविन्द गिलला भाई चन्द्रिका १६४३ वि. 


रूप सौन्द्य-सिद्धान्त निवेचन ११६ 


१. इन ग्रन्थों के निर्माता कवियों द्वारा भी मानव अवयवों के वर्णन में 
'नख-शिख' नाम ही दिया गया है, 'शिख-नख' नाम की महत्ता नहीं स्वीकार 
की जा सकी । 

२ भक्तिकाल के राधा-कृष्ण या राम ईश्वरीय झ्रालम्बन हैं । उनके 
अ्वयवों के वर्णन में 'नख-शिख' नाम देना उचित ही था । हो सकता है कि 
बाद में इसी नाम को देने की परिपाटी चल पड़ी हो और कवि ने मानव और 
ईश्वरीय आलम्बन के भेदों से मुक्त होकर इस नाम को अपना लिया हो । नाम 
चाहे कोई भी क्‍यों न हो, इसका मूल उद्देश्य अवयवों का ग्राकर्पक वर्णान 
करना था । इस तर्णान की सम्पूर्णाता में उसके सौन्दर्य का प्रस्फुटन हो जाता 
है । सौन्दर्य का यह प्रस्फुटित रूप ग्रास्वादन और तृप्ति का साधन बनता है, 
आनन्‍्दानुभव को मूल स्रोत है और ऐन्द्रिय एवं लौकिक जीवन की चरम साधना 
है । इस साधना की सिद्धि का माध्यम अवयवों का प्रियतामूलक और सुरुचि 
पूर्ण वर्णन है । इस वर्णन में निम्नलिखित घारणाए' एवं हृष्टिकोरा कार्ये- 
शील थे-- 

१. आकार वर्णन-चाक्ष्‌ पर दृष्टिकोण । 

२. रूप-लावण्यादि का वर्णान और उसका प्रभाव । 

३. ऐन्द्रिय अनुभूतियों का वर्णन । 

आ्राकार बर्णन--'नख-शिख' वर्णन में नारी का सौन्दर्य प्रस्तुत करते 
हुए उन अंगों की बनावट का ध्यान रखा जाता है ' अंगों का उचित संयोजन 
प्रिय लगता है बनावट की दृष्टि से शरीर के चार गुण सापेक्षता, समता, संगति 
श्रौर सन्तुलन होते हैं । सापेक्षता अ्रवयवों की सम्पूर्णता की भूमिका में उचित 
विन्यास कहा जायगा । यह अंगों का ऐसा संयोजन है, जिससे 'रूप' का आवि- 
भाव होता है। शरीर का प्रत्येक अंग निरपेक्ष और अ्रसम्बद्ध न होकर सापेक्ष 
श्रौर सम्बद्ध होता है । भ्र्थाव्‌ श्रंगों के खण्ड रूप चित्र सर्वाज्ज में श्रपना निश्चित 
आर सुव्यवस्थित स्थान रखते हैं। यह सुव्यवस्था ही अन्य श्रंगों के साथ विन्यास 
की दृष्टि से 'सापेक्षता' है । समता" अंगों का पारस्परिक अनुपात व्यक्त करती 
है । किसी श्रवयव की तुलना में दूसरा अंग बनावट श्राकारादि की दृष्टि से 
देखा जाता है । प्रत्येक भंग का वड़ापन या छोटापन एक दूसरे अ्रंग के संदर्भ में 
ही देखा जाता है। उदाहरणार्थ शरीर की लम्बाई चौड़ाई के भ्रनुसार ही 
श्रांख, नाक, कान आ्रादि श्रंग होने चाहिए | यदि लम्बे-चौड़े शरीर में आँखें 
बहुत छोटी हों, तो समता का श्रभाव माना जायगा। 'संगति' द्वारा रूप! में 
विरोध का शमन होता है । इससे श्रनेकता में एकता उत्पन्न होती है । 'संतुलन' 


१२० मध्यकालीन हिन्दी कृ८्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


में ग्रनेक तत्व एक योजना में आवद्ध होकर एक दूसरे को क्षति न पहुँचाते हुए 
सौन्दर्योत्कर्प के कारण होते हैं । इसमें प्रत्येक ग्रवयव अपने प्रवान या सर्वाज्ज 
के ग्रन्तर्गत उसकी रक्षा और संवद्ध न करता है । इन चारों गुणों की महत्ता 
सम्पूर्ण की दृष्टि से है। यह अंगों के पारस्परिक संदर्भ को व्यक्त करता है। 
बमावट की दृष्टि से अंगों का यह समष्टिगत गुणा है, व्यप्टिगत गुणों में अंगों का 
अलग-ग्रलग वर्णान होता है| वर्णन की यह हृप्टि मध्यकालीन साहित्य में 
व्यापक थी । कवियों ने इस हृष्टि से नख-शिख के शताधिक ग्रन्थों का निर्माण 
किया है। 

श्रंग वर्णान की व्यष्टिगत हृष्टि--मध्यकालीन ग्रन्थों में अंग-श्रत्यंग के 
वर्णान की परम्परा प्रचलित थी । प्रत्येक कवि प्रसंगत: या स्वतन्त्र रूप से ग्रवयव 
का वर्णान करता था । रीतिबद्ध कवियों ने ग्रंग वर्णान को प्रधानता दी थी । 
इस वर्णन में अंगों के श्राकार, प्रकार, सुडोलता, सुढ़रता श्रादि की चर्चा होती 
थी । बनावट की दृष्टि से इसका विचार प्रधान कविकर्म था। सभी कवियों ने 
इस पर अपने भाव व्यक्त किये है | यह अभिव्यक्ति दो हृष्टियों से की गई प्रतीत 
होती है । (१) काम सहायक अंगों की वनावट आ्रादि का वर्णन और (२) 
भ्रन्य अंगों का वर्णान | इस वर्णान में अंग के गुणों ग्राकार ग्रादि पर ध्यान 
केन्द्रित रहता है । अंगों में स्त्रियों के अंग को ही चर्चा का माध्यम बनाया गया 
है । ऐसा वर्णन श्यू गार के अवसर पर हुआ्ना है । इससे स्त्रियों के वाह्य रूपाकार 
की ही सोन्‍्दर्याभिव्यक्ति हुई है, आनन्‍्तरिक शील आ्रादि गुणों का वर्णन नहीं हो 
सका है । उनका यह बाह्य रूप वरणंन निम्नलिखित रूपों में किया गया है:-- 
दीर्घ अंग-केश, अंगुली, नयन, ग्रीवा, शरीर, व्गल, हाथ । 
लघु अंग-दशन, कुच, ललाट, नाभि, कान, पर । 
« भरे हुए अंग-कपोल, नितम्ब, जंघा, कलाई, पयोधर । 
पतले अंग-नाक, कटि, पेट, अथर । 

उपयुक्त अंगों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि काम सहायक 
अ्रंग एवं प्रन्य अंगों का वर्णन आकार की दृष्टि से हुआ है । इनमें काम सहायक 
अंग रति-भाव को उद्बुद्ध करने में प्रमुख है । ऐसे अंगों में मुख, अ्रधर, कपोल, 
स्तनादि के वर्णान का विस्तार अधिक हुआ है । इन अंगों के भरेपन और 
उभार श्रादि के प्रति कवियों की दृष्टि सदेव सजग थी । ऐसे अंगों के वर्णन में 
उनके मन की रति-भावना जागरूक रहती थी । इसी से इसका वर्णन मादक, 
मोहक और झ्राकर्षक बन गया है । इसकी प्रधान विशेषता मांसलता हैं । इस 
मांसलता में रूप की एक कड़ी ज्वाला का आभास मिल जाता है इसमें कवि की 


हद ० दे 


रूप-सौन्दर्य ग्रमिव्यक्ति निर्वंचन १२१ 


अनुभूतियाँ मिलकर इसे सचेतन वना देती हैं । यह अनुभव दो रूपों में प्रकट 
हुआ है: - 

(१) स्पाशिक सुखानुभूति । 

(२) चाक्षुष सुखानुभूति । 

स्पाशिक सुखानुभूति-- इसमें स्पर्श से उत्पन्न होने वाले गुणों का वर्णन 
है । इन गुणों में कोमलता, मृदुलता, चिकनापन, मार्दब, सौकुमार्याद की 
गणना होगी । विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि अंगों के स्पर्श से दो प्रकार 
की अनुभूति होती है: -- 

१. त्वचा का आत्मिक गुण । 

२. ताप से सम्बन्बित गुर । 

इन दोनों में से मार्दव, सौकुमायं ग्रादि त्वचा के गुरा हैं औ्रौर शीतलता 
उष्णतादि द्वारा शारीरिक स्पर्श-जन्य ताप का अनुभव होता है । सम्पूर्ण शरीर 
की शीतलता पग्रानन्द दायक होती है। जांघ श्रादि के वर्णान में शीतलता का 
यही गुणा देखा गया है । इसी से जंघों की उपमा केले के स्वाभाविक शीतल 
खम्भों से दी गई है । इस प्रकार के उपमानों का उद्ं श्य स्पर्श से उत्पन्न सुख 
की अ्रनुभूति कराना है। ऐसे उपमान अपने उद्द श्य को वहन करने में समर्थ 
हैं । ऋतु के अनुकूल शरीर की स्पर्श सुखदता एवं अनुभूति में श्रन्तर बताया 
गया है । ग्रीप्म ऋतु के शीतल अंग शीत ऋतु में उप्णता का अनुभव कराते 
हैं। स्तनों एवं वक्ष का स्पर्श, श्रालिगनादि से उप्णता की ग्नुभूति का वर्णन 
है । रीतिकालीन कवियों ने वाला के सम्पर्क से ही शीतलता के नष्ट हो जाने 
की बात कही है ।! वाला के उष्ण अ्रंगों के साथ अन्य भी बहुत से पदार्थों का 





7 (4 ) 'लाल बलबीर ज़ू के पाला को कसाला कहा, 

आ्राय-प्राय लागत नवीन उर बाला है । 

पृ० २३५ ब्रज भाषा साहित्य का ऋतु सौन्दर्य 
(॥ ) मदन मसाला हैं, विसाला जे दुसाला आला, 

पाला सम लागे, वाला विन सीत काला है | वही पृ. १३५ 
(॥) “लाल वलवीर' व्यापे हिम की न पीर बीर, 

ब्रेम रनधीर पिएँ, रूप-रस प्याला है। 

देखि छबि श्राला, बाला होत है निहाला, 

संग राजे प्रतिपाला, राघें छुल नन्‍्द लाला है | २३४ वही 
(+४) निषट रंगीले लाला सिसिर के सीत भीत, 

अंग लावे लाड़िलीकों, श्रतिहि कमकि के । २३३ वही 


१२२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


सेवन करके शीतलता को भगाने की चेप्टा की जाती है। नारी के अंग ही 
शीतलता या उष्णता भ्रदान करने वाले बन जाते हैं, उन अंगों की स्पर्श सुश्ष- 
दता बढ़ जाती है और वे हमारी भावनाग्रों की तृप्ति के साधन वन जाते हैं । 
नारी-पंग के ये गुण पुरुष के मन में ललक और भोग की भावना उत्पन्न करते 
हैं । आकर्षण बढ़ाते हैं श्रोर रूप के आमंत्रित करने वाले भाव या गुण को 
उत्पन्न करते हैं। ताप का अनुभव कराने वाले इन गुणों के अतिरिक्त स्पर्श 
जन्य प्रन्य अनेक गुणों की चर्चा हुई है । इनमें मार्दव या सोकुमार्य का संकेत 
ऊपर किया जा चुका है । यहां उसका स्पष्टीकरण प्रपेक्षित है। 
सौकुमार्य-मार्दव भ्रथवा सुकुमारता कोमल वस्तु के भी स्पर्श की 
ग्रसहनीयता को कहते हैं ।' नारी के मृदुल अंग संसार में |प्रसिद् कोमल वस्तु 
के स्पर्श को सहने में भी भ्रसमर्थ होते हैं | अंगों की यह कोमलता जन्म-जात 
होती है, जिसे श्रनुलेपनादि के सतत प्रयोग से स्थिर रखने का प्रयास होता है । 
यह कोमलता सौन्दर्य की अ्रभिवृद्धि करने वाली होती है । इसके तीन भेद उत्तम 
मध्यम और कनिष्ट होते हैं । उत्तम सुकुमारता कोमलतम वस्तुओं के संस्पर्श की 
प्रसहनीयता से झ्राती है। इसमें गुलाब प्रादि पुष्पों के स्पर्श को श्रसहनीय बताया 
जाता है | विहारी ने इसी प्रकार की मृदुता का वर्णन किया है ।* मध्यम 
सुकुमारता अपेक्षाकृत अधिक भारी पदार्थों के धारण की श्रसहनीयता है। ऐसे 
पदार्थों में वस्त्रादि के धारण करने के भार से शरीर के रक्तिम हो जाने की 
चर्चा है प्रथवा कुसुमहारादि के भार से लंक के लचक जाने का वर्णन होता 
है ।* धूप लगने से भ्रथवा उसमें चलने पर स्वेद-करणों का झ्रा जाना 'प्रधम 
सुकुमारता' को व्यक्त करता है। इसमें भी असहनीयता का भाव है, परन्तु भार 
से उत्पन्न भ्रसहनीयता न होकर ताप के स्पर्श से उत्पन्न असहनीयता है। इन 


१ म्रार्दवं कोमलस्यापि संस्पर्शासहतोच्यते । 
उत्तमं मध्यमं प्रोक्त कनिष्ठ चेतितत्रिघा: । 
उज्ज्वल नील मणि उद्दीपन प्रकरण छंद ३५ पृ० २७५ 
2 मैं बरजी क॑ बार तू, इत कत लेत करोंट । 
पंखुरी लगे ग्रुलाव की, परिहँ गात खरौंट । सतसई 
(४) भिभकति हिय गुलाव की भवा भवेयत पाँय । 
छाले परिवे के डरनि सके न गात छुवाय । 
3 पानि के भारन संभारत न गात-लंक लचि-लचि जाति 
कच-भारन के हलके । द्विजदेव पृ० ३५० रीति काव्य संग्रह । 


रूप-सौन्दय्य अभिव्यक्ति निर्वेचन १२३ 


तीनों प्रकार की गात्र सम्बन्धी श्रसहनीयता से सुकुमा रता का ज्ञान होता है । इस 
गुण से सम्बन्धित नायिका रति का उत्तम आवार वनती है । 

नायिका की यह सुकुमारता दो ग्राधारों को लेकर चलती है। १. मन 
की सुकुमारता २. शारीरिक । सुकुमारता मन की सुकुमारता मुग्बावस्था में अधिक 
दीख पड़ती है। इस अवस्था में विपरीत भाव की झाशंका मात्र भी कप्टकारक 
हो जाती है ।! वय के विकास के साथ पिय के सम्पर्क का भय क्रमश: कम होता 
चला जाता है । मन की कोमलता भावनाओं के प्रीढ़त्व में बदल जाती है, 
परन्तु शारीरिक कोमलता इतनी शीक्रता से परिवर्तित नहीं होती । यह कोम- 
लता ग्राकर्ष णा को बढ़ाने में समर्थ होती है | कवियों का ध्यान शरीर की इस 
कोमलता की ओर अधिक गया है । 

शारीरिक-कोमलता-स्पर्श श्र ग्रसहनीयता उत्तम सुकुमारता को बताने 
वाली है । श्रसहनीयता का अ्रनुभव कराने वाले पदार्थ दो प्रकार के हो 
सकते हैं-- 

(१) अमूर्त पदार्थ 

(२) मूर्त-पदार्थ 

श्रमूत पदार्थों में रूप, छवि, शोभा, पानिष आदि के स्पर्श को न सहन 
कर सकने का वर्णन है । इसमें किसी प्रकार का भार शरीर पर नहीं पड़ता । 
केवल तत्वों की भावात्मक स्थिति होती है । ऐसे अमूर्त या भाव (405४७४००५) 
पदार्थों से उत्पन्न श्रसहनीयता कोमलता की चरम उत्तम कोटि को व्यक्त करती 
है । इस प्रकार का वर्णन रीतिकालीन साहित्य में अधिक मिलता है। इन 
तत्वों की भौत्तिक सत्ता न होते हुए भी इनके प्रभाव जन्य प्रतिक्रिया का वर्ण न 
किया गया है । दृष्टिभार की वास्तविक सत्ता नहीं है परन्तु पिय की हृष्टि का 
स्पर्श करने की अरक्षमता नायिका की कोमलता बताने वाली है ॥? 

मूर्त पदार्थों के सम्पर्क से कोमलता की अभिव्यक्ति करने में भ्रनेक 
कवियों ने अपनी अ्रभिव्यञ्जनात्मक निपुणता का परिचय दिया है। इससे 


2 आ्रावन को नाम सुनि सावन कियो है नैना, श्रावन कहै, 
सु कैसे श्राइ जाई छीजिए । बरवस वस करिवे को मेंरो बस नहीं, 
ऐसी बेस कहौ कान्ह ! फंसे बस कीजिये । 
2 (3) नवला मुरि बंठनि चित, यह मन होति विचार। 
कोमल मुख सहि ना सकत, पिय चितवनि को भार। रस-प्र.-रसलीन। 
(४) क्‍यों वा तन सुकुमारि तनि, देखत पैयत नीठि। 
दीठि परति यों तरफरति, मानो लागी दीठि । श्र ग-दरपंण ॥ 


१२४ मध्यकालोन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


कोमलता की जो व्यज्जना होती है, वह ग्रभिघेय न होकर लक्षणा या व्यञ्जना 
द्वारा व्यज्जित है | ऐसे वर्शानों का कलात्मक सौन्दर्य उच्चकोटिक होता है। 
ऐसे ही सौन्दर्य अथवा ग्रभिव्यञज्जनात्मक निपुणाता के कारण कवियों का 
शिल्प प्रशंसनीय वनता है। कोमलता की यह ग्रभिव्यज्जना स्पर्श की श्रसह- 
नीवता से व्यड्जित हुई है । ऐसे पदार्थों में गुलाब की पखुड़ियां, चूड़ियों का 
स्पर्श! हृष्टि का स्पर्ण और उष्णता के स्पर्श का वर्णन है ।१ 

भार की भ्रसहनोथता से भी कोमलता का ज्ञान होता है। रीतिकालीन 
नायिका कोमलतम वस्तुग्रों तक के भार को सहन करने में अपने को असमर्थ 
पाती है । जावक-भार से उसके पर बोमिल हो जाते हैं “जावक के भार पग 
धरत घरा प॑ मंद, गंधभार कुचन परी हैं छुटि ग्रलर्क ।” वरुनि के भार से हग 
ग्रखुले हो जाते है | हष्टिभार की भ्रसहनीयता से नायिका मुख फेर लेती है। 
इस अ्रसहनीयता की संभावना से कोमलता को व्यक्त किया गया है। विद्ठुग्रो 
के भार से रंग सा चूने लगता है | ग्रंग राग के भार के डर से उसका लगाना 
ही छोड़ दिया गया है ।? पग की लालिमा में तद्र[प हो गया महावर का रंग 
ज्ञात नहीं हो पाता, परन्तु इसके भार से नाथिका को इसका बोध हो जाता 
है ।! कच और कुच के भा! से लंक लच जाती है। 

भार की यह अ्सहनीयता मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही प्रकार के पदार्थों 
से व्यज्जित है । शारीरिक सुकुमारता के साथ भावों की सुकुमारता का संकेत 
किया गया है । इस प्रकार का वर्णन शरीर की मृदुता बढ़ाकर नायिका के 
सौन्दर्य को बढ़ा देते हैं। कोमल और मृदुल वस्तुओं के स्पर्ण से भावनाओं के 
विकास का पूर्णा अवसर मिलता है। नायिका के अंग के इस गुण से उसके 
व्यक्तित्व का श्राकंण बढ़ता है। व्यक्तित्व को सुन्दर और झ्राकपक बनाने 


3 वे शग्रंगूरी के छुवे सिसके, कर बार सी पातरी जो मैं चढ़ाऊँ। 
छोड़िहों गाँव बता की सों, में पर चूरी न हां पाहिरावन ग्राऊ । 
रीति का. सं. पृ. २६१ 
£ यह सोनो सो अंग सुहाग भरो, कहो कैसे के आग के भ्रांच सहै । 
रीति का सं. पृ. ३६६ मंडन 
8 चरन घरे न भूमि विहर तहांई जहां, 
फूले फूलि फूलनि विछायो परजंक है। 
भार के डरनि सुकुमारि चाह अंगनि में, 
करति न अंगराग कुकुम को पंक है । सतसई-मतिराम, 
+ ग्रापु कहयो अ्री दाहिने दे मोहि, जानि परे पग वाम है भारी । दास 


रूप-सौन्दर्य श्रभिव्यक्ति निर्वेचन १२५ 


वाले इन स्पाशिक गुण्णों के अतिरिक्त चाक्षुप सुखानुभूति का वर्णान भी 
हुआ है । 

चाक्षुष सुखानुभूति--प्रंगों को देखकर नेत्रों के सुख की अनुभूति कराने 
वाले शारीरिक गुणों से चाक्षुप सुखानुभूति होती है । शरीर का यह ग्रुणा हूप' 
है । रूप देखने से मन खिच जाता है और आँखों को सुख मिलता है । सुडौल, 
सुढर रूप ग्राकपंक होता है | शरीर की मथुरता का सम्बन्ध भी रूपसे ही 
होता है । अ्रनिर्वचनीय रूप ही माधुयं नाम से जाना जाता है ।! यह रूप दो 
प्रकार का हो सकता है :-+ 

१. अ्निर्वंचनीय रूप 

२. वाच्य-रूप 

वर्शान कर सकने योग्य गुणशाली रूप अनिर्वचनीय होता है। इसकी 
अनुभूति तो होती है, परन्तु वह ग्रकथ्य बना रहता है। अंगों को देखकर 
ग्रनुभव होता है कि उसमें छवि रूप में आतिर्तचनीय 'कुछ' है जो श्राँखों को 
सुख देता है । यह रूष-लावण्य, छवि, ज्योति, चमक आदि अनेक रूपों में प्रकट 
होता है । इन सभी प्रकारों का अ्रस्तित्व है, जो अंगों में ही रहता है। उससे 
श्रलग हो4.र उसकी सत्ता नहीं रह पाती है श्रौर उसका अस्तित्व समाप्त हो 
जाता है। शरीर में व्याप्त उसके सोन्दर्य की ग्रभिवृद्धि करने वाला यह ऐसा 
स्वाभाविक तत्व है, जो युवाकाल में अपने-ग्राप ही ग्राविभूत हो जाता है । 
यह सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाला गुण है । इस गुण का कथन अंग-ज्योति, 
दीप्ति, शोभा आदि द्वारा किया गया है । इस गुण की इयत्ता नहीं होती । इसे 
सभी कवियों ने स्वीकार किया है ।? 

चाक्षुप अ्रनुभूति में रूप का दूसरा गुण उसकी नित-नवीनता है । छवि 
की इस नवीनता के कारण बिहारी की नायिका का चित्र संसार के चतुर 
चितेरे भी नहीं खींच पाते हैं ।* भक्तिकाल में इसी नवीनता से छवि स्थिर 
नहीं रह पाती है, इससे गोपियों का मन उनसे पहचान नही मानता:-- 


रूप किमप्यनिर्वाच्यं तनोमाधुयंमुच्यते । उज्ज्वल नीलमणि पृ. २७५ 
2 सोभा सिन्धु न अ्रन्त रही री-सूरसागर 

(४) कुम्मनदास प्रमग्रु सौभग, सींवा, गिरधर घर सिरमौर । 

(9) कृष्णदास प्रभु गोवर्धन घर, सुभग सींव श्रभिराम । 

(+ए) जो कोऊ कोटि कलप लगि जीव, रसना कोटिक पावे । 

तऊ रुचिर वदनारविन्द की शोभा कहत न झावे । हित-हरि वंश । 

8. लिखन बैठि जाकी सबिहि गहि-गहि गरव गरूर । 

भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ।--बिहारी 


१२६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


स्थाम सों काहे की पहिचानि । 

निमिप-निमिष वह रूप न वह छवि, रति कीजे जेहि झ्रानि । 

छवि की ऐसी कल्पना कम मिलती है । इससे रूप का उत्कर्प होता है । 
इस छबि के वर्णान में दो दृष्टिकोण दीख पड़ता है । 

(१) गत्यात्मक छवि वर्णन । 

(२) स्थिर छविजवर्णान । 

गत्यात्मक छवि वर्णन में ज्योति, अंग दीध्ति आदि की गतिशीलता का 
बोध होता है। यह बोघ लक्षणा या व्यञ्जना व्यापार द्वारा हो पाता है। इसके 
लिये प्रयुक्त वाक्याशों में छवि का चू पड़ना, लावषण्य का उफानं, जगर-मगर 
ज्योति, जुन्हाई की घार सी दौड़ पड़ना, तरंग का उठना आ्रादि शब्दावलियों का 
प्रयोग कवियों ने किया है ।! इन वाक्यांशों के प्रयोग द्वारा रूप की अ्निर्वेच- 
नीयता को मूतंरूत देने की चेष्टा की गई है। इससे उत्पन्न होने वाले विम्ब- 
विधान द्वारा प्रस्तुत का सौन्दर्य वढ़ जाता है श्रौर रूप की श्रतिशयता की 
अ्रनुभूति होने लगती है। रूप का यह अनिवंचनीय पक्ष है। इसका एक 
ऐसा पक्ष भी होता है, जिसका प्रत्यक्ष बोध होता रहता है, यह उसका कथ्य 
पक्ष है । 

रूप की वाच्यता-अंगों में व्याप्त रूप-लावण्य के कथन के लिये 
कवियों ने रंग का सहारा लिया है। इन रंगों में श्वेत, श्याम भ्रौर लाल रंगों 
का कथन है शरीर के अनेक अंगों में ये गुणा वर्तमान रहते हैं भौर इन्हीं से 
इनकी महत्ता एवं सौन्दर्य बढ़ पाती है। रसलीन ने एक दोहे में नेत्रों के रंग 
एवं उसके प्रभाव को व्यक्त किया है ।* शरीर के भश्रन्य श्रंगों में भी रंग का 
यह श्रांकपंक वंचित््य दीख पड़ेगा । इस दृष्टि से रंगों की विशेषता से युक्त 
निम्नलिखित अंगों का वर्णान विशेष रूप से होता है । 

१. श्वेतरंग युक्त अंग-चमं, दांत और हाथ । यहाँ सफेदी का प्रर्थ चर्म 
झौर हाथ के संदर्भ में गोराई से है। गोरी बाँहें आकषषक होती हैं। 
3 अंग-अंग तरंग उठे च््‌ ति की, परिहँँ मनौ रूप भ्रवै घर च्वे । 
(४) वगर-वगर अरु डगर-डगर वरु, जगर-मगर चार्‌यो भोर था ति ह्व॑ रही। 
(४) प्ंग-अंग उछलित रूप छटा, कोटि मदन उपजत तन गोभा-गो. दा. 
(४४) भीतर भोौन ते बाहिर लॉ, द्विजदेव जुन्हाई की घार सी धावति। 
2 श्रमिय हलाहल मद भरे, श्वेत, श्याम रतनार । 

जियत मरत भुकरि-मुकि परति, जेहि चितवति इकबार ।--रसलीन 


रूप-सौन्दर्य ग्रभिव्यक्ति निर्वेचन १२७ 


२. श्याम रंग युक्त अंग-प्रांख, वरोनियां, भौह, केश । 

३. लाल रंग वाले अंग-श्रोंठ, कपोल, नाखूनों की लालिमा । 

वर्णा के गुण से युक्त इन अंगों में सहज सौन्दर्य दीख पड़ता है । रक्तिम 
अघरों एवं कपोलों की शोभा वरवस ही ध्यान को ग्राकृष्ट कर लेती है । इससे 
सौन्दर्य का मादक एवं मोहक रूप उपस्थित होता है इस रूप के प्रभाव की 
अभिव्यक्ति कवियों ने की है । 

रूप का प्रभाव व्यावक होता है| इनसे चल-अचल सभी मुग्घ हो जाते 
हैं । गोपियाँ श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को निरखकर देह एवं ग्रह की सुधि भूल जाती 
हैं । इस श्रात्म निस्मृति द्वारा तन्‍्मयता का भाव व्यक्त होता है। प्रेम की 
तीब्र श्रनुभूति में इस प्रकार की झ्रात्मलीनता दीख पड़ती है। ऐसा वर्णन 
मध्यकालीन कवियों ने बहुत श्रधिक किया है। जड़-तत्वों में इस रूप से चेतनता 
श्रा जाती है। मोहन की त्रिभंगी मूति देखकर यमुना भी 'थिर' हो जाती है, 
वायु का चलना रुक जाता है, खग मृग सभी ग्राकपित हो जाते हैं । इस प्रकार 
प्रखिल विश्व को प्रभावित करने वाले रूप की कल्पना इन कवियों ने की है। 
रूपाकार के श्रन्य गुणों में 'प्राभिरूप्य/ का कथन हुआ है । 

ग्राभिरूप्य- सौन्दर्य के उपकारक उद्दीपक गुणों में झ्राभिरूप्य शरीर का 
गुण है । जब कोई वस्तु आात्मीय गुणों के उत्कर्प से निकट स्थित अश्रन्य वस्तु 
को अ्रपनी उत्कपंता में ग्रात्मसात्‌ कर ले, तो उसे ग्राभिरूप्य कहते हैं । 


यदात्मीय गुणोत्कर्पव॑स्तत्वन्यन्निकट स्थितम्‌ । 

सारूप्यं | नयति प्राज्ञराभिरूप्यं तदुच्यते । 
उज्ज्वल नील मण्ि । उद्दीपन प्रकरण । 
इस गुण में रंग या भावनाओं का ताद्र,प्य वर्णित होता है। यह 
गुण “तदुगुण” अलंकार जैसा है। इस श्रलंकार में न्‍्यून गुणा वाली वस्तु 
दूसरी उत्कषं गुण वाली वस्तु के सम्पर्क से उस गुणा को ग्रहण कर लेती है ।? 
इसमें श्रधिक गुर वाली वस्तु की विशेषता वर्णित होती है। दोनों वस्तुएँ 
श्रलग-श्रलग गुण वाली होती हैं, परन्तु एक वस्तु अपनी विशेषता के कारण 
दूसरी वस्तु के गुणा को अपने में मिला लेती है । श्राभिरूप्य में दोनों वस्तुओं का 
भिन्न गुण होना श्रावश्यक नहीं है । दोनों वस्तुएँ एक ही रंग या गुण की हो 


है स्वगुणं त्यकत्वा प्रगुएस्व समीपगम्‌ । 
तस्येव गुणमादत्ते यदुवस्तु स्यात्‌ स तद॒गुण: | 
अलंकार कौस्तुभ-कर्णंपूर-श्रष्टम किरण का० ३१३ 


१२८ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काबव्य में रूप सौन्दर्य 


सकती हैं, परन्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलकर एक रूप हो जाती है। इस 
गुण के द्वारा अंग वर्णन में नायिका के शरीर के रंगों आदि की चर्चा होती 
है । ऐसा वर्णन विशेषतया रीतिकालीन साहित्य में अधिक मिलता है। भक्ति 
साहित्य में भी इस प्रकार का वर्णन है परन्तु उसमें शारीरिक पक्ष की प्रवलता 
न होकर मानसिक पक्ष की प्रवलता है। इस दृष्टि से 'आराभिरूप्य की दो 
ग्राधार भूमियाँ हो जाती हैं-- 


(१) मानसिक भावनात्मक ताद्रप्य । 
(२) शारीरिक गुणगत ताद्रप्य । 
भावनात्मक ताद्ू प्य में आ्रालम्बन या श्राश्नय दूसरे के ध्यान में लीन 
होकर ग्पने ग्रस्तित्व को ग्रपने प्रिय में मिला देता है। वह प्रिय रूप हो जाता 
है, उसके स्वरतर्त्र अ्रस्तित्व का त्रिय के व्यक्तित्व में विलीनीकरण हो जाता है। 
विद्यापति औरर सूर की राधा रात-दिन श्रीकृष्ण का स्मरण करती हुई कृष्ण 
रूप हो जाती है । कृष्ण रूप होकर राघा की स्मृतियाँ उसे आन्‍न्दोलित कर 
देती हैं प्रौर वह पुन: राधा रूप में ञ्रा जाती है। इस प्रकार व्यक्तित्व की 
दोलायमान तद्र पता में वह काठ के मध्य में पड़े ऐसे कीट के समान हो जाती 
है जिसके दोनों सिरों पर भ्रग्नि जल रही हो ।! सूर की राघा मोहन के रंग 
में रम जाती है ।? देव ने राघाक॒ृष्ण दोनों को एक दूसरे के प्रेम में कृष्ण और 
राधा मय बना दिया है-- 
दोउन को रूप गुन दोड वरनत फिरें, 
घर ना थिरात रीति नेह को नई नई। 
मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राघामय, 
राघा मन मोहि-मोहि मोहन मई-मई । देव 


अनुखन माघव माघव रटतई, सुन्दरि भेलि मघाई। 

झ्ो निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुन लुबघाई। 

माघव से जब पुनि ताई राथा, राघा सेय जब माघव । 

दारुन पेम तबहिं नहिं. छूटत बाढ़त विरह क बाघा। 

दुहुँ दिसि दारु दहन जइसे दगदह, आकुल कीट परान । 

ऐसन बललभ हेरि सुघामुखी कवि विद्यापति भान । विद्यापति पदावली । 
राघा-माघव भेंट भई । 

माघव राघा के रंग राँचे, राघा माघव रंग रई। सूर सागर । 


रूप-सौन्दर्य -अ्रभिव्यक्ति-निर्वचन १२६ 


शारीरिक गुणागत ताद्र प्य में एक के गुण से दूसरा अ्भिभूत हो जाता 
है । विहारी की नायिका के पांव झौर महावरी के रंग की समता से नाइन 
एड़ी को ही वार-बार मलने लगती है ।? गोपी ऋृष्ण के साँवरे रंग के स्पर्श 
से सांवरी हो जाती है । उसकी 'गुराई' श्यामता में मिल जाती है। उसे भय 
है कि उसकी गुराई रह नहीं पायेगी “छेल छबीले छुम्नोगे जो मोहि, तो गातन 
मेरे गोराई न रहें । 

इससे हम इस निर्णाय पर पहुँचते हैं कि श्राभिरूप्य का तात्पर्य शारीरिक 
गुण अ्रथवा शरीर के रंग से है । इसमें दूसरी वस्तु को अपने गुण में मिलाकर 
एक रूप कर देने की भावना रहती है। यह एकरूपता मानसिक भावों से 
अ्रथवा शारीरिक गुणों से होती है, इसका वर्णान मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में 
प्रधिक है । इन सभी गुणों को कायिक गुरा के ग्रन्तगंत मानेंगे । ये गुण शरीर 
से सम्बन्धित हैं तथा श्रालम्बन के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाने में समर्थ होते हैं । 
इनमें आ्राकार की महत्ता इस रूप में है कि सौन्दर्य का मूल झ्ाघार यही है । 
आकार में श्रंगों के वनावट का स्थूल रूप और छवि, उज्ज्वलता, कान्ति भ्रादि 
का सूक्ष्म रूप रहता है । इन दोनों के सम्मिलित वर्णन में रूप की वास्तविकता 
की अनुभूति होती है। केवल श्राकार श्रौर अ्रंग-दीप्ति ही सौन्दर्य के श्रादर्श 
रूप को व्यक्त नहीं करते । इसी से शारीरिक अन्य गुणों की विशिष्टता भी 
श्रावश्यक प्रतीत हुई । इन गुणों में स्पर्श या दृश्य अनुभूतियों के शारीरिक 
श्राधार का वर्णान हुआ है । इनमें शरीर की मृदुलता, कोमलता, आ्राभिरूप्य, 
सुकुमा रता आ्रादि के महत्व को स्पर्शानुभूति के रूप में स्वोकार किया गया है । 
चाक्षुप ब्रनुभूतियों की सुखदता के लिये रंग की उज्ज्वलता और शरीर की गोराई 
श्रादि से नेत्र-सुख की कल्पना की गई । शरीर के विशिष्ट श्रंग में एक विशेष 
रंग की चमक श्राकर्षक मानी गई। जैसे भ्रघर कपोल श्रादि की लालिमा, 
केश, भौंह, वरौनियों आदि की श्यामता सौन्दर्य साधक हो गयी । बालों बरौ- 
नियों श्रादि की सघनता में रूप लोभी मन उलभने लगा। भरावदार, पुष्ट 
अ्रंगों में सौन्दर्य का स्रोत दिखाई पड़ा । वय की उठान के साथ भावनाश्रों का 
विकास रसिक मन को उद्दीत करने लगा। सहज हास युक्त मुख-मण्डल, 
शैधिल्य सूचक श्रंगड़ाई, तारुण्य, नेत्रों की उन्‍्मादक प्रवृत्ति भ्रंगों की ताजगी 
एवं टटकापन, रूप, शील, प्रेम, कुल, तेज, चातुर्य श्रादि निमंत्रण देने लगे । 





72 पाँय महावर देन को, नाइन बैठी श्राय । 
फिरिं-फिरि जानि महावरी, एड़ी, मीड़ति जाय । 


१३० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


स्वभाव का अलवेलापन, उन्मत्त यौवन, तारुण्य दीप्ति में कवियों का मन खोने 
लगा । अंगों के स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में मन इतना उलभका कि इसी को कवियों 
ने 'मुक्ति' मान लिया ; रति-रंग में हृवे लोगों का जीवन सार्थक होने लगा। 
इसकी प्रेरणा नायिका के ऐसे रूप सौन्दर्य वर्णन से मिलती थी जो अननुभूत, 
अ्रश्न्‌ तपूर्व, अनिवेचनीय और झ्रानन्दमय था | उसके शरीर के अनास्वादित 
रस में कविगण इतने हृवने लगे कि वहीं तक उनका संसार सीमित हो गया । 
इन सबका सम्बन्ध शारीरिक गुरा से है। ये गुण ही उद्दीपक बनकर रसिक 
हृदय को रिभाने लगे। शरीर के उद्दीपक गुणों में ऐन्द्रिय आकर्षण उत्पन्न 
करने वाले गुणा, अंग-प्रत्यंग वर्णन की मोहकता, रूप लावण्यादि की चर्चा हो 
सकती । है इन सभी से युक्त गुण कायिक गुणों के श्रन्तर्ंत झ्राते हैं। इसके 
श्रतिरिक्त मानसिक एवं वाचिक गुणों से भी सोन्दर्य की वृद्धि मानी जा 
सकती है। 

मानसिक गुणों से तात्पयं मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं से है । 
जिसका प्रत्यक्ष रूप आंगिक चेष्टाओों या अनुभावों द्वारा दीख पड़ता है। वाचिक 
गुणों में मधुर वचनों की श्र्‌ ति-सुखदता है। वचन की मघुरता, उसका लालित्य 
सुखद होता है । इससे उत्पन्न वचनों की घ्वनि से नायक का मन तृप्ति का 
अनुभव करता है श्र नायिका के सौन्दर्य की ओर झ्ाकपित हो जाता है। 
अ्रत: कायिक, मानसिक श्ौर वाचिक गुणों से युक्त नायिका रति भाव की 
वास्तविक झालम्बन बनती है । ये गुण नायिका के शरीर से सम्बन्धित होने 
के कारण सोन्दर्य को बढ़ाने वाले उपकरण हैं। इन आत्मगत उपकरणों में 
प्रभी तक गुण का विवेचन किया गया, परन्तु केवल गुण ही रस को उद्दीप्त 
नहीं करते, अपितु नायिका की चेष्टाएँ भी महत्वपूरं होती हैं । 
चेष्टागत सौन्दर्य - 

श्रालम्बन के भ्रात्म-परक सोन्दर्य साधक उपकरण के भन्तगंत चेष्टा 
मानसिक भावों की वाह्म अभिव्यक्ति है। भ्रालम्बन की प्रत्येक क्रिया का मूल 
प्रेरक मन होता है । मन ही वस्तु के प्रत्यक्ष या स्मृति दर्शन से भावों के 
श्रान्दोलित होने का कारण है। विभिन्न दृश्यों या रूपों को देखकर मानसिक 
आ्रालोड़न-विलोड़न या प्रियता-क्षोभ आदि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भाव- 
नाएँ उत्पन्न होकर नहीं रह जातीं, अपितु इनकी बाह्म-अभिव्यक्ति भी होती 
है । इस श्रभिव्यक्ति के भ्रभाव में मानसिक कुण्ठाओों का जन्म होता है। इससे 
बचने के लिये मन विराम चाहता है। भावों की चेष्टापरक इस प्रभिव्यक्ति 
का कारण मन का तनाव दूर कर देने वाली विराम की यही अभिलाषा है। 
यह अभिलाषा दो रूपों में प्रकट होती हैं । 


रूप-सौन्दर्य-अ्रभिव्यक्ति-निर्वचन १३१ 


१. विकर्षक चेष्टाञ्रों द्वारा । 

२. आकर्षक चेष्टाओं द्वारा । 

इन दोनों चेष्टाओ्रों में प्रस्तुत प्रसंग की सीमा के अन्तर्गत केवल आकर्षक 
चेष्टाएँ ही झ्राती हैं । ये चेष्टाएं भावों के स्पन्दन से शारीरिक विकार या विकास 
की क्रियाएँ हैं । इनका मूल सम्बन्ध श्ज्ञार भाव से है। यह श्टज्ञार-भाव 
शीलगत गुरों के ग्रन्तगंत ग्राभिजात्य का सूचक होता है । इससे कामुकता का 
बोध न होकर मानसिक भावों की स्वस्थ अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति 
का तात्पयं युग की प्रचलित सम्मान्य मर्यादाओं एवं परम्पराओ्रों के श्ननुकूल 
भावों का प्रकाशन है | प्रकाशन का यह ढंग संयमित होने पर कुल-ललनाओं 
के सौन्दर्य का उपकरण और उनके रूप का उत्कर्षक होता है। यह उत्कर्ष 
चेष्टाओ्रों पर निर्भर है । 


चेष्टाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं (१) संयोग की श्रवस्था में रति 
भाव को उद्बुद्ध करने वाली आह्वाद मूलक चेष्टाएं (२) वियोग में दुःख मूलक 
चेष्टाएँ । यहाँ पर केवल शआ्राह्वाद मूलक चेष्टाओं से ही भ्रपना भ्रभिप्राय सिद्ध 
होता है। शालीनता से उत्पन्न होने वाली ये चेष्टाएँ विशेष श्राकर्षंफ हो जाती 
हैं । इनको दो वर्गों में विभाजित करेंगे-- 

(१) विशेष चेष्टाएँ 

(२) सामान्य चेष्टाएँ 

विशेष चेप्टाओं में अ्नुभावों की गणना होगी । अनुभाव भाव-संसूचना- 
त्मक शारीरिक विकार हैं । इन विकारों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ सत्व सूचक 
आंगिक संचालनों को श्रनुभाव कहते हैं अर्थात्‌ चित्त में भ्ाविभूंत भावों का 
पनुमान कराने वाली वाह्म शारीरिक क्रियाएँ भ्नुभाव कही जाती हैं। इन 
क्रियाओं को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली रत्यादि भावनाओं का बोध 
दर्शक को होता है । साहित्य दर्पएकार ने इसका समर्थन किया है कि श्रांलम्बन 
या उद्दीपनादि कारणों से हृदय में जाग्रत रति भावना को प्रकाशित करने वाली 
चेष्टाएँ श्रनुभाव हैं ।? श्रनुभावों के सात्विक, कायिक, मानसिक भ्रौर भाहाय॑ ये 
चार भेद होते हैं । इन भेदों में कायिक और मानसिक अ्नुभाव भ्रालम्बन के 





2? अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मक:। 
2 “उदबुद्ध करण: स्वे स्वैबंहिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्य रूप: सोइनुभाव:”--साहित्य दर्पण 


१३२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सौन्दर्य को बढ़ाने वाले होते हैं । इन्हीं ग्रनुभावों से ग्राश्रय की भावना उद्दीक् 
होती है । श्रत: ये अ्रनुभाव सौन्दर्य के उत्कर्यंक होने से साधक चेप्टाओं के 
प्रन्तगंत आयेंगे । इन्हीं दोनों का विचार होगा । 





कार्यिक भ्रनुभाव-चेप्टामूलक इन अनुभावों का सम्बन्ध का्यिक क्रियाग्रों 
से है । इनमें मुस॒कान, चितवन, कटाक्षपात, श्र ग-संचालन, पद-निक्षेप, अल्हड़ता 
गति श्रादि द्वारा उत्पन्न चेष्टाग्रों के सौन्दर्य से रतिभाव का प्रकाशन होता है । 
मध्यकाल में मुसकान वर्णान में अनेक विशेषणों का प्रयोग हुम्ना है । मृदु 
लजीली, मीठी, हुलास भरी, फीकी, कुटिल, शुभ ग्रादि ग्रनेक प्रकार के मुसकान 
का वर्णन है । इसमें ग्रवरों का विकास ओ्रौर कपोलों में दीध्षि आ जाती है । 
सहज और स्वाभाविक मुस्कान मोहक शक्ति है । इस मोहकता से नायिका का 
आ्राकर्षण बढ़ता है । यथा:- 

बतरस लालच लाल की, मुरली घरी लुकाय । 
सौंह करे, भोंहनि हंस, देन कहै, नटि जाय । 

संयोग के ग्रवसर पर मुसकान उद्दीपक बन जाता है । इसके प्रभाव 
उत्पन्न करने वाली शक्ति का कथन हुआ है । इसके प्रयुक्त विशेषण दो प्रकार 
के हो सकते हैं (१) क्रियामुलक विशेषणों में लजीली हुलास भरी भ्रादि हैं 
(२) गुणमूलक विशेषण में मृदुता, मिठास, शुश्रतादि का वर्णान है।इस 
मुसकान का सम्बन्ध चितवन और कटाक्षपात से बना रहता है। 

कवियों ने मुसकान के संग अ्र,-निक्षेपादि का वर्णान भी किया है । 
चितवन की यह चेष्टा नायिका के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली होती है । तीखी, 
कटीली, लजीली चंचल ग्रादि विशेषणों से आंखों के मार करने वाले प्रभाव 
की भ्रभिव्यक्ति होती है इस हृष्टि से चितवन के दो भेद हो सकते है-- 

(१) मादक प्रभाव उत्पन्न करने वाली चितवन में नेत्रों की रसालता, 
अ्रद्धोंई्गरी लित दशा, मतवालापन, भ्रादि होता है । 

(२) तीक्ष्णता युक्त चितवन बंक, घातक, दांव न चूकने वाली भौर 
पैनी होती है । इन दोनों प्रकार के चितवनों से व्यक्तित्व में श्राकपंण उत्पन्न हो 
जाता है। 

चितवन के अतिरिक्त नेत्रों की तन्द्रिल भ्रवस्था विशेष मुद्रा की सूचिका 
है । यह मादक, मोहक और आकषंक होती है। उनींदी श्रांखें बरबस अपनी 
प्रोर खींच लेती हैं। तन्द्रा का वर्णन प्रायः दो अवसरों पर हो सकता है (१) 
मन में मादक भावों के उत्पन्न होने पर भ्रथवा रति-श्रुक्ता हो जाने के उपरान्त 


रूप-सौन्दर्य-प्रभिव्यक्ति-निरवंचन १३३ 


सुरत-सुख से आप्लावित होने की अ्रवस्था में (२) आलस्य, निद्रादि के अवसर 
पर । इन दोनों ही अवस्थाग्रों का वर्णान काव्य में मिलता है । 

अ्रगों के संचालन गति, पद, निपेक्षादि से हृदयगत भावों का ज्ञान 
होता है । इन भावों को कायिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त करके नायिका का रूप 
मोहक बन जाता है ।? ये सभी चेष्टाए' कायिक अ्नुभाव के श्रन्तगंत झाती हैं । 
गिनाये गये इन चेष्टाओं के झ्तिरिक्त अन्य भी कायिक चेप्टाए हो सकती हैं । 
इन सभी चेष्टाग्रों का मूल उद्दं श्य मोहकता बढ़ाना है । इस मोहकता से ही 
आ्रालम्बन का सौन्दर्य वढ़ जाता है । इसके श्रतिरिक्त कुछ चेष्टायें मानसिक 
भावों को प्रकाशित करती है । इन चेप्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं । 


मानसिक श्रनुभाव-अ्रस्त:करणा की भावना के अनुसार मन में उठने 
वाली तरंगे हास, परिहास, ग्रामोद-प्रमोदादि के रूप में प्रकट होती रहती हैं । 
यह भी एक प्रकार की चैेप्टा ही है, जो मानसिक भावों का प्रकाशन करती 
है । इसमें स्वर-माधुयं, शालीनताजन्य लज्जा, निषेध, चंचलता, हास-परिहास 
छेड़-छाड़, वचन 'बैदग्ध्य आदि की गरगाना हो सकती है । इनमें स्वर-माधुर्य 
वाचिक चेप्टा है । इससे प्रेम भाव की सघनता ओर सान्‍्द्रता का ज्ञान होता 
है | मीठे वचनों में श्रलौकिक ग्रानन्‍्द रहता है। 


निषेध स्वीकृति मूलक वाह्मय श्रस्वीकृति है। इसमें वचन एवं सिर 
संचालन के द्वारा अपनी भावनाग्रों की अ्रभिव्यक्ति नायिकाए' करती हैं । स्वी- 
कृति पूर्ण इस निषेध में माधुर्य होता है । इस अस्वीकृति के बाद अ्भिलाप को 
व्यक्त करने का उचित अवसर माना जाता है। यह मानसिक भाव का सूचक 
होता है । इस निषेध में स्वीकार की भावना के कारण नायिका के प्रति मन 
का झाकर्षएण बढ़ जाता है। हाँ मूलक निषेध से मोहकता उत्पन्न होती है, 
नायिका की अ्रभिलाषा व्यक्त होती है, श्रौर नायक के मन में नायिका के 
सौन्दर्य पान करने की ललक उत्पन्न हो जाती है । यह एक शालीनता की 





२  रतनारी हो थारी ग्रांखड़ियाँ । 
प्रेम छकी रसबस श्रलसानी, जानि कमल की पांखूड़िया । 
बनी ठनी जी पृ० १६६ मध्व का० हि० कवियि० से । 
2 (3) नैन नचाइ कही घमुसकाइ, लला किर आइयो खेलन होली । पद्माकर । 
(४) भौंहनि त्रासति, मुख नटति, आंखिन सों लपटाति। 
ऐवि छुड़ावति कर ईची, श्रागे श्रावति जाति। बिहारी 


१३४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


भावना है। इस भावना द्वारा नायिका के मन में स्थिर लज्जा का ज्ञान 
होता है । 

लज्जा शालीनता की स्पष्ट स्थिति है। शालीनता मानसिक भावों का 
सम्पृक्त रूप है। इससे नारी का ग्राकषंण बढ़ता है और नायक के मन में रति 
भाव के उद्दीक्त होने का ग्रवसर मिल जाता है। नारी की आयु के भ्रनुसार इस 
शालीनता में ग्रन्तर ग्राता रहता है । बय: सन्धिकाल में इसका विकास आरम्भ 
हो जाता है श्रौर युवाकाल में इसका पूर्ण रूप दीख पड़ता है । इसका सम्बन्ध 
योन-भावना से होने के कारण यह रति मूलक चेप्टा है। वयः सन्विकाल की 
ऋतुमती नायिकाओ्रों में लज्जा विशेष रूप से देखने की मिल जाती है। इसके 
द्वारा काम की भावना नियन्दत्रित रहती है । यह नारी के स्वभाव का पनिवारये 
तत्व है । इसका वास्तविक विकास स्वकीया नायिका में ही देखा जा सकता 
है । इससे उसका सौन्दर्य बढ़ जाता है ।! इसका झ्राभास मुख की अरुण्िमा से 
होता है । समाज के विधि-निषेघों के कारण यह संस्कार बन गया है, जो 
पुरुष के समक्ष होते ही प्रारक्तिम मुख द्वारा व्यक्त हो जाता है। इसके चार 
लक्षण है-- 

(१) नेत्रों का नत हो जाना (२) मुख की अरुस्णिमा (३) घूघट 
आ्रादि द्वारा मुख को ढक लेना (४) वचन कार्पण्य । इन चारों लक्षणों से 
नायिका की शालीनता झ्रौर लज्जामूलक चेप्टाग्रों का ज्ञान होता है। यह चेष्टा 
स्त्रियों की सुन्दरता के लिये आभूषणों का काम करती है। इससे उनकी झआक- 
पंणा शक्ति बढ़ती है । 

ग्रन्य चेष्टाओं में हास-परिहास झौर छेड़-छाड़ रतिभाव को उद्दीप्त 
करते हैं । प्रगल्भ नायिका्रों में छेड़छाड़ की यह प्रवृत्ति दीख पड़ती है ।* 


3 कनक बदन सुढ़ार सुन्दरि सकुचि मुख मुसक्याइ । 

स्यामा प्यारी नैन राँचे श्रति विशाल चलाइ | सूरसागर । 
£ लागि प्रेम डोरि खोरि, साँकरी छ्व॑ कढ़ी आई. 

नेह सों निहोरि जोरि झ्राली मनमानती । 

उतते उताल 'देव' आये ननन्‍्दलाल, इत 

सोंहे भई बाल, नवलाल सुख सानती । 

कान्ह कह्मौ टेरिक कहां ते भाई को हो तुम, 

लागति हमारे जान कोई पहिचानती। 

प्यारी कह्मौ फेरि मुख हरिजू चलेइ जाहु, 

हमें तुम जानत, तुम्हें हूं हम जानती । देव 


रूप-सौन्दयं-अ्रभिव्यक्ति-निर्वच न १३५ 


इसका समुचित वर्णान मध्यकालीन साहित्य में हैं । इससे प्र म की सान्द्रता 
प्रकट होती है। रहःकेलि में माधुर्य बढ़ जाता है, वचन भंगिमा से वक्ता का 
गूढ़ भ्रभिप्राय प्रकट होता है। प्रेम के अतिशय ,का विश्वास उत्पन्न होता है । 
इसीसे व्यंग्य वचनों का प्रयोग भी उद्दीपक ही होता है-- 

ऐसी करौ करतूति बलाय त्यौं नीकी, बड़ाई लहौ जग जाते । 

ग्राई नई तरुनाई तिहारी ही, ऐसे छके चितवी दिन राते । 

लीजिए दान हों दीजिए जान तिहारी सब हम जानति घाते । 

जानोौं हमें जनि व वनिता, जिनसों तुम ऐसी करो बलि बातें । 

मतिराम 

मानसिक भावों को व्यक्त करने वाली ये विशेष चेष्टाएं हैं। इनकी 
गणना श्रनुभवों में होती है | इनमें कायिक झ्औौर मानसिक अनुभावों का संकेत 
किया गया । इनके अ्रतिरिक्त भावों को उद्दीप्त करने वाली कुछ अ्रन्य सामान्य 
चेष्टाएं हैं, जिन्हें नायिका के श्र॒लंकार रूप में मानते हैं । 

सत्व से उत्पन्न नायिका के श्रनेक अलंकारों का वर्णन हुआ है । इन 
ग्रलंकारों की संख्या बीस या श्रठाइस मानी गई है । साहित्य दर्ष णकार भद्ठा- 
इस के पक्ष में है! घतडजय ने वीस अलंकारों को स्वीकार किया है ।? रस- 
तरंगिणीकार सभी गात्रज अलंकारों को 'हाव” के अन्तर्गत मान लेता है ।* 
मतिराम श्रौर देव ने भी भानुदत्त का ही अनुसरण किया है। देव ने दश हावों 
का समर्थन किया है + विश्वनाथ द्वारा बताये गये अन्य अ्रतिरिक्त अ्रलंकारों 
का नाम मद. तपन. मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि है । 
इन सभी अलंकारों को तीन वर्गों में बाँठा गया है । 

१. श्र गज 

२. भ्रयत्नज 

३. स्वभावज 

इन तीनों में श्रयत्नज श्रलंकार शरीर के ऐसे विशेष गुण हैं जो स्वतः 
ही उत्पन्न हो जाते है। इनमें चेष्टागत व्यापार की प्रवृत्ति कम दीख पड़ती है । 
इससे ये शोभा विधायक श्रलंकार ही हैं, चेष्टा नहीं है । इनका वर्णन गुणों के 





यौवने सत्वजास्तासाष्टाविशतिसंख्या-साहित्य दर्पण ३॥५& 
यौवने सत्वजा:ः स्त्रीणामलंकारास्तु विशति: ।-- दशहूपक ३/८६ 
निरणंय सागर काब्यमाला-पंचमो गुच्छुकः--0० १५८ 

“यहि विधि दश विधि हाव कवि बरनत मत प्राचीन । देव 


के. 9 80 -+ 


१३६ मंच्यकालीन हिन्दी क्ृष्ए-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


अम्तगंत किया जा चुका है । श्र गज और स्वभावज में चेप्टा वतंमान रहती है । 
इनका संकेत कर देना समीचीन है । 

श्रगज श्रलंकार--नायिका की शोभ” बढ़ाने वाले आंगिक विकारों को 
भ्रंगज अलंकार कहते हैं । यह्‌ तीन रूपों में प्रकट होता है | इन्हें भाव, हाव, 
हेला कहते हैं । 

निविकार चित में उत्पन्न होने वाली विकृृति को 'भाव' कहते हैं यह 
विक्ृति वाणी, मुख, अंग, अ्रभिनय आ्रादि के द्वारा प्रकट होती है । यह मान- 
सिक विकार है । भृकुटि या नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से संभोग की इच्छा 
को प्रकाशित करने वाले भाव ईपत्‌ लक्षित होकर 'हाव' कहे जाते हैं । रति- 
काल में यह नायिका की स्वाभाविक भाव-भंगि है। भाव मानसिक व्यापार है 
झ्ौर हाव क्रियाड्रों द्वारा स्पष्ट हो जाने वाला व्यापार है। यह भू-निक्षेपादि 
द्वारा प्रकट होता है | हाव ही सुव्यक्त होकर 'हेला' हो जाता है । 

सौन्दर्यंपरक हृष्टि से देखने पर ज्ञात हो जाता है कि भाव, हाव, और 
हेला में क्रियाग्रों के उत्तरोत्तर विकास का एक क्रम है। ये तीनों ही क्रियाएँ 
मन के काम विषयक भावना की अभिव्यक्ति करती हैं। 'भाव' मानसिक 
प्रभिव्यक्ति श्रौर 'हाव' तथा 'हेला' कायिक ग्रभिव्यक्ति है। इन चेष्टाओं से 
एक शोर जहाँ नायिका की झ्राक4रण एवं मोहकता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर 
नायक के मन में रति-भाव का आविर्भाव और उसका विकास होता है। 
उद्बुद्ध रति भावना के कारणा नायिका अपनी इन चेप्टाओं के साथ और 
अ्रधिक सुन्दर बन जाती है । गअ्रतः ये चेष्टाएँ सुन्दरता को बढ़ाने वाली 
क्रियाओं में हैं । 

इन आंगिक चेष्टाग्रों के अतिरिक्त स्वभावज अलंकारों की शोभा 
नायिका के व्यक्तित्व के आकषंरा को बढ़ाने वाली होती है । भ्रंगज और अयत्नज 
श्रलंकारों से स्वभावज का प्रमुख अन्तर यह है कि आरम्भ के दो ग्रलंकार 
पुरुषों में भी पाये जाते हैं। इनसे पुरुष, किशोर या तरुण, के सौन्दर्य एवं 
श्राकर्षण की वृद्धि होती है, परन्तु स्वभावज ग्रलंकारों की क्रियाओं का सौन्दर्य 
केवल स्त्री में ही मिल सकता है। इससे इन अलंफारों द्वारा स्त्री-शोभा का ही 
विकास होता है । 

इन अलंकारों में लीला, विलास, विच्छित्ति, विज्वोक, किलकिचितु, 
विश्रम, ललित, मोट्टायित कुट्टमित, विहृत, मद, तपन, मौग्घ्य, विक्षेप, कुतूहल, 
हसित, चकित, केलि की गणना होती है । इन ग्रलंकारों की विभिन्न चेष्टाओं 
को देख कर ऐसा ज्ञात होता है कि इनसे मानत्तिक विचारों का ' विकास 


रूप-सौम्दर्य-ग्रभिव्यक्ति-निर्वंचन १३७ 


होता है। यह विकास विभिन्न चेप्टाओं से व्यक्त हो जाता है। ये चेप्टाए 
निम्नलिखित ढंग से समझाई जा सकती हैं :-- 
(१) त्वरामूलक चेप्टा में 'विश्रम' का नाम लेंगे। 
(२) अनुकरण मूलक में लीला । 
(३) प्रसाधन मूलक चेष्टा में विच्छित्ति, ललित और विक्षेप । 
(४) अभिव्यक्तिमूलक चेष्टा में कुट्टमित, विव्वोक, विहृत, हेसित, 
चकित । 
(५) मानसिक विकास से सम्बन्धित गलंकारों में विलास, किलकि- 
ड्चित, मोट्टायित, कुतूहल, मौग्ब्य । 
(६) काममूलक चेप्टा-तपन, केलि । 


इस वर्गीकरण में विभिन्न चेप्टाओं की मानसिक स्थिति का ध्यान 
रखा गया है । प्रत्येक चेप्टा में किसी न किसी भाव की प्रधानता है। उदा- 
हरणार्थ 'विश्रम' में प्रियमिलन की जल्दवाजी है । इससे इसे त्वरामूलक चेप्टा 
माना गया । विलासादि में मानसिक प्रसन्नता से मन का विकास हो जाता है 
यही विकास चेप्टाओरों द्वारा प्रकट होता है । इससे इन अलंकारों को मानसिक 
विकास से सम्बन्धित श्रलंकार माना गया | यह वर्गीकरण विपय को सरल 
करने के लिये किया गया; परन्तु इनका मूल उद्देश्य नायिका की चेष्टाओं 
से उत्पन्न मोहकता का बोघ कराना ही है इसी हृष्टि से इनका अश्रध्य- 
यन होगा । 

उपयुक्त विचारों के श्राघार पर इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि 
प्रनुभावमूलक और श्र॒लंकार मूलक दोनों ही प्रकार की चेष्टाश्रों से हृदुगत 
भावनाओं का प्रकाशन होता है | यह प्रकाशन इतना आ्राकर्षक और मोहक 
होता है कि इन्हीं चेष्टाओं से आलम्बन के सौन्दर्य की वृद्धि हो जाती है। 
प्रत: सौन्दर्य के साधक उपकरणों में इन चेष्टाओों का बड़ा महत्व है । इसमें 
कुछ चेष्टाए पुरुषों से सम्बन्धित, कुछ केवल स्त्रियों से सम्बन्धित श्रौर कुछ 
स्त्री-पुरुष दोनों से सम्बन्धित होती हैं । इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही मानव 
सौन्दर्य की पूर्णाता की कल्पना की जा सकती है। यह सम्पूर्ण चेष्ठा एवं गुण 
गत सौन्दर्य श्रात्मपरक उपकरण है, जो वाह्म सौन्दर्य साधक उपकरणों से 
मिलकर झ्रालम्वन के रूप सौन्दर्य को बढ़ाने में समर्थ होता है । 


सौन्दर्य-साधक बाह्य-उपकरण 
सौन्दर्य की वृद्धि करने बालों प्रसायनों में श्रात्मगत उपकरणों का 


१३८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दये 


संकेत हो चुका है। इसके अन्तगंत नायक अथवा नायिका के गुण ग्रौर उनकी 
चैष्टाओं का वर्णन हुआ है। गुण शारीरिक अथवा मानसिक घर्मं है श्लोर 
चेप्टाओं से मनोगत भावनाग्रों का स्फुरण होता है । इन दोनों तत्वों का सीघा 
सम्बन्ध आआालम्बन से होता है। इस कारण इन्हें ग्रात्मगत सोन्दर्य-साघक 
उपकरणा कहते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपकरणों का वर्णन 
मिलता है | ये उपकरण आ्रालम्बन के गुण अथवा चेप्टाश्रों से सौन्दयं वृद्धि 
के साधक नहीं होते, श्रपितु बाहरी साधनों द्वारा रूप का आकर्षण बढ़ाते हैं । 
ऐसे साधनों को वाह्य उपकरण की संज्ञा दी जाती है। 

सौन्दर्य को बढ़ाने वाले आलम्वन के शरीर से भिन्न भ्रन्य प्रसाधनों को 
बाह्य सौन्दर्य साधक उपकरणा मानते हैं । इन उपकरणों की दो कोटियाँ हो 
जाती हैं:-- 

(१) प्रसाघनगत उपकरण । 

(२) तटस्थ-उपकरण- 
प्रसाधनगत उपकरण 

झालम्वन से भिन्न रूप की उत्कर्षक वस्तुए' प्रसाधन के अन्‍्तगंत भाती 
हैं। इन प्रसाधनों का शरीर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है । भ्रपनी इस 
स्वतंत्र सत्ता में इनका निजी महत्व है | श्रात्मगत श्रौर प्रसाघनगत उपकरणों 
में मूल भ्रन्तर यही है कि श्रात्मगत उपकरण आलम्बन से अलग होकर स्वतंत्र 
प्रस्तित्व वाला नहीं हो सकता है, जबकि प्रसाधनगत उपकरणों का स्वतंत्र 
प्रस्तित्व ही होता है । इनकी महत्ता उपयोग मूलक है। ऐसे प्रसाधनों को दो 
श्रे णियों में बांद सकते हैं । 

(१) लगाये जाने वाले उपकरण । 

(२) धारण किये जाने वाले उपकरण । 

इन दोनों को ही षोडश #ए गार के अन्तगंत मानते हैं । 

घोडश-श्यू गार--शरीर पर लगाये जाने वाले सौन्दययं-साधक उपकरणों 
में उबटन संजन, मिस्सी, स्नान, केश-विन्यास, मांग-भरना अ्रंजन, महावर, 
बिन्दी, तिल, मेंहदी, सुगन्धित द्रव्य, श्ौर पान रचाने को गणना होती है । 
घारण किये जाने वाले उपकरण वस्त्र, आभूषण, माल्य हैं। इन दोनों की 
सोलह संख्या होने से इन्हें पोडश श्र गार के अन्तगंत माना जाता है । विभिन्न 
शास्त्रकारों के मत से इनके नामों में कुछ अन्तर मिलता है । बल्लभ देव ने 
मजन, चीर, हार, तिलक, अज्जन, कुण्डल, नासामोती, केश रचना, कज्चुक 


रूप सौन्दये-ग्रभिव्यक्ति-निरवंचन १३६ 


नूपुर, सुगंधि, मेखला, ताम्बूलादि का वर्णान किया है।! इस वर्णन में 
झाभूषणों का नाम ही अधिक गिनाया गया है, श्यू गार के सभी अंगों पर हृष्टि 
नहीं गई है। रूप गोस्वामी ने नासामोती पट वेणी, फूल, पदुमहस्त, ताम्बूलादि 
का वर्शान किया है ।* प्रामाशिक हिन्दी कोश में उपटन, मंजन, मिस्सी, स्नान, 
सुबसन, केश-विन्यास, मांग, ग्रंजन, महावर, विन्दी, ठोढ़ीपर तिल, मेंहदी, 
गन्ध द्रव्य, श्राभूषण फूल-माला आर पान रचाने को षोडश-श्यू गार कहा गया 
है ।* केशवदास ने स्नौन, अ्रमलवास, जावक, केश-पास का सुवारना, अंगराग 
दपंण, ग्राभूषण, मुखबास, काजल, आदि का वर्णान किया है ।* सरदार कवि 
ने इस ग्रन्थ की टीका में परम्परा का अ्रनुसरण किया है। वलभद्र के मत से 
दंत धावन, उबटन, मञ्जन, तिलक आदि सोलह श्ज्ञार हैं ।९ इन श्शज्ञारों 
का विश्लेषण करने से ज्ञात हो जाता है कि इनका मुख्य उहं श्य सौन्दर्य को 


श्रादौ मञज्जनचीर हारतिलक  नेत्राञज्जनं कुण्डले । 

नासा मौक्तिक केशवाश रचनासत्कल्चुक नू पुरो । 

सौगन्ध्यं कर कद्भुूणं चरणयो रागो रणनन्‍्मेखला । 

ताम्बूलं कर दर्पण चतुरता श्टज्ञारका: पोडशा: । बललभदेव । 

स्नाता नासाग्रजाग्रन्मणी रसित पटासूत्रिरि वद्धवेरि:। 

सोत्त' सा चचिताज्जी कुसुमितचिकुरा स्नग्विणी पदुमहस्ता । 

ताम्बूलास्योरु बिन्‍्दुस्तवकिंत चिवुका कज्जलाक्षी सुचित्रा । 

राघालक्तोज्ज्वलाडि, प्र स्फुरति तिलकिनी पोडशा कल्पनीयम्‌ । 
उज्ज्वलनीलमणि पृ. ७७ निर्णय सागर । 


3. प्रामाणिक हिन्दी कोश-सभा-पृ० ४७ सं* १६८० वि०-रामचन्द्र वर्मा । 

& प्रथम सकल सुचि मंजन भ्रमल बास, जावक सुदेश केशपासको सुघारिवों । 
अंगराग भूषणविविध मुखबास राग, कजल कलित लोल लोचन निहारिबो । 
बोलनि हँसनि, मृदुचातुरी चितोनी चारु, पलपल प्रति पतिब्रत प्रतिपारिबो । 
केसोदास सबिलास करहु कु वरि राधे, इहिविधि सोरहश्टज्ञारनि सिगारिबो 
रसिकप्रियाछंद ४३, विश्वनाथप्रसाद द्वारा सम्पादित केशवग्रन्थावलीभाग १ 

5 क्र दंत-घोवननुबटन श्रंग मंजन के अ्रंग अंगुद्धान प्ंगुछाई है। करके 
तिलक मैन पाटीपार “बलभद्र” भाल भली वन्दन की विन्दुका वनाई है अंजन 
दै नैन देख दरप्पन चिब्रुक चिह्न श्रघर तम्वोरकी भ्रधिक छवि छाई है। 
मेंहदी करन मंडि राई दे महावर की सोलह सिंगार की मूलचतुराई है। 
+१-२५६छंद १४ पूनाविश्वविद्धलय की हस्तलिखित प्रति । 


१४० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


बढ़ाना ही था। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये अंगों को अधिक से अधिक 
आकपंक बनाने की चेप्टा की गई। यह चेष्टा संयोग के लिये अंगों के सजाने में 
दीख पड़ती है संयोग के प्रसंग पर विकपंण उत्पन्न करने वाली दो बातें होती 
हैं (१) शरीर या मुख की मलीनता, गन्दगी, दुर्गन्थि ग्रादि । (२) मुखादि 
अंगों का अ्रनाकषंक होना । सोलह श्टू गार इन दोनों ही कमियों को दूर करने 
का साधन है। इनसे श्रुटियां दूर हो जाती हैं और मुख का आकर्षण बढ़ 
जाता है । 

संयोग के अवसर पर ग्राकर्षण का प्रथम और मुख्य अंग मुख है । 
मुख को ही देख कर भावनाए केन्द्रित होती हैं । मुख ही ग्रामन्त्रित करता है । 
इससे मुख एवं ग्रन्य ऊर्ध्वाज्ों का आकर्षक होना आवश्यक माना गया। इसी 
उद्द श्य की सिद्धि के लिये इन श्यृद्भारों की कल्पना की गई। ऊर्ध्वाद्भो का 
रुचि के श्रनुकूल बनाने एवं आकपंण लाने के लिये इन श्वज्लारों का तीन रूपों 
में उपयोग किया गया है:-- 

(१) मुख को सुवासित करके मलीनता दूर करने वाले श्ृज्ञार 
साधनों में उबटन, स्नान, गन्ध-द्रब्य एवं यान रचना गिना जायगा, क्योंकि 
उबटनादि से शरीर में निखार ग्रा जाता है । 

(२) मुख एवं अन्य भ्रनावृत्त अंगों को प्रसाधित करने के लिये मिस्सी 
केश-विन्यास, मांग, अंजन, महावर, विन्दी, तिल मेंहदी गन्ध द्रव्य, श्रादि का 
प्रयोग होता है । 

(३) सम्पूर्ण अंगों की शोभा बढ़ाने वाले श्वुद्धार में स्नान, मंजन, 
उबटन, बसन, श्राभूषण गन्व द्रव्य फूलमाला की गणना हो सकती है । मेंहदी 
से हस्त एवं पग का श्राकपंण बढ़ता है । इससे सर्वाज्भ में सुखदता क्‍्रा 
जाती है । 

इन शछज्भारों का व्यावहारिक दृष्टिकोण सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक है। 
प्रायः झ्रालम्बन के सभी अश्रंग वस्त्रादि से ढंके रहते हैं। इससे उन श्रंगों की 
अनावृत भ्रवस्था की ओर दृष्टि नहीं जाने पाती । ढके हुए अंगों के प्रसाधित 
हुए बिना भी उनका आकषं णा बना रह सकता है। कभी-कभी तो ढ6ंके भ्रथवा 
भ्रघखुले अंग कौतूृहल एवं जिज्ञासा की वृद्धि ही करते हैं। ऐसे अंगों का 
झ्राकपंरा बड़ा तीत्र होता है इसी कारण जयशंकर प्रसाद का मन 'कामायनी' 
के श्रघखुले अ्रंगों की आकपंण शक्ति में उलभ जाता है । उन्हें वे श्रृंग 'बिजली' 
के फूल जैसे प्रतीत होते हैं ।? खुले हुए श्रंगों में मुख, भ्रन्य ऊर्ध्वाज्भ तथा 


3 प्रसाद-कामायनी । 


रूप-सौन्दर्य -सिद्धान्त-निर्वेचन १४१ 


हाथ और पग हैं । इससे इन अंगों को सजाने और ग्राकर्पषक बनाने की भावना 
का विकास हो गया होगा । इसका क्रियात्मक पक्ष प्रसाधन सामग्री और श्राभू- 
पणों के घारण करने में दीख पड़ता है। लोक व्यवहार में इन्हीं अंगों के 
आभूषणों की संख्या श्रथिक है | यह प्रवृत्ति निरर्थक नहीं मानी जा सकती है 
इसका मनोवैज्ञानिक कारण अपने प्रसाधित रूप के ग्राकर्पएण का प्रदर्शन करना 
ही है। इन खुले अंगों में हाथ-पग में मेंहदी रचाना झ्ाज भी मान्य है। मुख 
तो सम्पूर्ण श्ज्भर का केन्द्र स्थल ही है । इसी से मुख के प्रसाधनों की संख्या 
सबसे भ्रधिक है । उबटन स्नानादि से सम्पूर्ण शरीर की कोमलता और स्वच्छता 
बढ़ती है। इस ग्रावार पर यह निर्णय हो जाता है कि ये प्रसाघन अपने श्राप 
में स्वयं साध्य नहीं है, अपितु शरीर के ग्राकर्पणः को बढ़ाने में साघन के रूप 
में ही प्रयुक्त होते हैं। व्यक्ति के नैंसगिग-सौन्दर्य के रहने पर ही ये प्रसावन 
आकपंरा के उत्कर्प में सहायक हो सकते हैं। इसके अ्रभाव में उनकी महत्व 
हीनता उसी प्रकार स्पष्ट हो जाती है जंसे शव पर लेप किया गया चन्दनादि । 
श्रत: इन प्रसाघनों की शोभा स्वयं में नहीं है, अपितु उचित श्रालम्बन को 
प्राप्त कर लेने पर ये शोभा के विधायक हो जाते हैं। प्रसावन सहज सौन्दर्य 
को बढ़ाने वाले होते हैं । इन प्रसाधनों के प्रभाव में भी सहज सौन्दर्य का अपना 
आ्राकपंणा तो रहता ही है । संस्क्रत साहित्य में इस प्रकार के सोनन्‍्दय एवं 
प्रसाधनों का वर्णन श्रधिक मिलता है । यहाँ प्रसाघनों का निम्नलिखित प्रकार 
से वर्णन मिलता है :-- 

(१) नैसगिक शोभा से युक्त रमणी में कोई भी प्रसाधन रम्य हो 
जाता है। 

(२) नायिका की इस शोभा से प्रसाधनों में भी एक कान्ति श्रा 
जाती है। 

(३) ये प्रसाधन सहज सौन्दर्य को विकृत कर देने वाले होते हैं । 

(४) ये सौन्दर्य के उपकारक भी हो जाते हैं । 

प्राभूषणों से सहज सौन्दर्य की वृद्धि ही श्रधिक होती है। पावंती- 
परिणय में कहा गया है कि “लोक में यह प्रसिद्ध है कि भूषण अंगों को शोभित 
करते हैं वरन्तु यहाँ श्रंग ही भूपणों की सुषमा को उत्पन्न करते हैं ।! कालिदास 
ने सहज-सौन्‍्दर्य को प्रत्येक दशा में प्रकाशमान. बताया है ।? भवभूति ने मालती 


गे अ्रज्भभूषणनिकरो भूषयतीत्येव लोकिको वाद: । अज्जञानि भूषणानां 
कामपि सुपमामजी जनरमैंस्तस्याः--पा वंतों परिणय प्र ३६ 
2 श्रभिज्ञान-शाकुन्तम्‌ 


श्डर मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


के सौन्दर्य को भी इसी प्रकार का बताया है ।! नागानन्द की नायिका अपनी 
कोमलता और मम्रणता के कारण स्तन के भार को भी खेद उत्पन्न करने वाली 
जानती है, पाद-युगल का भार-वहन करने में समर्थ नहीं हो पाती । अतः नूपुर 
और हार जैसे प्रसावनों को घारण करने पर भी यह सन्देह उत्पन्न हो जाता 
है कि वह उस भार को सहन कर सकती है या नहीं । इस नाटक का नायक 
नायिका से कट्टता है कि तुम व्यर्थ में अंगों में भूपणों को केवल क्लेश का 
अ्रनुभव करने के लिये घारण करती हो ग्रन्यथा तुम्हारे अंग स्वतः ही भूषण 
हैं? भाष के विचार से स्वभाव से रमणीय सौन्दर्य को ये प्रसाधन और भी 
ग्रधिक रमणीय बना देते हैं ।* यहाँ सहज सौन्दर्य की महत्ता स्वीकार की 
गई है । मण्डन रमणीयता में योग देते हैं, परन्तु झ्रालम्बन के सौन्दयंयुक्त 
होने पर ही उनकी उपादेयता सम्भव है । भ्रभिज्ञान-शाकुन्तलमु में प्रियम्बदा 
शकुन्तला से कहती है कि आश्नम में सुगमता से प्राप्त होने वाले प्रसाधनों से 
उसका सौन्दर्य विकृत ही होता है ।६ इस स्थल पर नागरिक-सोन्‍्दर्य 
प्रसाधनों की महत्ता आश्रम सुलभ प्रसाधनों की अपेक्षा भ्रधिक स्वीकार की 
गई है । इससे सहज सौन्दर्य का उत्कर्प होता है, परन्तु भाश्रम में प्राप्त सौन्द्य 
प्रसाधन सहज सौन्दर्य को विकसित नहीं करते हैं। “विप्रकायंते' का प्नर्थ 
सौन्दर्य को मुखरित न होने देने से हैं, उसे बिगाड़ने से नहीं है। यह बात 
दूसरी है कि नागरिक प्रलंकारों के अ्रभाव में शोभा बढ़ नहीं पाती है। इस 
प्रकार संस्कृत साहित्य में प्रसाधनों द्वारा सौन्दय्य-वृद्धि को स्वीकार किया गया 
है, यद्यपि कहीं-कहीं सहज-सौन्दर्य की महत्ता भी स्वीकार की गई है। कालिदास 
ने सौन्दर्य की उपयोगिता पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने सौन्दर्य को प्रिय के 
सौभाग्य देने वाला माना है” श्द्भार की सफलता भी इसी में है कि प्रिय उसे 


१ मालती माघवम्‌ ६।१।६१ भवभूति । 
2 खेदायस्तनभार एवं किमु ते मध्यस्य हारो5परः । 
श्रीमत्यूरुयुगं नितम्बभरतः काआानया कि पुनः । 
शक्तिपादयुगस्य॒नोरुयुगलं गोढ़ु कुतो नूपुरौ । 
स्वाज्ू रेव विभूषित[सि वहसि क्लेशाय कि मण्डनम्‌ । 
नागानन्द । ३३७ हष॑ । 
8 स्वभावरमणियानि मण्डितानि भ्रति रमणीय : भवन्ति । भास ना. च. ४७ 
६ श्राभरणोचितं रूपमाश्रमलब्धः प्रसाधनेविप्रकायंते । 
कालिदास-प्रन्थावली-पू-४८ द्वितीय खप्ड 
5 प्रियेषु सौभाग्यफलाहि चारुता | ५।१ कुमार-सम्भवम्‌ । 


रूप ग्रभिव्यक्ति-सिद्धान्त-निवंचन १४३ 


स्निम्ध दृष्टि से देखेर इसीसे प्रिय के ग्रागमन पर किया गया मण्डन अधिक 
महत्ववूरंं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेष-रचना के मूल में आकर्षण 
की यही प्रवृत्ति कायंशील रहती है । सहज सौन्दर्य के साथ ही प्रसाधन प्रिय 
को रिभाने की क्षमता घारणा करते हैं । 

श्ज्ञार-प्रसाधनों की व्यावहारिक उपयोगिता को हिन्दी साहित्य के 
रीतिकालीन कवियों ने भी रवीकार किया है । गंग कवि ने राघा का शज्भार 
कृष्ण के लिये ही बताया है ।? पदमाकर की नायिका का शद्भार करते हुए 
सखी श्थाम के पसन्द का घ्यान रखती है ।? श्ज्भार की यह उपयोगिता प्रिय 
को ध्यान में रख कर वर्णित की गई है । अ्रन्य स्थलों पर दो भिन्न दृष्टियाँ दीख 
पड़ती हैं । प्रथम दृष्टि में प्रसाघनों द्वारा रूप के सवाई बढ़ जाने की चर्चा है, 
परन्तु इसका भी भश्रन्ततोगत्वा उद्देश्य प्रिय को रिकाना ही है। दास कवि का 
मत हैं कि विमलगात में आभरण रूप को बढ़ा देते है ।! बिहारी ने सहज 
सौन्दर्य को ही श्रधिक महत्व दिया है । उनके विचार से आभूषण तो सहज 
सोन्‍्दय्य में वैसे ही दीख पड़ते हैं, जैसे दर्पण में लगा हुआ मोरचा । भ्रतः 
भाभूषणों के द्वारा ही सौन्दयं-वृद्धि का विच।र इनको पसन्द नहीं है । 

इन झ्राभूषणों और वस्त्रों के घारण से दो बातों का ज्ञान होता है। 
प्रथम श्रात्म प्रदर्शन की भोग-मुलक भावना ओर दूसरे श्रंगों के श्राकरषक प्रदर्शन 
से रति भाव का संचार करना । अपने वैभव एवं ऐश्वर्य की विज्ञप्ति की श्रोर 
भी ध्यान रहा है । यह भाव मुख्यतः रीतिकाल में दीख पड़ता है, परन्तु भक्ति- 
काल में भी सूर की गोपी बड़े श्रभिमान के साथ कहती हैं कि मैं श्राज जितने 
श्राभूषण पहन कर आ्राई हूं, घर पर इससे दूने ग्राभरण हैं ।* ये मूल्यवान 
प्रसाधन नायक को ग्राकर्षित करते हैं, तथा नायिकाएँ इसी के माध्यम से 
मानसिक उल्लास एवं राग की श्रभिश्यक्ति करती हैं। इनके द्वारा भ्राभूषणों 
के प्रति मोह और समृद्धि की स्थिति का ज्ञान होता है| श्रतः सौन्दर्य के ये 


7 श्रात्मानमालोक्य च शोभामानमादण्श विम्बे स्तिमितायताक्षी । 

हरोपयाने त्वरिता वभूव स्त्रीणां प्रियालोक फलो हि वेष: | कु. सु. ७४२२ 
2 श्री नन्‍्दलाल गोपाल के कारण, कीन्हें श्ट गार जो राधे बनाई । 

सुन्दरी तिलक ६।६८७ गंग। 

त्यों पद्माकर या बिधि और हूं साजि श्टूगार जो श्याम को भाव । 
& लागत विमल गात रूपन के श्राभरण । 

बढ़ि जात रूप जातरूप में सवाई है। दास-श गार-निणांय पृ ६. 
8 जितनी पहिरि श्राज हम श्राई घर है याते दूनो । सूरसागर पद १५४१ 


श्ड्ड मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दय्ये 


प्रसाधन सामाजिक स्थिति की वैभव सम्पन्नता और जन-सामान्य में इनकी 
ग्रप्रातता का वोध कराते हैं । इन प्रसाधनों का उद्देश्य रूप विग्यास द्वारा 
सौन्दर्य को बढ़ाना और प्रिय को रिभाना है। 
तटस्थ-सौन्दर्य -- ं 

मानव की प्रमुख प्रवृत्ति सौन्दर्य मूलक है। वह जड़ चेतन सभी वस्तुग् 
में इसी सौन्दर्य को पा लेने का अ्भिलापी है। उसकी सौन्दर्य मूलक यह भावना 
सम्पूर्णा जगत को अ्रपना अधिप्ठान बनाती हैं । भ्रपनी इसी वृत्ति द्वारा वह स्वयं 
इसका अनुभव करके दूसरों के लिये भी प्रेपणीय बनाता है । चेतन जगत्‌ के 
अतिरिक्त जड़ पदार्थों में सुन्दरता देखने का कारण मनुष्य की रागात्मकता है । 
प्रत्येक वस्तु यदि किसी को सुन्दर दीखती है, तो उसका कारण उसका मानव- 
सापेक्ष होना है । मानव अपनी भावना्रों का श्रारोप करके वस्तु में सुन्दरता का 
सायुज्य उत्नन्न कर देता है। यदि वह वस्तु मानव भावनाग्रों की कोमल परिधि 
में नहीं श्राती, तो ऐसी स्थिति में उसमें सुन्दरता का श्राभास नहीं हो पाता है 
श्रपितु वह वस्तु उसे 'उदासीन' प्रतीत होता है । उदासीनता का भ्र्थ उस वस्तु 
की ग्रपने ग्राप में एक रूपता है । वह वस्तु जैसी है, वैसी ही रहेगी । मानव के 
ग्राकपंगा भ्रथवा विकर्पषण का साधन नहीं वन सकती है । ऐसी स्थिति में वस्तु 
का तटस्थ रूप मानव की अनुभूति के क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। मानव-सापेक्ष 
होकर ही उसमें चेतनता और सुन्दरता थ्रा जाती है। श्रत: सिद्ध होता है कि 
प्रकृतिगत या प्राकृतिक पदार्थों की सुन्दरता तभी होगी, जब उसमें मानव 
भावनों का योग हो जाय । 

प्रकति-गत पदार्थों के मानव-सापेक्ष होने के साथ उसका निसर्ग सिद्ध 
सौन्दर्य भी होता है । वसन्तकालीन पुष्प गन्धों से युक्त मलयानिल का प्रवाह, 
ग्रीष्म की प्रचण्डता, चन्द्र की शीतलता तारक-खचित श्राकाश, कल-निनादिनी 
सरिताएं उत्त्‌ ग॒ पर्वत-शिखर, पक्षियों, के मधुर कलरव, प्रकृति का रूप, वृक्ष 
वाटिकादि सभी में सौन्दर्य लक्षित होता रहता है। इन पदार्थों के सौन्दर्य का 
आ्रान्तरिक महत्व होता है। सुवासित मन्द-मन्थर गति से प्रवाहित होने वाला 
वायु किस को झ्राकपित नहीं कर लेगा। कोयल की कूक को सुन कौन 
रसिक श्रानन्दित नहीं होगा, पपीहे की पुकार में अपने 'पी” की स्मृति किस 
प्रोषित पतिका को न हो सकेगी । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति के उपकरणों 
में हृदय को ग्रावजित कर लेने की एक महान्‌ शक्ति है । इस शक्ति का ज्ञान 
संवेदनशील हृदय को होता है । वह अपनी संवेदनशीलता की अनुकूलता भ्थवा 
प्रतिकूलता के भ्ननुसार ही प्रकृति में सोन्दर्य प्रथवा विक्षंक प्रवृत्ति को पाता 
है । यदि प्रकृति के पदार्थ उसके लिये भ्रनुकूल हैं, तो वे सोन्दयं वृत्ति के विधायक 


रूप सौन्दर्य-ग्रभिव्यक्ति-निवंचन १४५ 


होने के साथ भावनाओं को प्रियता की श्ोर मोड़ देने में सहायक होंगे भोर 
प्रतिकूल होने पर प्रकृति या तो भावनाओं को दुःख मूलक बना देगी या पुनः 
उसके प्रति विकर्षण उत्पन्न कर देगी। इस दृष्टि से प्रकृति उद्दीपक हो 
जाती है । 
उज्ज्वल नौलमण्कार ने इन उद्दीपक गुणों का संकेत किया है| 

उन्होंने बताया है कि गुणा, चेष्टा, प्रलंकृति और तटस्थ ये चार उद्दीपक ग्रुण 
हैं । इनसे श्रालम्बन की शोभा बढ़ती है, इससे इनकी गणना सौन्दर्य के उप- 
करणों में से है। इन चारों में तीन का सम्बन्ध नायक भअ्रथवा नायिका से 
साक्षात्‌ रूप में वना रहता है। रूप लावण्य और चेष्टा नायक या नायिका के 
शरीरादि से सबन्धित सौन्दर्य के उपकरण है । प्रसाधन शरीर का भाग न होने 
पर भी सुन्दरता बढ़ाने में मुख्य है । इससे छिपी शोभा विकसित होती है । 
प्रकृति, दूती झ्रादि द्वारा भावनाओं में सौन्दय्यं की अभिवृद्धि शरीर से सम्बन्धित 
कारण न होकर बाह्य कारण है। इससे इसे तटस्थ सौन्दयं की संज्ञा प्राप्त 
है । इसमें कोई संदेह नहीं कि वन-उपवनादि की शोभा से मन प्रभावित होता 
हैं, वह सौन्दर्य की ओर ललकत़ा है श्रौर उसके उपभोग की कामना प्रकट करता 
है । संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक देखें:-- 

यः कौमारहर: स एवहि वरस्ता एवं चंत्रक्षपा: । 

ते चोन्मीलित मालती सुरभय: प्रोढ़ा: कदम्बानिला: । 

सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापार लीलाविधो । 

रेवा रोबसि वेतसी तस्तले चेतः समुत्कण्ठ्यते । का० प्र० 


इस तटस्थ सौन्दर्य का वर्णन कवियों ने मुख्यतः निम्नलिखित हृष्टि- 
कीणों से किया है:ः-- 

१. मानव भावनाओरों की सापेक्षता में । 

२. मानव सौन्दर्य को स्पष्ट करने के लिये श्रप्नस्तुत विधान में ! 

३. यथातथ्य रूप में । 


सानव भावनाश्रों की सापेक्षता में--प्रकृति का सौन्दर्य प्रतिक्षण बदलता 
रहता है । यह मानव निरपेक्ष होकर श्रपने दिव्य एवं यथातथ्य रूप में प्रकट हो 
जाता; है, परन्तु मानव भावों की सापेक्षता से उसमें विद्र,पता भ्रथवा आकर्षण का 
अनुभव होने लगता है । प्रकृति स्वयं तो दुःख सुखादि भावों का भनुभव नहीं 
करती, परन्तु हमारी भावनाश्रों के श्रारोप से वह ऐसा करती हुई सी प्रतीत 
होती है। इस प्रकार का वर्णन मानव-भावनाश्रों की सापेक्षता से ही माना 


१४६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


जायगा । हम प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर अपनी एक धारणा वना लेते हैं और 
फ़ाव्य सृजन के अवसर पर उन्हीं मानस-प्रतिविम्बों का सहारा लेते हैं । 

दूसरी वात यह है कि मानव सौन्दर्य का मुख्य श्राघार प्रकृति ही है। 
मानव प्रकृति से रस का संग्रह करता है और उसी से उसके सौन्दर्य को रूप 
मिलता है। इसका यह कारण है कि मानव सौन्दर्य की एक सीमा होती है, 
जहाँ पहुँच कर उसके सौन्दर्य का उतार आरम्भ हो जाता है, परन्तु प्रकृति 
सौन्दय॑ में शाश्वतता रहती है । यह सौन्दर्य सदेव आनन्द दायक ही होता है । 
मानव की मानसिक स्थिति की विपरीतता में इस प्राकृतिक सौन्दर्य की विद्र|पता 
प्रंकट होने लग जाती है । सूर की गोपियों ने इसी से कालिदी फो काली देखा 
है, पपीहा उन्हें दुख दाई प्रतीत होता है श्लौर हरे-भरे मघुवन को देख कर उन्हें 
धाश्चयं होता है ।! यहाँ न तो कालिंदी काली हो गई है और न पपीहा दुःख 
देने वाला हीं हो गया है, परन्तु मानव भावों की सापेक्षता में ऐसा प्रतीत होने 
लगा है। यह वात दूसरी है कि गोपियाँ भ्रपने दुःख का प्रतिबिम्व उसमें पाकर 
उसके काली होने के हेतु की कल्पना कर लेती है। इससे स्पष्ट है कि मानव 
सौन्दयं की प्रभिव्यक्ति में प्रकृति का महत्‌ योग है । प्रनुभूतिकर्ता मानव के 
कारण ही यह चराचर जगत्‌ सुन्दर प्रतीत होता है और इस सुन्दरता से मानव 
इतना प्रभिभूत हो उठता है कि अपने शारीरिक सौन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति के लिये 
प्रकृति को भ्रप्रस्तुत रूप में ग्रहण करता है । 

प्रकृति-सोन्दर्य मानव भावनाओं की सापेक्षता में न आवे तो ऐसी 
स्थिति में उसका ध्रालम्बन गत रूप ही प्रस्तुत होगा । परन्तु मानव-साक्षेप 
होकर वही उद्दीपक हो जाता है। प्रकृति . स्वयं सख या दुःख का अनुभव नहीं 
करती । उसका श्रस्तित्व तों एक रस है उसे मानव की प्रपेक्षा भी नहीं 
रहती, परन्तु मानव भ्रपनी शोभा और सौन्‍्दय् को बढ़ाने में प्रकृति की सहायता 
लेता है। इसी दृष्टि से मानवीय सौन्दये में प्राइतिक सौन्दर्य का महत्वपूर्ण 
स्थान है । यह' मांनव- सोन्दर्य कां पोषक है। प्रकृति का रूप पक्ष उसका 


3. (+ .) देखियत कारलिदी शभ्रति कारी। सूरसागर 
(॥ ) हों तो मोहन की विरह जरीरे तू' कत जारत । 
रे पंक्षी तू पापी पपीहा पिउ-पिउ कत श्रषिरात पुकारत। 
सूरसागर 
(४४) मथुवन तुम कत रहत हरे । 
४ विरह्‌ वियोग श्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों नः जरे । सूरसागर.. 


रूप सौन्दर्ये-श्रभिव्यत्ति-निर्वे चल १४७ 


वास्तविक आधार है, जिसे ग्रहण कर मानव अपनी भावनाओ्रों के अ्रनुकूल उसे 
ढाल लेता है | इस दृष्टि से प्रकृति सौन्दर्य दो वातों पर निर्भर है-- 

(१) प्रकृति का आत्मपरक गुण-यह उसका रूपपक्ष है, जिसमें स्पर्श 
और हृश्य आदि की मानव इन्द्रिय सुखदता रहती है । यह मूल ग्राघार है। 


(२) प्रकृति के विभिन्न गुणों को ग्रहण करने की रागात्मक अश्रनुभूति । 
प्रकृति का यह भोग-पक्ष है अर्थात्‌ यह पक्ष प्रकृति की मानव जीवन गत उप- 
योगिता का आधार स्तम्भ है । इसमें कलाकार का संवेग संकुल-हृदय विभिन्न 
परिस्थितियों आ्रादि से सम्पन्न होकर प्रकृति के पूर्वानुभूत प्रस्तुत संदर्भ को 
कल्पना द्वारा अ्रप्रस्तुत रूप में लाकर श्रनेक मामिक छवियों का अंकन करता 
है । इस प्रकार अ्रप्रस्तुत रूप में लाये गये प्राकृतिक उपकरणों को मानव- 
भावनाओं के योग से सुन्दर बनाकर वस्तु की प्रस्तुति (270807६8#07 ) 
श्राकर्षक विम्ब विधान द्वारा की जाती है । इसमें पूर्व. अनुभव, उसका सोन्दर्य 
वरक कल्पनात्मक रूप और प्रत्यक्ष अनुभूति इन तीनों का योग रहता है। 
इनमें प्रकृति का मूक सहयोग मानव भाव एवं चेतना के श्रनुकूल ही परिवर्तित 
होता रहता है । यदि प्रकृति मे निज का सौन्दर्य न हो, तो वह श्राकपंण का 
साधन ही नहीं वन सकती है उसका यह अपनत्व अपनी आकर की प्रवलता 
के कारएणा मानव-मन को वरवस अपनी ओर खींच लेता है । ऐसी स्थिति में 
जब मानव के विचार एवं भावनाएं उस प्रकृति से सम्बद्ध हो जाती हैं तो 
प्रकृति की सौन्दर्य परक श्रात्मलीनता सुन्दर दीख पड़ती है । सच तो यह है कि 
हमारा 'स्वत्व' इतना प्रवल होता है कि श्रकृति के झात्मपरक रूप की यथा- 
थंता बहुत कम दीखती है । वह हमारी श्रन्तर्दशा एवं मनोवृत्तियों के श्रनुकूल 
कभी सुन्दर श्रौर प्रिय तथा कभी असुन्दर कुरूप या विपरीत दुखद भावों की 
जनक बन जाती है | यदि ऐसा न होता तो रास के समय सुखद रूप में वर्णित 
वही यमुना, कु ज, चांदनी श्रादि इृष्ण के वियोग में काली, प्रतिकूल और 
सॉपिन सी प्रतीत नहीं होती ।! इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति के निसगंगत 
सौन्दर्य में तो कोई श्रन्तर नहीं श्राता, परन्तु मानव मन की संवेदनशीलता के 
श्रनुकूल या प्रतिकूल होने पर हमारी स्वयं की सौन्‍्दर्यानुभूति प्रकृति में तदनुकूल 
भावनाओं का विम्व पा लेती है। मानव की प्रकृति-सम्बद्ध ये भावनाएं निम्न- 
लिखित रूय में प्रकट होती है-- 





7 “पिया बिनु सांपिन काली राति। 
कबहुँक जामिनी होति जुन्हैया डसि उलटी ह्व॑ जाति । सूरसागर 


१४८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


(१) प्रकृति की अनन्तता, विशालता और व्यापकता से उसके महत्‌ 
रूप का ग्रनुभव एवं वर्णन । 

(२) प्रकृति की संवेदनात्मक अनुभूति से युक्त उसका ऐन्द्रिय रूप । 
यही रूप मध्यकालीन साहित्य में ग्राह्म है 

प्रकृति का यह संवेदनात्मक रूप ग्ननुकूलवेदनीयता और प्रतिकूल वेद- 
नीयता से दो प्रकार का हो जात, है । प्रकृति की रमणीयता हमारी संवेदना भ्रों 
से प्रतिविम्बित होकर समक्ष श्राती है , जब प्रकृति में हमारे भावों का सुखद 
प्रतिब्रिम्ब पड़ता है, तो प्रकृति सुन्दर, सहायक और सहदचारिणोी के रूप में 
दीख पड़ती है । उसकी रमणीयता हमारे भावों के ग्रनुसार ही परिवर्तित होती 
रहती है परन्तु मन के क्षुव्ध या दुखी रहने से प्रकृति भी उदास दीख पड़ती 
है । प्रकृति सुख और दु.ख दोनों ही प्रवस्थाओं में भावों को उद्दीप्त करती है । 
अन्तर यही है कि सुख को या संयोग की अवस्था में प्रकृति हमें रमणीय लगती 
है, हमारे भावों में सोन्दर्य-भोग की उद्भावना करती है, और उससे हमें सुन्दरता 
की अनुभूति होती है। इस दृष्टि से वह उद्दीपक हो जाती है, परन्तु वियोग 
की ग्रवस्था में वही प्रकृति दुःखदायिनी हो जाती है । इस प्रकृति को समभने 
एवं अ्रपने सौन्दर्य वृत्ति को स्पष्ट करने के लिये मानव उसकी सुन्दरत। का 
चयन करता है उसके ग्रुणों का विश्लेषण करता है और उन्हीं गुणों को 
मानव अंगों या क्रियाओं आदि का उत्कप दिखाने के लिये उपमान रूप में 
ग्रहएा करता है। प्रकृति के इस रूप का ग्रहण अप्रस्तुत योजना के अन्तगंत 
आता है । 

भ्रप्रस्तुत रूप में प्रकृति के ग्रहण करने की भावना का एक क्रमबद्ध 
विकास है। श्रारम्भिक युग में प्रकृति के प्रति मानव की भय मिश्रित श्रद्धा की 
भावना थी । यहां प्रकृति के उदात्त रूप की महत्ता थी, क्रमशः प्रकृति के सतत 
साहचर्य से यह श्रद्ाम्‌ूइक भावना सामाजिक चेतना में बदलने लगी । मानव 
अपने चतुदिक विखरे हुए प्रकृति के विभिन्न भ्नगों को अपने सचेतन सम्बन्धों के 
समान ही सहचर, साथी, समसुख-दुख भोगी समभने लगा । उससे निकटता 
बढ़ने लगी, उसमें उसे सौन्दययं दीख पड़ा श्रौर उसकी यह सौन्दर्थ-चेतना इतनी 
बढ़ी कि श्रपनी प्रत्येक सोन्‍्दर्याभिव्यक्ति के लिये उसे प्रकृति का सहारा लेना 
पड़ा । वह श्रपने कोमल साथी को देखकर उसकी कोमलता का वर्णन करना 
चाहता था, परन्तु वह श्रसहाय था। श्रतः प्रकृति ही श्रागे बढ़ी और पुष्पों की 
कोमलता उसकी कल्पना में विखेर गई। वह उसका स्पाशिक अनुभव करने 
लगा । उसने पाया कि प्रकृति तो बड़ी ही कोमल, सहृदय, झ्राकषंक भर रूप- 


रूप-सौन्दये-अ्रभिव्यक्ति-निवंचन १४६ 


वती है । चाक्षुप अनुभव से प्रकृति की रम्यता और उसके वर्णो की रमणीयता 
का रहस्य खल गया | उसे अपने सौन्दयं-चेतना को व्यक्त करने का एक सबल 
आराघार मिल गया । उसकी वाणी जहाँ भी मानवीय सौन्‍्दय्य के वरां न में 
रुकती जान पड़ी, वही उसने तत्काल प्रकृति को उपमान बनाया और अपनी 
भावनाओं को सन्तुष्ट किया । हिन्दी के कवियों ने मानव की प्रत्येक स्थिति में 
प्रकृति का अवलम्ब लिया है । संयोग-वियोग में पेड़, पौदे, पक्षी, पशु 
उपस्थित रहने लगे । धीरे-घीरे उपमान रूप में इनकी गणना होने लगी । नायक 
नायिका के सौन्दर्य को व्यक्त करने में इन कवियों ने श्रपनी सूक्ष्म कल्पना शक्ति 
का परिचय दिया । नायिका के रंग के लिये चम्पा, केतकी, कान्ति के लिये 
जुन्हाई, किरण-कतार, मुख के लिये कमल, नेत्र के लिये खंजन, मीन, मृगज, 
चकोर कमल आदि; अ्रवर के लिये वन्बूक, मूंगा आदि; दांतों के लिये कुन्द- 
कली; नासिका के लिये शुक, बाहों के लिये मृशाल-नाल; वक्ष के लिये 
चक्रवाक, श्रीफल, घट, पर्वत श्रादि, उठ के लिये कदली-खम्भ, नाभि के लिये 
कुण्ड, लालिमा के लिये ईग्रुर आदि उपमानों का प्रयोग करके कवियों ने इन 
पदार्थों के सौन्दय-परक भाव की ही ग्रभिव्यञ्जना की है । प्रकृति के भ्रधिकांश 
उपमानों द्वारा नारी-सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति ही हुई है, कहीं-कहीं इन्हीं उपम,नों 
से पुरुष के सौन्दर्य को भी अ्रभिव्यक्त किया गया है। मानव-वुद्धि प्रकृति से 
सौन्दर्य का चयन करती है, कलाकार का मानस इसका अनुभावन करता है । 
वह श्रपनी ग्राहिका शक्ति द्वारा उस प्रकृति-सौन्दर्य को संवेदना में वांबकर 
उसकी प्रत्यक्षानुभूति कराता है । 

प्रकृति में भाव पक्ष की प्रधानता होने से वह मानव-सापेक्ष बनती हैं 
परन्तु उसके रूप” पक्ष की श्रवहेलना नहीं की जा सकती है। रूप सौन्दर्य का 
आ्राघार है श्रौर इस रूप की महत्ता तभी मानी जायगी, जब उसे मानव-सोन्दर्य 
चेतना की स्वीकृति प्राप्त हो जाय । प्रकृति का रूप-पक्ष मानव की भाव- 
प्रक्रिया और श्रनुभूतियों का सम्बल पाकर सौन्दर्य का साघन बन जाता है । 
इससे प्रकृति का रूप पक्ष और मानव की श्रनुभूतियां इन दोनों का युगपव्‌ 
महत्व है । इन अ्नुभूतियों के अ्रभाव में प्रकृति के उपमान रूप की अप्रस्तुत 
योजना सफल नहीं हो पाती है । उसकी सफलता मानव के ऊपर निर्भर है, 
उसका रूप मानव-भावों के अनुकूल बनता बिगड़ता है, उसका सौन्दर्थ अचिर 
है, शाश्वत है, श्रावश्यकता केवल इस बात की है कि इस सीन्दर्य का ग्रनुभव 
करने वाला संवेदनशील द्ृदय हो । ऐसे सहृदय के सम्पर्क से प्रकृति का सौन्दर्य 
खुल जाता है श्लौर उसकी रमणीयता शत-शत रूपों में विश्व में फंल 
जाती है । 


१५० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि 
मानव के रूप सौन्दर्य की निर्भरता अनेक वातों पर रहती है। यह सोन्दर्य 
स्वयं में साध्य नहीं है, श्रपितु यह अपने हृदय की तृ्ति अथवा प्रिय के रिभाने 
का एक साघन है । यह तृप्ति तभी सम्भव है जब व्यक्ति स्वयं अपने रूप पर 
रीभ जाय परन्तु स्वयं रीककर रूप-सोन्दर्य की प्रशंसा कर देना सामाजिक 
उपयोगिता नहीं रखता । इसके लिये दूसरों का रीभना आवश्यक हैं । इससे 
सौन्दर्य की उपभोग मूलक भावना को प्रश्नय मिलता है, रूप का आकर्षण बढ़ता 
है और भ्रपने प्रिय के मन पर रूप-सौन्दर्य का प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के 
लिये रूपाकार का नैसगिक-सोन्दर्य प्रसाघक साधनों से कई गुना बढ़ जाता है। 
प्रसाधन सौन्दर्य को प्रस्फुटित करते हैं, उसे रमणीय बनाते हैं। इन प्रसाधनों 
के साथ व्यक्तिगत गुणा, चेष्टा आदि से रूप की मोहकता बढ़ जाती है। आल- 
म्वन की इस मोहकता, रूपाकर्षणश और सौन्दयानुभूति से आश्रय इतना प्रभा- 
वित होता है कि उसकी भावनाएं आलम्बन के रूप-सौन्दर्य-जन्य अपनी 
प्रनुभूतियों को दूसरों के लिये प्रंपणीय बनाने की ग्रभिलापा से प्रकृति के 
कोमल, सुखद, मधुर आकर्षक श्र सुन्दरतम पदार्थों का संग्रह उपमान रूप में 
कर लेती हैं । यही संग्रह भ्रभिव्यञ्जनात्मक शिल्प का स्पर्श पाकर श्रप्रस्तुत 
विधान के रूप में तटस्थ सोन्दर्य का कारण बन जाता है । ग्रतः रूप-सौन्दर्य 
की मोहकता श्रौर श्राकपंण व्यक्ति आलम्बन के गुण और चेप्टाओं पर 
निर्भर है। गुण श्रोर चेप्टाओं के प्रभाव में सौन्दर्य का अ्रनुभव नहीं हो पाता। 
नैसगिक ग्रुणों के रहने पर प्रसाधन गत उपकरण उस सौन्दयय को बढ़ा देते हैं 
श्रोर प्राकृतिक सौन्दर्य से मानव-सौन्दर्य को स्थिति और सत्ता मिल जाती है । 
इन्हीं सोन्दर्योत्कषंक तत्वों के श्राधार पर आगे के भश्रध्यायों में रूप सौन्दर्य का 
विश्लेषण किया जायगा | 


मक्ति-काल मे रूप-सोन्दय॑ 


(१) भक्ति-पूलक प्रवृत्ति के कारण 
(२) राम के रस-अ्रधिष्ठाता न होने के कारण । 
(३) मधुर-रस के श्रधिष्ठाता रूप में भ्रीकृष्रण । 
(४) (श्र) सोन्दर्थ के गुएा-परक उपादान 
(क) सूक्ष्म गुण 
(ख) स्थूल गुण 
(श्रा) चेष्टापरक सौन्दर्य 
(क) विशेष चेष्टा 
(ख) सामान्य चेष्टा 
(इ) प्रसाधनगत सौन्दर्य 
(क) धारणा किये जाने वाले प्रसाधन 
(ख) लगाये जाने वाले प्रसाधन 
(१) श्रन्य उपकरण 


(६) तटस्थ सोन्‍्दर्य 
(५) निष्कर्ष । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य 


प्रत्येक रचना अपने युग की प्रवृत्तियों और रचनाकार की मनोवृत्ति 
के झ्रनुसार अ्रपना रूप ग्रहण करती है। उसका वण्यं-विषय युग की सापेक्षता 
में रचनाकार की आत्मानुभूति से संचालित होती है ' वह युग के विचार-प्रकाश 
में प्राचीन परम्पराओं से श्रनुप्रारितित होता हुआ अपनी विशेष प्रवृत्ति और 
अनुभूति के कारणा समकालीनों से भिन्न अस्तित्व रखता है । उसका यह 
अस्तित्व रचना को रूप और दिशा देता है; रचना का रूप, उसका वर्ष्य- 
विषय श्रादि व्यक्तिगत विशेषताओ्रों के कारण भिन्न होता हुआ भी युग की 
सर्वाज्भजीणा श्रौर व्यापक भावनाओं का प्रतिविम्व है। युग का यह प्रतिविम्ब 
प्रत्येक साहित्य के प्रत्येक काल की रचना में दीख पड़ता है। भक्ति काल में 
युग भावनाओ्रों की यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह प्रवृत्ति प्राचीन एवं 
निकट श्रतीत की साहित्यिक पृष्ठभूमि का अवलम्ब लेकर प्रचलित विचारों एवं 
भावनाश्रों में फलती एवं विकसित होती आई है | इस विकास के दो प्रमुख 
कारण माने जा सकते हैं-- 

१. मनोवंज्ञानिक कारण । 

२. समसामयिक प्रवृत्ति मूलक कारण । 

सनोवैज्ञानिक कारएण--श्रालोच्य काल की भक्ति के विकास मूलक 
प्रवृत्तियों का परिवर्तन एक दिन की घटना नहीं है। यह वर्षों से चली श्राती 
हुई विचारधारा का एक सशक्त, श्रनुभूति पूर्ण और सुव्यवस्थित स्वरूप है । 
भक्तिकाल के पूर्व की साहित्यिक भ्रव्यवस्था श्रौर भावनाओं की अस्थिरता 
से इस कथन की सत्यता प्रकट हो जाती है। इस काल के पहले की घटनाग्रों 
एवं राजनैतिक झ्राक्रमणों से घामिक अ्रस्थिरता श्रा गई थी | सग्रुण के प्रति 
अ्रनास्था के भाव का उदय होना स्वाभाविक था । बौद्ध धर्म की क्षीणावस्था 
अ्रपनी श्रन्तिम सीमाओ्रों में प्रदर्शन के चमत्कार का सम्बल लेकर नाश के कगार 
पर स्थित किसी सबल घाभिक आन्दोलन के एक धक्के की बाट देख रही थी। 
दूसरी शोर नाथपंथी, भ्रौर ज्ञान-मार्गियों का भ्रवल वेग अपने प्रवाह में सबको 
बहा ले जाना चाहता था । इस प्रकार दो घामिक विचार घाराएँ सगुण भक्ति 
के पूर्व कार्य कर रही थीं । 

इनमें बौद्ध धर्म की उपासना पद्धति को युग प्रवृत्तियों में डाल कर उसे 
व्यावहारिक, श्राकर्षंक एवं मोहक रूप दे दिया गया था। तंत्र सम्प्रदाय में 


१५४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ए-काव्य में रूप सौन्दर्य 


मोहन, वशीकरण का प्रावल्य बढ़ा । भरवी चक्र-साधना ने नारी-विलास को 
प्रश्रय दिया, महा सुख' की कल्पना यथार्थ जीवन की साकारता पाने लगी। 
प्रवृत्ति मूलक यह घर्भ-पद्धति जन-सामान्य का ध्यान सांसारिक अनुरक्ति की 
और ग्राकृष्ट करने लगी । भोग और घ्म दोनों वृत्तियों की तृप्ति का अपूर्व 
ग्रवसर मिल गया । वर्म के क्षेत्र में मन को झ्राकपित कर लेने वाली भावनाएँ 
सजगता पर थी । साधकों का ध्यान रूप के ग्राकपंण और चमत्कार पर केन्द्रित 
होने लगा । पूर्व वर्शित कृष्णा के विकास से भी यही पता चलता है कि उनमें 
इन गुणों की प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी थी। ग्रतः यह कहा जा सकता है कि 
सामयिक सन्दर्भ में इनकी ओर भी उपयोगिता जान पड़ने के काररा कृष्ण 
भक्तों ने उनका रूप प्रस्तुत किया । इन्होंने लोगों की प्रवृत्ति एवं राग मूलक 
भावनाओं को पहचान कर उनकी मानसिक भाव भूमि के अनुकूल ही उपासना 
पद्धति के लिये सुन्दर, ललित शोभा आरादि गुणों से सम्पन्न ऐसा आ्राराध्य 
प्रस्तुत किया, जिसके रूप-सौन्दयं, चेष्टाओं, क्रियात्रों श्रादि में देनिक जीवन 
की भश्रनुभूति मय प्रवृत्ति मूलकता दीख पड़ी। उनका झ्ालम्बन सौन्दर्य का 
अ्तुलित पुझ्ञ था, ग्राकर्पण का केन्द्र था तथा लावण्य एवं छवि घारा को 
प्रवाहित करने वाला था । ऐसे सीन्दर्य पुज्ञ आलम्बन कृष्ण को प्रस्तुत करने 
में भक्तिकालीन कवियों ने अवसर एवं मानसिक अन्तश्चेतना का पूरा-पूरा 
लाभ उठाथा । यही कारणा था कि इन कवियों द्वारा वणित कृष्ण के रूप- 
सौन्दर्य -वर्णान जैसा सौन्दर्य अ्रन्य स्थलों पर प्राप्त नहीं होता । 


कृष्णा परक साहित्य की रचना का दूसरा प्रेरक कारण ज्ञान मागियों 
की साधना पद्धति थी । इस साधना में अलोक सामान्य चमत्कार का वर्णंन 
होता था । नाड़ियों एवं चक्रों का वर्णन लोगों के लिये भ्रग्राह्म था; उलट- 
वासियों की बोद्धिक गुत्यियाँ सुलभाये नहीं सुलभझती थीं। 'गगन-मण्डल के! 
शुन्य-महल' में पिया की “भ्ररूप भांकी' पकड़ में नहीं आर पाती थी। प्ररूप 
आर वायवीय 'तेज' मन को स्थिर नहीं कर पाता था। यही कारण था कि 
साधकों का मन अरूप में बहुत काल तक टिक न सका। भौतिक नाम-रूप 
जगत का प्राणी ऐसे आराध्य को हूढने लगा, जिसका रूप और नाम साघकों 
जैसा ही हो, जिसके का उन्हीं जैसे हों और जो उन जैसा ही सुख-दुःख का 
प्रनुभव करने वाला हो । लोगों की इस प्रवृत्ति को कृष्ण भक्तों ने पहचाना 
और उसे अपनी भावनाओं के अ्रनुकूल पाकर उनकी उस पिपासा को श्रीकृष्ण 
की रूप माधुरी की धाराधार वर्षा करके शान्‍्त किया, सगरुण के प्रति आस्था 
ओर ललक की इस भावना को मोड़ देने का सफल प्रयास किया और इस-: 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १५५ 


प्रयास की प्रेरणा वैष्णव ग्राचार्यों एवं बंगाली भक्तों ने इन कवियों को दी । 
इस प्रकार श्रीकृष्ण के इस रूप की स्थापना में समसामथिक प्रवृत्तियाँ भी 
कार्य कर रही थीं । 

समसामयिक प्रवृतियाँ-- जगदुगुरु शंकराचार्य का ब्रह्म-निरूपणा और 
मायावाद सामान्य लोगों के लिये प्रग्राह्म बता रहा । समाज शक्ति, शील और 
सौन्दर्य युक्त ऐसे मानव-वपु-घारी भगवान को देखना चाहता था, जिसमें उन्हीं 
की भावनाएँ विकास पा रही हों । ऐसे भगवान की स्थापना के लिये रामा- 
नुजाचार्य प्रयत्तशील हो छुके थे, निम्बार्काचार्य ने राधाकृष्ण की सम्मिलित 
उपासना पर बल दिया था, मध्वाचार्य का ढ्व तवाद नववाभक्ति का समर्थक 
बना । भक्ति के इन प्रकारों में सख्य-भाव और आत्मनिवेदन रूप कान्तासक्ति 
ने श्ृज्ञारिक भावनाओं और रति-वर्णान को प्रश्नय दिया । सख्य-भाव से भक्त 
भगवान के गृढ़तम और एकान्त लीलाओं में भी सहचर या सहचरी रूप में 
उबस्थित रहने लगा; उन लीलाओों का संयोजक बना, राधा के रूप या नख- 
शिखादि का वर्णन करके कृष्णा के मन में प्रं म-भाव को जाग्रत किया, राघा 
से श्रभिसार कराया, खण्डिता प्रसंगों की चर्चा की | इन सब प्रसंगों में गोपी- 
भाव की प्रतिष्ठा हुई। भक्त नित्य-बिहार में गोपीभाव से सम्मिलित होने की 
आ्राकांक्षा करने लगे । इस ग्ाकांक्षा का बहुमुखी विकास श्री बल्लाभाचार्य के 
माधुय या वात्सल्य रति विषयक साधना से हुआ । चैतन्य ने ग्रनुराग और रूप 
का श्रास्वादन 'राघाभाव” से किया । उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अनेक 
भक्त व्यावहारिक जीवन में राघा रूप में श्रीकृष्ण के प्रे म-सौन्दर्य का श्रास्वादन 
करने लगे । इससे मधुर रस की स्थापना हुई। “उज्जवल नील-मरि” झौर 
“भक्तिरसा मृत सिन्धु' में मधुर या उज्ज्वल रस का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया 
गया | सम्पूर्णा उत्तरी भारत में मधुराभक्ति का प्रचार हो गया | सहजिया पंथ 
की प्रे ममूलक परकीया-भावना से समाज की रसिक-पश्रवृति मेल खाती थी । 
इस भावना का ग्रहण मधुरा-भक्ति में कर लिया गया । इसकी सम्पूर्णंता के 
लिये ब्रह्म वैवत्यें पुरणाकार ने श्रीकृष्ण के साथ राधा का श्राविर्भाव किया । 
उन्हें कृष्ण की चिर सहचरी माना । इन दोनों के साहचर्य में जिस युगल-स्वरूप 
की स्थापना हुई, वह अ्रपने सम्पूर्ण माधुय, सौन्दर्य, रूप श्रादि में श्रश्न.त पूर्व 
श्र श्रतुलनीय था । युगल रूप के रूप सौन्दर्थ की यह श्रनुपमता कालान्तर में 
साहित्य की मूल भावना के रूप में विकसित हुई | इस सौन्दर्य पुञ्ज की प्राप्ति 
के लिये प्रियतम के रूप में श्रीकृष्ण की मान्यता बढ़ी; प्रिया रूप में श्रपने को 
प्रस्तुत करने की कामना जाग्रत हुई; प्रेम का निवेदन किया गया प्रौर प्र म की 
यही श्रनुभूति मघुर रस के रूप में समक्ष श्राई। 


१५६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


मधुर-रस में रागानुगा-भक्ति का प्रचार अधिक मादक और मोहक था। 
इसमें आ्राकपंरा की प्रवलता के कारणा लोगों को उसमें अपनी ही अनुरक्ति दीख 
पड़ने लगी । गौड़ीय सम्प्रदाय के मधुर भाव में रागात्मकता अधिक थी । इसी 
मधुरता का गान जयदेव विद्यपपति ग्रौर चंडीदास ने किया । जयदेव का गीत 
गोविन्द “विहार-वण न' से ही प्रारम्भ होता है, “हरिरिह विहरति सरस 
बसन्‍्ते' विद्यापति राधा-रूप की असीमता में वह जाते हैं। राधा के नाना रूप 
चित्रों का इतना सरस, मधुर और हृदय आवर्जक चित्र भ्न्यत्र नहीं मिलेगा । 
इन्होंने श्रीकृष्णा सम्बन्धी श्यृज्ञार रसपूर्णा साहित्य का सृजन किया । वंष्णव 
रसशास्त्र के व्याख्याता सनातन रूपगोस्वामी, जीवगोस्त्रामी श्रादि के ग्रन्थ 
प्रकाश में ग्रा चुके थे। इन ग्रन्थों की नवीन चेतना और विट्वलनाथ जी की 
सेवा-पद्धति से अप्टछाप के कवियों ने राधा-कृष्ण का सौन्दर्य परक रूप उप- 
स्थित करके श्वृज्भार का रस-राजत्व स्थापित कर दिया । इस रस के आलम्बन 
रूप में राधा-कृष्ण का आघार लिया गया । श्रीकृष्ण रसेश्वर और राधा 
रसेश्वरी बन गई । आराध्य के इस रूप की लहर सम्पूर्णा उत्तरी भारत में 
प्रवाहित हो गई थी । गुजरात में नरसी मेहता से लेकर बंगाल में चंतन्य और 
चंडीदास तक इसका प्रवाह फंल गया । राबा कृष्ण की मधुरता एवं सौन्दय 
ने भ्रनेक कवियों को झ्राकृष्ट किया । गौड़ीय सम्प्रदाय के गदाधरभट्ट, सूरदास 
मदनमोहन, माधुरीदास, ललित किशोरी, ललित माधुरी; निम्बाकं सम्प्रदाय 
के श्रीभट्ट, हरिव्यास, परशुराम, रूपरसिक जी, वृन्दावन जी, रसिक गोविन्द; 
टट्टी सम्प्रदाय के विद्ुल विपुल सहचरिशरणा, ललित मोहिनी, रसिक विहारी, 
भगवत रसिक; राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के हित हरिवंश, सेवक, ध्र्‌बदास, 
हरिराम व्यास, और वल्लभ सम्प्रदाय के भ्रष्टछाप के कवियों ने राधा कृष्ण 
के रूप-सोन्दर्य का वश न अनेक विधाओं में किया ।। सम्प्रदाय मुक्त कवियों में 
मीरा, आलम, शेख आदि की रचनाएं भी कृष्ण-माघुरी का गान करने लगीं। 
इस प्रकार सम्पूर्ण युग चेतना ही श्रीकृष्ण को श्वृद्भार का अधिष्ठाता मानकर 
चलने लगी । उन्हीं के रूप सौन्दर्य, मान, अभिसार, नख-शिख, रति-क्रीड़ा 
आ्रादि अनेक विध मधुर श्वज्भार-परक चेष्टाश्रों का वर्णन हुआ । यहां यह 
प्रश्न उठता है कि श्रीकृष्ण ही मधुर रस के पअ्रधिष्ठाता क्यों हुए, राम क्यों 
नहीं हुए । इस प्रश्न का संक्षिप्त समाघान अपेक्षित है । 
राम के रस श्रधिष्ठाता न होने के कारण:ः-- 

भगवान के तीन गुण शक्ति, शील और सोन्‍्दय होते है । इन्हीं तीनों 
गुरों के श्रन्तगंत उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को समेट लेने की चेष्टा की जाती 
है । यह व्यक्तित्व दो प्रमुख रूपों में साहित्य-प्रन्थों में वरशित है । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १५७ 


(१) व्यक्तित्व का लोक रक्षक रूप । 
(२) व्यक्तित्व का लोक-रंजक रूप । 


लोक रक्षक रूप में लोक कल्याण की भावना रहती है। समाज की 
सत्ता और स्थिति बनाये रखने के लिये मंगलमय कार्यों श्रौर आदर्शपरक 
चरित्र की उदुभावना करनी पड़ती है । यह चरित्र अपने दैनिक व्यवहारों एवं 
क्रियाओं से ऐसे नियम और आदर्श स्थापित कर देता है, जिनका अनुसरण 
करने से दूसरों के हित पर आघात नहीं पहुँचता उसके कार्य व्यापारों में अ्व- 
रोब उपस्थित नहीं होता और समाज के प्रत्येक मानव के स्वतंत्र विकास को 
ब्रल प्राप्त होता है। ऐसे मार्ग-दर्शक चरित्र के प्रति जनसाधारण लोक जीवन 
श्रद्धा से अवनत हो जाता है, उसको पूजनीय मानता है और भ्रपनी विनत 
भावों की पुष्पाञ्जलि को उसके महत्‌ चरण पर चढ़ाकर असीम आत्म-तृप्ति 
का श्रनुभव करता है । भगवान का श्रद्धास्पद यह प्रे रक रूप साधक की चंचल 
प्रवृतियों को मर्यादित कर देती हैं , वह उसके समक्ष आत्म-लघुता की भावना 
से युक्त होकर उसकी महानता से सदा दूरी का श्रनुभव करता है । उसके गूढ़ 
व्यक्तिगत जीवन की चर्चा सीमा का अतिक्रमण मानता है । वह उसका सहचर 
बनकर उसके संग नहीं रह सकता । उसकी महत्ता की तुलना में अपनी लघुता 
के कारण उसकी दास्य-भक्ति की भावना ही समक्ष आती है श्रन्य कोई भावना 
नहीं । यदि दूसरी भावना को प्रश्नय दिया जाय, तो मर्यादा के कारण बनी 
हुई सीमा रेखा का उल्लंघन हो जायगा। इसीसे ऐसे शीलयुक्त श्राराघ्य के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना कठिन माना जाता है । इस तादात्म्य के ग्रभाव 
में मानव का हृदय पूर्ण रूप से स्पप्ट नहीं हो पाता, उसकी भावनाएं अपने 
श्राप में ही रह जाती है । वह केवल दास्य-भक्ति सम्बन्धी विचारों को ही एक 
विशेष सीमा तक निवेदन के रूप में प्रस्तुत कर सकता है । निवेदन के ऐसे 
स्थलों पर बनाई गई लक्ष्मए-रेखा साधक को नियन्त्रित करती है। वह डरते- 
डरते केवल उद्धार सम्बन्धी प्रार्थनाएँ ही कर पाता है, अ्रन्य किसी प्रकार का 
विचार ही उसके मन में नहीं श्राता । ऐसे स्थलों पर श्राराघ्य की तारक-शक्ति 
की प्रशंसा की जाती है, उसकी महत्ता का गुणगान होता है, श्रोर उसके शील 
परक गुणों के समक्ष झ्रात्म-विस्मय का भाव व्यक्त किया जाता है । इस भाव 
की गहनता से साध्य का चारित्रिक मनोबल, शील श्र शक्ति, उसके कर्म का 
सौन्दर्य श्रादि सभी उदात्त रूप में वर्शित होते हैं । इस उदात्तता के समक्ष 
साधक की भावनाएँ सेवक-सेव्य के रूप में आाती हैं । भक्तिकाल में ऐसा 
उदात्त रूप “राम' का था। 


१५८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


राम के चरित्र में भगवान के दो गुणों शक्ति और शील का वर्णन है । 
सौन्दयं वर्णन का पूर्णा विकास नहीं है । इसके कई कारण हैं । 

(१) राम-साहित्य में राम के अवतार का मुख्य कारण दुप्टों का 
नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना है। घर्म संस्थापनार्थ प्रवतरित भग- 
वान में शक्ति की ही प्रवलता होनी चाहिए । इसके अ्रभाव में दुष्टों का दलन 
नहीं हो पाता । शक्ति के समक्ष दृष्टों की उदण्डता स्वतः भी दब जाती है। 
इस शक्ति के स्पष्टीकरण के लिये प्रस्तुत की गई अन्तर्कंथाओं में भी ऐसी 
चर्चाएं' होती हैं, जिनसे उनकी-ग्राराष्य की-शक्ति मूलक प्रवृतियाँ ही 
लक्षित हों । 

(२) लोक कल्याणकारी भगवान दूसरों के हित में ही लगा रहता है ॥ 
उसकी व्यक्तिगत समस्याएं और चिन्ताएँ बहुत महत्वपूरं नहीं होती हैं । 
इसी से वह पारिवारिक जीवन तक में भी लोक मंगल का ध्यान रखता है । 
राम का राज्य त्याग और पत्नी सीता का बनवास उनके इसी लोकमंगल की 
साधना है । 

(३) लोक मंगलकारी अ्रवतार का चरित्र बहुत ऊंचा होता है । 
शील भ्रनुकरणीय माना जाता है | उसके जीवन में सब कुछ लोक संस्थापनार्थ 
होता है । इसलिए शीलपरक किसी प्रकार की चपलता वण्यं-विषय नही बन 
पाती । यह चपलता श्वज्धार-वर्णान के प्रसंग पर ही देखी जा सकती है । श्ज्भार 
की पूर्ण रसात्मकता के लिये रूप-सौन्दर्य, रति-क्रीड़ा, चेष्टाओं श्रादि का 
वर्णान होता है। यदि इस प्रकार का वर्णान कर दिया जाय तो भाराध्य का 
शील ग्रनुकरणीय नहीं रह जायगा, उसका चरित्र सामान्य रसिक प्राणियों 
जैसा हो जायगा । श्रत: राम जैसे श्राराध्य के जीवन में न तो श्ज्भजार के लिये 
कोई स्थान है ओर न श्ज्भार साधक भ्रन्य उपकरणों के लिये। शरीर के रूप 
लावण्य या नख-शिख में विभिन्न अ्वयवों का आकार-प्रकार श्रादि व न तो 
कल्पना की वस्तु है। दाम्पत्य रति का कामोत्त जक वर्ण न राम के चरित्र में 
स्पृहणीय नहीं माना जा सकता था । इसी से राम के जीवन में रूप-सौन्दय्य॑ 
वर्णन का प्रायः ्रभाव है । 

(४) राम मर्यादावादी थे । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादा की स्था- 
पना उनके चरित्र का ध्येय था । इस मर्यादा के लिए व्यक्तिगत जीवन तक को 
उत्सगं कर देने में भी उनके मन में कभी विचार-विश्रम उत्पन्न नहीं हुआ । 
बाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित्र और रामचरित मानस के भ्नेक प्रसंगों 
से यह वात स्पष्ट हो जायगी । राम द्वारा विमाता की आझाज्ञा का पालन, भरत 
के लिये राज्य छोड़कर आत्म-स्वार्थ का विसर्जन, एक सामान्य व्यक्ति के कहने 


भक्ति काल में रूप सौन्दर्य श्श्६ 


से अ्रपनी धर्म पत्नी सीता का निष्कासन झादि प्रसंग इसी मर्यादा की पुष्टता 
को व्यक्त करते हैं। ऐसे मर्यादावादी व्यक्ति के लिये 'रूप' का महत्व ही क्‍या 
होगा ? जो चरित्र श्गज्ञार और सौन्दर्य के प्रमुख झालम्बन नारी तक की 
चिन्ता नहीं करता, जो भौतिक सुख-भोग से उपराम ग्रहण कर लेता है, 
जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से विरत हैं, जो वर्म के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, 
ऐसे चरित्र के जीवन में रूप-सौन्दर्य की समुचित कल्पना दुराशा मात्र ही है। 

(५) मध्यकाल के पूर्व प्राप्त राम साहित्य में आज्भारिक परम्परा का 
श्रभाव है । राम सम्बन्धी प्रत्येक ग्रन्थ का रचनाकार इतना सजग था कि उसने 
अगार रस को महत्व नहीं दिया । उत्तर रामचरित्र में श्ज्ञार से पुप्ट करुण 
रस है, परन्तु वहां भी रूप-सौन्दर्य न होकर पूर्व स्मृतियों से उत्पन्न अनुभूतियों 
का ही वर्णान है। ऐसी स्थिति में राम के जिस श्रलीकिक चरित्र की स्थापना 
हो चुकी थी, उसके विपरीत जाकर मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस कंसे 
किया जा सकता था । 

(६) राम के प्रति साधकों की भक्ति सेवक-सेव्य भाव की थी | सेवक 
अपने सेव्य का शज्जार वर्णन करने का श्रधिकार नहीं रखता । फिर राम की 
सीता जैसी पत्नी का श्ज्भार वर्णान बड़े साहस का कार्य था | शालीनता के 
वातावरण में पली हुई अपनी सामान्य भावनाओं की ग्रभिव्यक्तित में भी जिस 
सीता के मन में संकोच हो, वह अनुभाव मूलक और सौन्दयंवद्ध क श्ज्जञार 
चेष्टाओं का ग्राचरएा कैसे कर सकती थी । चेप्टाओ्ों के आकर्षण के अभाव में 
रूप की मोहकता के वर्गान का प्रश्न ही नहीं उठता। अंग-वर्णन, उसके 
बनावट का विश्लेपण, उसका मोहक और उद्दीपक प्रदर्शन, चेष्टाओं द्वारा 
श्द्भार मूलक अभिमत का प्रकाशन आादि वातें ऐसे चरित्र के जीवन में महत्व 
नहीं रखतीं । यदि भूल से या श्रनजान में कवि की सहृदयता के कारण ऐसे 
प्रसंगों का श्रवतरण हो भी जाता है, तो कवि की मर्यादित प्रवृत्ति उसे भ्रागे 
बढ़ने से रोक लेती है । उसकी श्रन्तश्चेतना का नियन्त्रण ऐसे वर्णानों में बाधक 
हो जाता है। यह श्यज्ञार की पूर्ण निष्पत्ति करने के पूर्व ही चेतन होकर 
आराघ्य की विराटत श्रौर उदात्तता का संकेत कर देता है । फल यह होता है कि 
पुर रस-निष्पत्ति न होकर रसाभास मात्र होकर रह जाता है । राम-साहित्य में 
रूप-सौन्दर्य वर्णन और श्गज्जा र-विवेचन के क्रमिक विकास के न होने का यही 
कारण है, श्रन्यथा राम के जीवन में ऐसे ग्रवसरों की कमी नहीं है, जहाँ पहुँच- 
कर कवि को श्टृज्ञार एवं रूप-सौन्दर्य वर्णन का प्रसंग न प्राप्त हो सकता था। 

राम के चरित्र में रूप सौन्दर्य वर्णन के अ्रनेक प्रसंग झा सकते थे । 
श्रारम्भ में वाल रूप 'सूर/ के समान मोहक बनाने का प्रयास किया जा सकता 





१६० मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


था, यद्यपि उस वाल रूप का सूर के क्रष्ण के समान उन्मुक्त और स्वच्छन्द 
वातावरण नहीं वन पाता । राम राजपुत्र थे, कृष्ण गोप:पुत्र थे। दोनों की 
स्थिति और मर्यादा में अन्तर था । कृष्णा अपने घर की चहारदीवारी के परे 
प्रकृति के खुले प्रांगण में ग्रपती मघुरता, अपना रूप, भ्रयनी मोहकता को 
विखेर सकते थे, सखाग्रों से क्रीड़ा कर सकते थे, गोपियों के आकर्षण का केन्द्र 
बन सकते थे, ग्रपने रूपाऊर्पण से सबको मुग्ब कर सकते थे, छेड़-छाड़, हास 
परिहास से वातावरण को मृदुल, मोहक और मादक बना सकते थे और ये 
सारे कार्य उन्होंने किये भी, परन्तु राम का राजपुत्रत्व इसमें बाघक बना हुआ्ना 
था । तुलसी ने 'कवितावली' में एक-दो स्थलों पर ऐसा वर्णन किया भी? है 
परन्तु वह बलपूर्वक जोड़ा हुआ लगता है, क्योंकि राजमर्यादा में पला बालक 
है भ्रन्य लड़कों के साथ सरयू के तट, चौराहों, बाजारों में डोलता फिरे, इसे 
ताकिक बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती । राम की पारिवारिक स्थिति के संदर्भ 
में यह वर्णान वाल्य-चापल्य मात्र है, परिस्थिति के अ्रनुरोध से नहीं । कृष्णभक्त 
कवियों के समक्ष ऐसे नियन्त्रण का कोई प्रश्न ही नहीं था । श्रीकृष्ण जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में उन्मुक्त थे । एक मुक्त विहग की भाँति उनकी उड़ान भी 
निद्व न्द्न होकर चलती रहती थी । इसीसे वे इसके आलम्बन बने । वात्सल्य 
भौर श्ज्भारादि सभी क्षेत्रों में उनका मादक रूप एक समान है। राम-काब्य 
में ग्रवसर थे, परन्तु वर्णन का ग्रभाव है। यदि कहीं वर्णन है भी तो वह 
मर्यादित है। यथा:- 

* सुन्दरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु बदन बखानी ।” 

यहाँ गौरी या सीता के सौन्दयं वर्णन में कवि की लेखनी रुक जाती 
है । सच भी है जिस रूप को देख कर राम का सहज पुनीत मन भी क्षुभित 
हो जाता है, वह सौन्दर्य वर्णान की परिधि में नहीं श्रा सकता है । तुलसी इस 
अलोकिक सौन्दर्य के साथ उसकी सहजता का ध्यान भी रखते हैं “सहज 
मनोहरमूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ।” वे सरलता से अपनी बात 
कह देते हैं कि सीता के सृजन में- 

“जनु विरंचि सबनिज निपुनाई | विरचि विस्व कहें प्रगट देखाई । 
सुन्दरता कह सुन्दर करई। छविगृह दीप-शिखा जनु बरई॥” 

इस वर्णन में दीपशिखा सी सीता की चम्पकद्यूति साकार हो जाती 

है । इसीसे कविको कोई उपमा ही नहीं मिलती, “सब उपमा कवि रहे 


3 लरिका संग खेलतड्ोलत हैं, सरयूतट चोहट, हाट, हिये-'कवितावली' 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १६१ 


“जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई । 

सोभा रजु मंदर सिगारू। मथे पानि पंकज निज भारू । 

एहि. विधि उपज लच्छि जब, सुन्दरता सुखमूल । 

तदपि सकोच समेत सब, कहहि. सीय समतूल” 
इन सभी उद्रखों से स्पष्ट है कि सीता के सौन्दर्य-वर्णान में चित्र 
योजना का नितान्त ग्रभाव है। रूप' के समुचित प्रभाव के लिये चित्र-विधान 
की परम्पर। मान्य रही है परन्तु इस स्थल पर तुलसी ने रूप-चित्र उपस्थित न 
करके केवल कथन द्वारा उसका वर्णन किया है । कोरे कथन में रसात्मकता 
का श्रश्भाव होता है । यही कारण कि तुलसी के इस रूप-वर्णान में हृदय रम 
नहीं पाता । कवि का प्रयास उसके बौद्धिक उड़ान में खो जाता है पश्रौर 
मर्यादा का नियन्त्रण रूप का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में वाधा उपस्थित कर 

देता है। 


राम के शज्भार श्रौर उनके रूप सौन्दर्य की मोहकता का वर्णान जनक- 
पुर तथा वन-मार्ग झ्रादि प्रसंगों पर हो सकता था और हुआ भी, परन्तु रसकी 
शुद्ध भूमि पर नहीं । राम का देवत्व अपनी “उदातता' से साथ इन कवियों के 
मस्तिष्क में सदा बना रहा । फल यह हुझ्ना कि रूप का आ्राकपं णा 'सौन्दर्य' के 
ग्राश्नय के प्रति न होकर 'उदात्त' के झ्राश्नय के प्रति हुआ्ना । इससे श्रीकृष्ण के 
रूप-सौन्दर्य जैसी मादकता राम-काब्य में नहीं श्रा सकी । 'बरवै-रामायरा/! में 
सीता की सख्याँ राम के रूप का परिहास सीता के रूप की तुलना में करती 
हुई कहती हैं “गरब करहु रघुनन्दन, जनि जीय मांहि । देखहु श्रापनी मूरति 
सिय की छांह ।” इस बरवै में रूप-वर्णन का एक श्राभास मात्र है । इससे 
बिम्ब-विघान नहीं होता | इसके श्रभाव में यह उत्तम काव्य की कोटि में 
नहीं श्राता । 


वन-मार्ग में सीता की भ्रनुभाव-परक चेट्टाएँ ग्राम बस्धुओं के माध्यम से 
प्रकट हुई है, साक्षात्‌ रूप में राम के समक्ष नहीं श्राती हैं क्योंकि सीता राम 
की प्रियतमा श्रथवरा प्रेमिका की भाव-सघनता के संग वर्शित न की जा 
कर एक दासी की आत्म-समर्पएण की भावना से झ्राप्लावित होती हुई प्रस्तुत 
की गई हैं । सीता के लिये “राम” “नाथ' हैं । ऐसे 'नाथ' जिनके समक्ष श्रपनी 
कोई श्रभिलाषा नहीं, कोई रुचि नहीं और कोई व्यक्तित्व नहीं । यहाँ सेव्य राम 
में श्रपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विलय श्रात्मार्पण तो है, परन्तु लौकिक दृष्टि 
से श्ज्जार रस का साधक नहीं है। भ्रत:ः रस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि 


श्ध्र मध्यकालीन हिन्दी कृष्ए-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


राम-काब्य में साधकों की दास्य-भक्ति परक भावना के कारण श्यज्ञार रस का 
सर्वाज्जीण स्फुरण नही हो पाता । श्ज्ञार रस की पूर्ण निष्पत्ति के अभाव में 
उस रस के साधक उपकरणों का वर्णन सम्भव नहीं हो पाता। प्रालम्बन 
के उद्दीपक गुणा और चेप्टाओं को अवरुद्ध करने में मर्यादा नियन्त्रण का कार्य 
करती है । रूप सौन्दर्य, नख-शिख ग्रादि का वर्शन दास्य-भक्ति की दृष्टि 
से निरर्थक और ग्रनधिकार चेष्टा है। आयु एवं विकसित होती हुई भावनाओ्रों 
का ताल-मेल बैठाना अनावश्यक माना जाता है । वयः सन्धिकाल की विभिन्न 
चेष्टाएं और युवावस्था के अनुभाव काम संकेत की परिधि में ग्राते हैं । नायिका 
भेद और विभिन्न नायिकाओओरों की क्रियाग्रों, चेप्टाओों, श्रादि का वर्णन कामुकता 
का प्रदर्शन माना जाता है। रमणी का रूप निन्द, अनाक्प क, हाड़-माँस का 
बाह्य-संयोजन कहा गया है । उस रूप की गग्राह्मता की प्रतिष्ठा की गई । उसे 
'तरक' में ले जाने का साधन माना गया । उसे ताड़ना के योग्य माना गया । 
विचार करने की वात है कि जिस राम-साहित्य में नारी और उसके रूप की 
यह दशा थी , श्यज्भार के उद्दीपक जिस आलम्बन के अस्तित्व की स्वीकार की 
भावना पर ही कुठाराघात किया गया था, ऐसे राम-साहित्य का सृजनकर्ता 
कवि नारी या पुरुष के रूप-सौन्दर्य का वर्णान क्यों करता ? उसकी उपयोगिता 
क्या होती ? रूप-सोन्दर्य तो रीकने या रिभाने के लिये होता है।इस रीभ 
की उपभोग मूलक भावना स्वविदित ही है। उपभोग का प्राकपंण शारीरिक 
होने से काम-प्रघान हो जाता है। 'काम' राम-काव्य की हृष्टि में गहंणीय है 
भ्रौर काम की साधक नारी त्याज्य है। अतः राम-काव्य में रूप-सौन्दर्य के 
संचित-कोष नारी की मधुरिमा, मोहकता, लावण्य, छवि भ्रादि के वर्णन का 
प्रश्न ही नहीं उठता । इस वर्णन के अभाव में श्यज्भार की महत्ता राम काव्य 
में नहीं हो सकी | वहाँ कवि राम की शक्ति और शील वर्णन की इयत्ता में 
ही बंधा रहा । इससे उसका आराध्य अनुकरणीय श्र श्रादर्श रूप वाला होगया 
उसके दुष्ट-दलन जैसे कार्यों में कमं-सौन्दय्य भ्रौर उत्साह नामक भाव तो मिल 
जाता है, परन्तु वह रति-भाव का आश्रय नहीं बन सका । रति-स्थायी भाव 
के वर्णन की महत्ता और प्रमुखता न रहने से शज्भार रस का पूरां स्फुरण 
नहीं हो सका । श्वद्भार ही रसराज माना जाता है। राम के जीवन में इस रस 
को उचित स्थान नहीं मिला। इससे वे इस रस के अधिष्ठाता रूप में 
ग्राह्म नहीं हुए । इनकी तुलना में श्रीकृष्ण के समक्ष इस प्रकार की सीमा 
रेखाएँ नहीं थीं। इसीसे उनकी मान्यता रस के अ्रधिष्ठाता के रूप में हुई। 


राम की तुलना में श्रीकृष्ण के रस श्रधिष्ठात्‌ रूप के कारणों पर विचार कर 
लेना समीचोन होगा । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्‍्दर्य १६रे 


मधुर रस-पश्रधिष्ठाता के रूप में श्रीकृष्ण- 

राम और श्रीकृष्ण के जीवन के मूल दृष्टिकोण में प्रमुख ग्रन्तर यह 
है कि राम ने लोक मर्यादा के लिये नारी का त्याग किया और श्रीकृष्ण ने 
आत्म-मर्यादा के लिये नारी को ग्रहण किया । नारी के इस त्याग और ग्रहण 
में ही दोनों के चरित्र का विकास होता है। राम की मर्यादा में लोक-संग्रह 
है और कृष्ण की मर्यादा में श्रात्म-संग्रह है । राम की हृप्टि में समष्टि चेतना 
है और कृष्णा की दृष्टि में श्रात्मचेतना । इसी आत्म-चेतना के कारण श्रीकृष्ण 
के चरित्र का श्रारम्भ उस बिन्दु से है, जहाँ राम के चरित्र की समाप्ति हो 
जाती है भ्र्थात्‌ राम-मर्यादा को स्थापित करके जीवन के उद्द श्य को पूर्ण कर 
लेते हैं और कृष्ण उसी मर्यादा को तोड़कर जीवन को आरम्भ करते हैं । 
राम के जीवन में नियन्त्रण है, सीमा है, कृष्ण का जीवन स्वच्छन्द आऔर असीम 
है । राम के जीवन का आरम्भिक कार्य-क्षेत्र श्रयोध्या के राजमहल हैं ओर 
श्रीकृष्ण का सम्पूर्णा ब्रज प्रान्त । इससे श्रीकृष्ण का चरित्र उन्मुक्त ओर रस 
पूर्ण बन गया । उनकी इसी रसवत्ता के कारण उन्हें श्रज्भार रस के भ्रधिष्ठाता 
के रूप में स्वीकार किया गया । इस रूप में यह स्वाभाविक था कि उनके रूप 
सौन्दर्य का वर्णन प्रत्येक श्रवसर एवं प्रसंग पर किया जाता। श्रीकृष्ण के 
चरित्र में सौन्दर्यानुभूति की इस व्यापकता के कारण कवियों ने इसका पूरा-पूरा 
लाभ उठाया श्रौर उन्हें ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि वे सौन्दर्य के एक मात्र 
प्रतिष्ठाता बन गये । 

श्रीकृष्ण सोलह कला-पूर्णा श्वतार हैं । वे लीला पुरुष हैं उनकी लीला 
के लिये ही सम्पूर्ण ब्रज का विस्तार है। इस लीला में आकपंण है, माधुय है । 
इसी माधुय का रसारवादन उनकी ब्रजलीला का चरम ध्येय है । श्रपनी सुन्दरता 
की अखिल मोहकता के कारण उन्हें इस ध्येय की प्राप्ति हो जाती है। उनके 
चरित्र-प्रसंग में केवल श्रीकृष्ण ही नहीं, श्रपितु गोषियों को भी सौन्दर्य की 
श्रनुभूति श्रोर उपभोग के पर्याप्त श्रवसर मिल जाते हैं अर्थात्‌ भ्रालम्बन श्ौर 
श्राश्रय दोनों ही सौन्दर्य के श्रागार हैं उन्हें सौन्दर्यानुभूति होती है झोर दोनों 
ही एक दूसरे के रूप गुण की परख करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण कृष्ण काव्य 
ही सरस भ्रौर मघुर बन जाता है । इस काव्य के मघुर होने के भन्‍्य भी प्रनेक 
कारण हैं :--- 

(१) ऋष्ण-काव्य में वात्सल्य-रस की प्रतिष्ठा की गई है। बाल-रूप 
में श्रीकृष्ण की अनेक क्रीड़ाओं का वर्णन है। उनकी रूप-माघुरी सदा से 
सबको श्राकपित करती थी। उनके अंग में लावण्य है । उनकी आँख, दाँत, 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्य 


मुख, छवि ग्रादि को देखकर यशोदा फूली नहीं समाती है। कृष्ण का घूल- 
घूसरित रूप, उनका रेंगना, मीठे वचन, कुड्च्चित घुघराले केशराशि, कंठ-माल, 
वघ-नख, मक्खन लगा मुख आदि इतने रूए-चित्र हैं कि वाल रूप का ग्रनुपम 
सौन्दयं प्रकट हो जाता है उनकी 'सुन्दरताई' का वर्णान हो ही नहीं पाता है। 
प्रसाधनों ग्रादि में कुलही, लटकती हुई लद्ग॒ुरिया, नील, शेत श्रौर लालमणियों 
की लटकन आ्रादि से शोभा वढ़ जाती है । इस शोभा का वर्णन दो हृष्टिकोणों 
से किया गया है :-- 

(क) यशोदा की हृष्टि से 'लाला रूप' में श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य का 
वर्णन । 

(ख) गोपियों श्र कवि की दृष्टि में कौमार, पौगण्ड और किशोर 
रूप का वर्णन । 

इन दोनों ही हृष्टिकोणों में श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन ही 
अधिक मिलेगा । कहीं पर किसी भी प्रसंग में श्रीकृष्ण का सौन्दर्य ही 
वर्णित हैं । 

(२) श्रीकृष्ण का क्रीड़ा-क्षेत्र विस्तृत था । उनके जीवन में ऋतु प्रौर 
उत्सवों के श्रनेक भ्रवसर थे । प्रकृति, यमरुता, वन, कुज, बंशीवट झ्रादि अनेक 
स्थल थे। कदम और करील के कुज्जों में विहार-क्रीड़ा का आमन्त्रण था। 
ऐसे मादक एवं उद्दीपषक वातावरण को पाकर कौन रूप-रसिक इसकी उपेक्षा 

कर सकेगा । 

(३) श्रीकृष्ण की मुरली का नाद-सौन्दर्य उनकी रसिकता का द्योतक 
था । मुरली के माध्यम से गोपियों का नाम लेकर उनका आह्वान उनके रूप- 
प्रेमी हृदय का द्योतक था। ऐसे प्रसंगों पर रूप-वर्णन और रूप के श्रास्वादन 
का संकेत है । 

(४) श्रीकृष्ण के जीवन में मर्यादा की जटिलता नहीं थी । वे स्वच्छन्द 
थे श्रीर उनकी क्रियाश्रों में भी यही स्वच्छन्दता वतंमान थी। राम का जीवन 
मर्यादा के बन्धनों में जकड़ा हुआ था। वह न तो कृष्ण के समान घूम सकते 
थे श्रौर न अन्य किसी नारी से छेड़-छाड़ ही कर सकते थे। रूप का वर्णन, 
उसकी प्रशंसा, उसका श्राकर्षण सब कुछ राम के लिये त्याज्य था। एक वाक्य 
में यह कह सकते हैं कि राम के जीवन में श्रज्भार के रस-राजत्व को स्थापित 
करने की न तो क्षमता थी और न साहित्यिक परम्परा ही । कृष्णा का अवतार 
ही इसीलिये हुआ था कि गोप-ललनाझ्रों की दाम्पत्य-रति विषयक भावनाओ्रों 
की तृप्ति के लिये श्रपनी सम्पूर्ण मोहकता भर सौन्दर्य ब्रज की बीथियों में 
विखेर दें । इसी कारण श्र ज्ञार के झ्राश्रय श्रीकृष्ण बने, राम नहीं । 


3 


प्र 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य ॥ 


(५) राम और कृष्ण में प्रकृति का एक अन्तर और है । राम आरम्भ 
से ही गभीर थे । उनकी यह गंभीरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती 
है । उनका व्यक्तित्व अनुभवों से पुप्ट लगता है। वनगमन के अभ्रवसर पर 
जक्ष्मण और सीता से की गई उनकी वार्ता उनके अ्रनुभव की गुरुता और महत्व 
को व्यक्त करती है। उनका प्रत्येक कदम सुविचारित था। उनका दाशनिक 
विवेचन प्रौद् मस्तिष्क की उपज थी। ऐसे राम के जीवन में गंभीरता हो 
सकती थी, चपलता नहीं । ञ्रतः रूप-सौन्दर्य के वर्णन का श्रश्न ही नहीं उठता 
है । बिना आकर्षण के सात्विक रति भाव का आविर्भाव नहीं होता। रति के 
अभाव में व्यक्ति रस का अधिष्ठाता नहीं बन सकता और न श्य ज्भार का झ्राश्रय 
ही । इसी से राम श्य॒ज्ञार के आ्राश्नय नहीं वन सके । वह गौरव श्रीकृष्णा को 
प्राप्त हुआ । 

(६) श्रीकृष्ण का जीवन आरम्भ से ही चपल था । उनकी “लरकाई' 
सब कहीं दीख पड़ती है । वे नटखट, शरारती, उदहृण्ड, चोर, चपल, रसिक 
प्रौर लंगराई करने वाले हैं | इन सबका उद्ं श्य दूसरों को दुःख देना नहीं था, 
श्रपितु उन्हें प्रसन्न करना था । लोग उनकी इन क्रियाओ्रों से रीमते थे । उनका 
उद्दीपन होता था । इसी से गोपियां चाहती थीं कि कृष्णा उनसे छेड़-छाड़ करे । 
उलाहना तो एक दिखावा था । वालकों की चपलता स्त्रियों के लिये मोहक 
होती ही है । श्रीकृष्ण के दुहरे व्यक्तित्व से गोपियाँ और भी अधिक प्रभावित 
होती थीं। वे यशोदा के समक्ष बालक और गोपियों के समक्ष एक रसिक 
किशोर थे । उनकी यही रक्तिकता उन्हें रस का अ्रधिष्ठाता बनाती थी । यहां 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा :-- 

“जर्वाह सरोज घर्‌यौ श्री फल पर, तब जसुमति तहेँ आई । 

तत छन रुदन करत मन मोहन, मन में बुधि उपजाई। 

देखो ढीठ देत नहिं माता, राख्यो गेंद चुराई ।” सूरसागर 

इस उदाहरण में श्रीकृष्ण का बाल एवं तरुण रूप दोनों एक साथ 
वशित है । उनकी चतुराई प्रणंसनोय है । अ्रवसर के श्रनुकूल वात को बना 
लेने की क्षमता है । वे यशोदा के समक्ष बाल-चपलता का प्रदर्शन करते हैं। 
यशोदा इस भोलेपन पर न्योछावर हो जाती रही होगी; परन्तु गोपी के लिये 
उनका यह रूप उद्बीपक रहा होगा । राम के जीवन में कोई कवि ऐसे रूप- 
चित्रण की कल्पना भी नही ह हू ता था। चपलता के प्रति आकर्षण नारी 
की एक स्वाभाविक कमजोरी है , इस दृष्टि से कृष्ण की लेंगराई! उनका 
श्राकपंक गुणा बन गया था। यह गुण रति-भाव को उदृबद्ध करने में पूर्ण समर्थ 


१६६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


था । अ्रत: नारी विचारों एवं प्रकृति के सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन के 
श्राधार पर श्यज्ञार रस के ग्राश्नय और अधिप्ठाता श्रीकृष्ण ही हो सकते थे, 
राम नहीं । 

ब्रज में होली, कूला, रास, गोवर्धन-पूजन आदि प्रसंगों पर भावनाओ्रों 
की अभिव्यक्ति की खुली छूट है | ऐसे अवसरों पर छेड़छाड़ या हास-हरिहास 
के पर्याप्त कारण उपस्थित हो जाते हैं । होली में एक दूसरे पर रंग डालना, 
मुख-मोड़कर श्रनिच्छा प्रकट करना आ्रादि ग्रनुभावों का चित्रण अ्रच्छा हुआा है 
रस को उद्दीप्त करने वाले ऐसे प्रसंगों का राम के जीवन में सर्वंथा ग्रभाव था । 

विद्यापति, जयदेव और चंडीदास ने राघाकृप्ण के श्वज्ञार-रूप का 
पर्याप्त वर्णन कर दिया था । पृष्ठभूमि तैयार थी, उसको विकसित करना मात्र 
शेष था । इसमें भक्त कवियों ने योग दिया और रीतिकालीन कवियों ने उसका 
विकास क्रिया । सारांश रूप में कहा जा सकता है कि कृप्णा काव्य की परम्परा 
परिस्थिति आदि सभी उनके रस के अधिप्ठाता होने के पक्ष में थी परन्तु 
राम-काव्य की पृष्ठभूमि इस रूप में नहीं थी। वाल्मिकीय और आध्यात्म्य 
रामायण में उनके श्रालोक-सामान्य स्वरूप की चर्चा हुई थी । भक्तिकाल के 
रामकाव्य में ये दोनों ग्रन्थ उसके प्रमुख उपजीव्य थे । इन दोनों में से छिसी 
में भी रामरूप का रस-ह्टि से ऐसा वर्णन नहीं था कि उनको श्व ज्ञार का 
अधिष्ठाता होने में सहायता मिलती । फल यह हुआ कि राम काव्य आदर्शोन्मुख 
हो गया झरौर कृष्ण-काव्य भ्रपनी सम्पूर्ण सुन्दरता और आकर्षण के साथ ग्राह्म 
होने लगा । इसी से श्रीकृष्ण को शटज्ञार रस का अधिष्ठाता मानकर उनके 
रूप-सौन्दर्य का अनुपम और भ्रतुलनीय चित्र सम्पूर्ण मध्यकालीन कृष्ण काव्य में 
अ्रंकित किया गया । इसी रूप-सौन्दर्य का वर्णन इस भ्रध्याय में किया गया है । 

सौन्दर्य के गुण-परक उपादान-- 

सौन्दर्य की आ्राध्यात्मिक चेतना क्रमशः भौतिक चिन्तन में परिवर्तित 
हो गई । ब्रह्म के सौन्दर्य -निरूपन में 'ज्योति' को सारे विश्व के सोन्दर्य का 
मूल स्रोत माना गया था, परन्तु परवर्ती साहित्य में सौन्दर्य के ऐन्द्रिय रूप की 
प्रघानता होती चली गई झर इस वर्णन का आलम्बन मानव भ्रथवा मानव के 
रूप में ईश्वर होने लगा। ऐसे आलम्बन का चित्र भौतिक हृष्टि से होने के 
कारण मानवीय सम्बन्धों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इन सम्बन्धों में 
अ्पत्य-स्नेह भ्ौर कान्ता-प्रेम को महत्ता हो सर्वोपरि रही है। दोनों में रति- 
भावना है, जिसे वात्सल्य रति और दाम्पत्य-रति की संज्ञा प्रदान की गई है। 
श्ज्ञार का प्रधान आ्रालम्बन स्त्री-हूप का सौन्दर्य है। यों तो पुरुष-सौन्द्य को 


भक्ति-काल में रूप-सोन्दय _१५५ | १ 
77.3 / 

भी वर्णान का आ्राघार बनाया गया है, परन्तु स्त्री-सौन्द्य की प्रधानता है। 
दोनों का सौन्दर्य मिलकर मानवीय सौन्दर्य की पूर्णाता का श्राभास कराते हैं । 
इस सौन्दर्य के वर्णन में कवियों की दो दृष्टियाँ काम करती रही हैं (१) माव- 
वीय सौन्‍्दयं में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के रूप-सौन्दर्य के चित्रण में श्रधिक रुचि 
का प्रदर्शन (२) इस सौन्दर्य के स्पष्टीकरण के लिए प्रकृतिगत सौन्दर्य का 
ग्रहण । प्रकृति का सौन्दर्य मानव के लिए झादर्श का कार्य करता रहा है । 
मानवीय रूप-सौन्दर्य को स्पष्ट करने के लिए रूप में स्थित कतिपय गुणों की 
अ्रवस्थिति मानी जा सकती है।। ये गुणा दो प्रकार के हो सकते हैं (१) भौतिक 
स्थूल गुण (२) सूक्ष्म एवं प्रभावोत्पयादक गुण । 

(१) भौतिक स्थूल गुण-स्थूल गुण श्राकारादि की स्थूलता को 
व्यक्त करता है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने 'ग्रौचित्य' शब्द के अन्तर्गत इसे समेट 
लिया है। शरीर के प्रत्येक श्रंग का औचित्य शरीर को सुन्दर बना देता है । 
पाश्चात्य सौन्दर्य शास्त्र की हष्टि से यही औचित्य वस्तु की सापेक्षता, संगति, 
सन्तुलन, समता और सानुपातता में है । इस श्राधार पर वस्तु का सौन्दर्य अ्ंग- 
प्रत्यंग के सुश्लिप्ट ययोचित सन्निवेश पर निर्भर करता है। नख-शिख का 
सौन्दर्य इसी घारणा की पुष्टि करता है । इसमें श्रंगों के गठन, श्राकार, मृदुता, 
कोमलता श्रादि गुणों का निरूपण होता है। शरीर की समग्रता का निर्माण 
अंगों से ही होता है। श्रतः अंगों का सुन्दर होना श्रावश्यक है, क्योंकि कुरूप 
अ्रंगों की समग्रता से सौन्दर्य व्युत्पन्न नहीं हो सकता । नख-शिख में अंगों के 
ग्रहण का दूसरा कारण यह है कि नाम-रूपात्मक जगत का भौतिक प्राणी 
स्थूल भाकार को ग्रहण करके ही सौन्दर्य का स्वरूप निरूपित कर सकता है। 
इस स्थूलता के प्रति कवियों का मोह था | इसी कारण अप्रस्तुत-योजना में भी 
उसकी कल्पना नितान्‍्त वायवीय न होकर स्थुल जगत का आ्राधार लेती थी । 

इस स्थूल जगत के चित्रण में नारी-सौन्दर्य के प्रति विशेष ग्राग्रह दीख 
पड़ता है । इस प्राश्रह में पुरुष कवियों की भ्राकरपण-मूलक प्रवृत्ति कार्य करती है। 
वह नारी के मांसल सौन्दर्य की ओर श्राकृष्ट होकर उसके प्रंग-प्रत्यंग के वर्णन 
में रुचि व्यक्त करता है। इसी कारण भारतीय नख-शिख वर्णंन-परम्परा के 
प्रति कवियों का श्राग्रह रहा है । इस वर्णन में अंगों के सुश्लिप्ट सन्धिवम्बयुक्त 
सन्निवेश की महत्ता है । 

(२) श्रप्रस्तुतों की स्थूलता - भारतीय कवियों ने सौन्दर्य की कल्पना 
में मानवीय घरातल का आधार लेकर उसे श्रलौकिकता प्रदान की है । उसका 
अ्रप्रस्तुत-विधान मानव-कृत न होकर ईश१२ या प्रकृति-कृत है । सौन्दर्य सम्बन्धी 
उसकी उच्च दृष्टि प्राकृतिक उपकरणों के संयोग में श्रतिमानवीय तत्वों की 


3 


है 


१६५ मध्यकालौन हिन्दी कृष्ए-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


खोज कर लेती है। वह चद्धमा, सूर्य, नक्षत्र, कल्प-वृक्ष, श्रमृत, सुधा, जुह्नाई, 
देवता, कमलनाल आ्रादि के माध्यम से स्वर्गय तत्वों को ६ंढ लेता है। सौन्दर्य 
की समग्रता के लिए उमा, रमा, उवंशी, लक्ष्मी ग्रादि को अप्रस्तुत बनाता है । 
इनके माध्यम से भौतिक सौन्दर्य को व्यज्ञित करता है। प्रकृति को अपना 
झ्राधार बनाता है और उसकी पूर्णाता से अपनी पूर्णाता को प्राप्त करना चाहता 
है । इन वस्तुओं के समुच्चय में स्त्री-सौन्दर्य विषयक्र उसकी धारणा स्पष्ट हो 


जाती है । 
(१) सुक्ष्म-तत्व--सोन्दर्य निरूपणा के सूक्ष्म तत्वों का आकार नहीं 


होता परन्तु उसमें निहित शक्ति की प्रभावोत्पादकता प्रपरिहायं है। नारी का 
मांसल सौन्दर्य कामोहीपक गुणों से संयुक्त है । जो नारी जिस मात्रा में इन्द्रियों 
को क्षुभित करती है, उसका सौन्दर्य उतना ही अधिक है। अभिनव गुप्त ने 
नारी की वीर्य-विक्षोभन शक्ति को ही उसके रूप की कसौटी स्वीकार किया है। 
इस प्रकार इनके सौन्दर्य-चिन्तन में काम-रस को प्रघानता दी गई है और इसी 
आ्राधार पर सौन्दर्य का निर्धारण किया गया है । 

(२) सीन्‍्दर्य का दूसरा सूक्ष्म गुण लावण्य' है। लावण्य मोती की 
श्राम्यन्तर छाया की तरलता की भांति अंगों में चमकने वाला गुण विशेष है । 
अबने श्राप में प्रकाशित होने वाले इस गुण से शोभा की वृद्धि हो जाती है। 
मध्यकालीन कवियों ने सौन्दयय-निरूपण में श्रीकृष्ण को “लावण्य-निधि' 


माना है । 
(३) 'माधुयं” की गणाना सौन्‍न्दय के ग्रन्य गुणों में है। सभी अव- 


स्थाप्रों में रमणीयता को धारणा करना 'माधुयय” कहा जाता है। जो वास्तव 
में सुन्दर हैं, वे प्रत्येक अवस्था में रमणीय लगते हैं । विपरीत १रिस्थिति में 
भी यह सोन्‍्दर्य घटता नहीं । संस्कृत कवियों में कालिदास की सूक्ष्म सोन्दर्य 
चेतना इस गुणा की श्रोर बार-बार आाकृष्ट होती रही है। उन्होंने बताया है कि 
जटा घारण कर लेने १२ भी पावंती का सौन्दर्य वैसा ही बना रहा, जैसा वेणी 
घारण करने पर बना रहता है। “यथा प्रसिद्ध मंध्रं शिरोरुहैजंटाभिरप्येवम- 
भूत्तदानम्‌ू ।” यह सोन्द्य किसी अ्रवस्था में विक्रार-ग्रस्त न होने से अ्रलोकिक 
कहा जायगा । है 

(४) बाह्य प्रसाधनों के श्रभाव में सौन्दर्य का भासित होना उसके 
'स्वनिर्भरत्व” गुणा को व्यक्त करता है। जो सौन्दर्य प्रसाधक उपकरणों की 
अपेक्षा नहीं करता, वह भ्रपने आप में पूर्ण माना जाता है। ऐसा पूर्ण सौन्दर्य 
प्रात्म-निर्भर रहता है। सुरूपवान्‌ के लिए इन बाहरी वस्तुओं की कोई झाव- 
श्यकता भी नहीं रहती । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १६६ 


(५) रमणीय रूप की प्रधान विशेषता प्रतिक्षण की नवीनता है। 
रूप की महत्ता इसी में है कि वह प्रतिक्षणा, बार-बार दर्शक के हृदय को आाक- 
घित एवं आ्रवरजित कर ले । भावक उसे सदा नग्रे रूप में देखे । वह सौन्दर्य 
पकड़ में न आ सके, उसे रूपाकार या रंगादि में बाधा न जा सके । ऐसा रूप 
सदा स्पृहणीह माना जायगा । श्रीकृष्णा का रूप इसी प्रकार का था। प्रतिक्षण 
की इस नवीनता और परिवर्तन-शीलता के कारण उस रूप से 'रति' नहीं की 
जा सकती । गोपी कहती है कि “स्थाम सों काहे की पहिचानि। निम्मिप- 
निमिप वह रूप न वह छब्रि, रति कीज जेहि द्रानि ।” 


उपयुक्त विवेचन के ग्रावार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सीन्दर्य की 
स्यूल एवं सूक्ष्म विशेषताग्रों की ओर कवियों का ध्यान गया है। आकार, 
विन्यासादि स्थूलता के बोबक हैं और नवीनता, आरात्म-निर्भरता, लावण्य, रम- 
खीयता ग्रादि से सौन्दर्य के सूक्ष्म गुणों का ज्ञान होता है । इन गुणों से संयुक्त 
होकर सौन्दर्य पूर्ण हो जाता है | भरत: सौन्दर्य विवेचन में ये गुणा उसके प्रधान 
तत्व होंगे । इन सभी गुणों क। प्रादुर्भाव युवा काल में होता है । इससे युवा 
काल के गुणों में इनका श्राधार लिया जायगा। इसे वय-सौन्दर्य के ग्रन्तर्गत 
स्पप्ट किया जा रहा है । 

वय-सोन्दर्थ -- सौन्दर्य के दो विभाग 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' किय्रे जा चुके 
हैं । इनमें स्थूल सौन्दर्य भौतिक उथादानों या ग्राधारों को लेकर चलने वाला 
होता है । सूक्ष्म सोन्दर्य में शोभा, कान्ति जैसे तत्वों का ग्रहण होता है । इन 
तत्वों के ग्रहणा से मानव-सौन्दयं की ग्रभिव्यक्ति की जाती है। मानव का यह 
सौन्दर्य तय-क्रम की हृष्टि से उसकी अ्रवस्था पर निर्भर रहता है । बाल्यावस्था 
का सौन्दर्य, वालक की चपलता, क्रीड़ा श्रादि में व्यक्त होता है, क्रिशो रावस्था में 
भ्रगों के विकास, गठन, शोभा आदि से इस सौन्दर्य की प्रतीति होती है और 
प्रौद़ावस्था में यही सौन्दर्य गंभीरता झौर गुरुता ग्रादि के द्वारा प्रकट होता है । 
भक्तिकालीन रचना में वाल और किशोर ग्रवस्था से सौन्दर्य का ही वर्णन है । 

भक्त कवियों ने अ्रवस्था की हप्टि से श्रालम्बन के रूप-सौन्दर्य, क्रिया 
चेष्टाओं श्रादि के क्रमिक परिवर्तन का वर्णन किया है। मानव की इन अब- 
स्थाग्रों में पुरुष एवं नारी दोनों के सौन्दयं का वर्णन हो सका है। पुरुष रूप 
में श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का अ्ंंकन जन्मकाल से आरम्भ कर दिया गया था। 
राघा-वल्लभी सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने राधा बाल-वर्णान को भी काव्य में 
उचित स्थान दिया है । राधा और हृप्ण दोनों की चेप्टाओं और श्रृज्ञारिक 
प्रवृत्तियों में इनकी हष्टि रमी है। ऐसे ही प्रसंगों पर उनकी अवस्थाग्रों का 


१७० मंध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काब्य में रूप-सौन्दर्य 
# 


संकेत मिल जाता है । गोपी द्वारा श्रीकृष्ण की 'ग्रवगरी' का उलाहन देने पर 
यशोदा कहती है कि मेरा कु वर तो ग्रभी पाँच ही बरस का है और अभी भी 
रोकर दूघ मांगता है | श्रतः वह इन बातों को कंसे जानता होगा ।” एक अन्य 
स्थल पर ऐसे ही प्रसंग में श्रीकृष्ण को दस वर्ष का बताया गया है ।* गाछुड़ि- 
प्रसंग पर उनकी आठ वरस की अ्रवस्था का कथन है, “ग्राठ बरस को कुवर 
कन्हैया, कहा कहृति तुम ताही ।* इस अवस्था में ही उनकी बुद्धि विकसित हो 
चुकी थी | यशोदा भी इस विकास पर आश्चर्य प्रकट करती है ।* ऐसे ही स्थल 
पर राघा को सात वरस का बताया गया है ।* इस सभी उद्धरणों से प्रकट हो 
जाता है कि श्रीकृष्ण की शज्ञार लीलाओं का श्रारम्भ उनकी पौगण्डावस्था से 
हो जाता है । यह पांच वर्ष से लेकर दस वर्ष की ग्रवस्था है। यहाँ कवि की 
दृष्टि में श्रीकृष्ण के दोहरे व्यक्तित्व की कल्पना की गई है। वे यशोदा के 
समक्ष वाल भाव से और गोपियों के समक्ष तरुणा-भाव से ग्राते हैं। गोपियां 
उनकी इस लीला को जानती हैं भ्रौर उन्हें तंत्र-मंत्र का ज्ञाता समभती हैं ।९ 

श्रीकृष्ण के किशोर वय में उनकी शोभा अधिक व्शित है । इस वय में 
युवतियों को मोह लेने वाले गुणों का विकास होता है ' इसके लिए उनका 
द्वादश वर्ष की अ्रवस्था का वर्णन अनेक पदों में मिल जाता है। 

गये स्याम तेहि ग्वालिन के घर ॥ ७6०० ०३३७३३४६७०*४०००*००३४७७७****००००९०+० 

तब भए स्याम वरस द्वादस के रिभे लई जुवति ता छवि पर । 

सूरसागर पद ६१६ 





+ कहाँ मेरे कुंवर पाँच ही वरस के रोई अभ्रजहू सु पै पान मांगे । 
तू कहाँ ढीठ जोबन प्रमत्त सुन्दरी, फिरति इठलाति गोपाल झ्लागे । 
सूरसागर । पद &२५ 
9 मभेरों हरि कहें दसहि बरस को, तुम री जोबन मद उमदानी । 
लाज नहीं भावति इन लंगरनि, कंसे घों कहि झावति बानी । 
सूरसागर । पद २१०८ 
3 सूरसागर। पद १३७१ 
« आठ बरस को कुवर-कन्हैया इतनी बुद्धि कहाँ ते पायो। 
माता ले दोहनी कर दीन्हौं, तव हरि हँसत दृहन को घायो। सू. १२५५ 
5 भई बरस सात की, सुभ घरी जात की, प्यारी दौउ भ्रात की, बची भारी । 
सूरसागर १३१७ 
6 हरि जानत हैं तंत्र-मंत्र सीझ्यो कछु टोना। 
बन में तछन कन्हाई, घरराहिं श्रावत हूँ छोना । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्द्य १७१ 


युगल-शोभा या युगल-केलि में राधा और क्ृप्ण दोनों की अवस्था 
बारह वर्ष की बताई गई है ।” इसी अवस्था में समागन और गनुराग का पूर्ण 
और सफल कथन हो सका है । राधा की इस अवस्था का सूर ने स्वतन्त्र रूप 
से वर्णन किया है ।? इस कथन में द्वादस वरस को 'भारि' विशेषण से व्यक्त 
किया गया है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि यही अवस्था विशेष गुरुत्व 
और महत्ता की होती है। इसे शास्त्रीय हृप्टि से वयः सन्धि की अउस्था 
मानते हैं । 

श्द्भार की विकसित होती हुई भावनाग्रों का यह प्रथम काल है । इसी 
से कवियों ने पूर्णा तन्मयता के साथ इस काल के रूप-सौन्दर्य एवं लावण्यादि का 
सफल चित्रण किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों की हृष्टि में वयः 
सन्धि के सुख की वहुत महत्ता है। गोषियाँ इसी भाव को व्यक्त करती हैं।* 
नारी के वय-सौन्दर्य की दृष्टि से इसे युवाकाल में मानते हैं, जिसके चार विभाग 
व: सन्वि, नव्य-यौवन, व्यक्त यौवन और पूर्ण-यौवन किये गये हैं । भक्त-कवियों 
की दृष्टि में केवल वयः सन्धि और नव्य-यौवन काल की शोभा ही अधिक रम- 
णीय प्रतीत होती है। राघा के रूप-सौन्दर्य के अ्ंकन में इसी काल पर हृष्टि 
केन्द्रित रही है । भ्रन्य गोषियों की श्रवस्था विभिन्न कालों की थी । 

राधा की प्रवस्था के इस काल का यह संकेत उसके लिये प्रयुक्त 
विशेषणों द्वारा कराया गया है । वयस की उठान, थोड़े दिनन की राधा, 
भोली, छोटे दिनन की राधा का चित्र प्रस्तुत किया गया। + इन विशेषणों से 
उसके वयः सन्थि काल की ही व्यज्जना होती है । यहाँ वयो मुग्धा ग्रोर नवल- 





2 (3) द्वादश कानह द्वादसी श्रापुन, वह निसि वह हरि राधा जोग । 
वह रसकी कलकनि, वह महिमा, वह मुसुकनि, वैसो संयोग । सू. २६४८ 
(#) जैसो स्थाम नारि यह तैसी, सुन्दर जोरी सोहै। 
वह द्वादस वहऊ दश ढँ की, ब्रज जुवतिनि मन मोहै । पद २४२१ 
2 अंग-पंग प्रवलोकि सोभा मनहि देखि विचारि। 
सूर मुख पट देति काहे न, वरस द्वादश भारि | २३३१ सूरसागर 
3. वैस-सन्धि सुख तज्यो सूर हरि, गये मधुपुरी माँहि। सूरसागर ४४६६ 
4 तुम्हें कोऊ टेरत है जू कान्ह । 
भोरी सी गोरी थोड़े दिनन्ह की, वारी बैस उठान | सूरसागर । 
(४) उठत बैस को इहै दाँव री । पद ३२१५ 
(॥) चुवति इक जमुना जल को श्राई । 
सहज सिगार उठत जोबन तन विधि निज हाथ बनाई । पद २०६५ 


श्छ्र मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


अ्नंगा नायिका का सौन्दर्य व्शित है । नई और थोड़े दिनों की राघा में चतुराई 
ग्रागई है ।! उसकी चेट्टाग्रों में आ्राकर्पण उत्पन्न हो गया है । एक गोपी कहती 
है कि तुम राघा को थोड़े दिनों की मत समझो । उसके अंग-अंग में चतुराई 
भरी हुई है, उसे पूर्ण ज्ञान है और वह बुद्धि की मोटी नहीं है । इसी से वह 
सखियों से भी 'चतुराई' करने लग जाती है। राबा की यह चतुराई उसके 
वय: सन्धिकाल से ही आरम्भ हो जाती है। यही काल विकसित होकर नव्य- 
यौवन में परिवर्तित ही जाता है । 
भक्त कॉषयों ने राघा-क्ृप्णा-केलि के अनेक प्रसंगों पर नवल' श्रौर 
'नवेली' शब्द का प्रयोग किया है। इसीके साथ किशोर झ्रौर किशोरी शब्द के 
प्रयोग से युवाकाल की ग्रारस्भिक अवस्था का ज्ञान होता है । 'किशोरी राघा' 
के नये श्रंग की नई सुपमा है ।? अंग में सोलह श्ज्ञार से शोभा बहुत बढ़ 
जाती है। ऐसी राधा रसिक गोपाल को अच्छी लगती है ।* वर “कोक गुन' 
में प्रवीन एवं सब-रस में सुन्दर है ।! किशोर अ्रवस्था तारुण्य की अवस्था है। 
इसे भ्रनेक कवियों ने 'नवल' शब्द के द्वारा व्यक्त किया है। नवल किशोर श्रौर 
नवल किशोरी का प्रयोग युगल स्वरूप के लिये किया गया है : -- 
१. तोहि किन रुठब सिखई प्यारी । 
नवल बेस नव नागरि स्यामा, वे नागर गिरधारी। सूरसागर 
२. नयौ नेह नयी गेह नयौ रस, नवल कुवरि वृषभानु किशोरी । 
सूरदास प्रभु नवरस विलसत, नवल राधिका जोबन भोरी | सू० 


> 


२ (3) सूर स्याम प्रभु प्यारी राधा, चतुर दिननि की छोटी । पद २५७५ 
(४) सुनरी राघा भ्रबहि नई । 
.... बातें कहा बनावती मों सो हमहू ते तू' चतुर भई | पद २३६० 
(४४) तुम जानति राघा है छोटी । 
चतुराई अंग-अंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुधि की मोटी । पद २५१६ 
2 सुन्दरता की रासि किसोरी, नव सत साज सिंगार सुभग तन । 
कुम्मनदास-अष्टछाप-परिचय पृ० ११३ पद ४१ 
2 राधा रसिक गोपालहि भावे । 
सब गुन निपुन, नवल श्रंग सुन्दर, प्रेम मुदित कोकिल स्वर गावें । 
4 सब रस सुन्दरी नवल किसोरी, कोक कला गुन पाढ़ी । 
परमानन्द दास-अट० परि० पृ० १६७ पद ७० 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १७३ 


विश्लेपण करने से ज्ञात होता है कि इस 'नवल' शब्द का प्रयोग या 
तो केवल राघा के डिये अथवा राधाकृष्णा दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है | इस 
नवीन जोड़ी के सभी साधक अंगों में भी यही नवीनता दीख पड़ती है । इससे 
हृदय के उल्लास का बोध होता है ! युगल स्वरूप के लिये प्रयुक्त इस शब्द में 
वय की नवीनता का ग्रर्थ व्यक्त होता है-- 
१. (3) प्राजु निकुज मंजु में खेलत नवल किसोर नवोन किसोरी । 
हित चौरासी पद ७ 
(#) नवल नागरि नवनागर किशोर मिली, 
कुज कोमल कमल दलनि सिज्जा रची। पद ५०, वही 
ह नवल घनश्याम नवल वर राधिका, 
नवल नव कुज नव केलि ठानी | 
नवल कुसुमावली नवल सिज्या रची, 
नवल कोकिल कीरभूंग गानी ।* 
उपयुक्त उदाहरणों में युगल स्वरूप की नवीनता के प्रति झ्राग्रह है । 
इस शब्द के द्वारा यह घ्वनित होता है कि राघा औलर कृष्ण दोनों की अवस्था 
अभी कम है । 
श्रीकृष्ण और राघा की श्रवस्था की नवीनता का कथन व्यष्टि रूप में 
भी हुत्ला है । राघा के नवल वयस को श्ज्भारस का प्रमुख श्राधार माना है। 
यही सम्पूर्ण रस साधना की मुख्य ग्रवस्था है और “चढ़त वँस का यही दाँव 
हैं ।” रावा की इस अवस्था का वर्णन अ्रनेक कवियों ने श्रनेक स्थलों पर किया 
है |? श्रृंगार रस की उत्तम अभिव्यक्ति के लिये नायक-नाथिका दोनों का 
समान वय होना भश्रावश्यक हैं । श्रवस्था की भ्रत्यधिक भिन्नता रस में बाघक हो 
ज़ाती है । इसलिये कविय़ों ने श्रीकृष्ण की नवीनता या नवल वयस का प्रति- 
पादन दो रूपों में किया है (१) वाल्यभाव में भी गोपियों के समक्ष तारुण्य 
आचरण का प्रदर्शन । इसमें श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के दो पहलू स्पष्ट होते हैं । 
(२) उनके नवीन 'वयस' का, शब्दतः कथन । 





2. राघावल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य पृ० २५५८ 
2 नयी नेह नयौ गेह नयो रस, नवल कु वरि वृषभानु किसोरी ।////ह 
सूरदास प्रभु नवरस विलसत, नवल राधिका जोवन भोरी | सूरसाग 
(४) नवल नवेली अ्रलवेली सुकुमारी ज़ू की, 
रूप पिय प्राननि को सहज भ्रह्मरु री | प्रज़दास 


१७४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


श्री कृष्ण की यह नई अवस्था सबके ग्राकर्षए की केन्द्र थी। गोपियों 
की भावनाञ्रों को उद्दीप्त करने का प्रधान कारण थी । इसीसे इस ग्रवस्था के 
वर्णन में कविय्रों का विशेष आग्रह दीख पड़ता है-- 

१. देखो मेरे भाग्य की सुम घड़ी । 

नवल रूव किसोर मूरति, कंठ ले भुजघरी ।? 
२. नवल रंगीले लाल रस में रसीले ग्रति, 
छवि सों छवीले दोऊ उर घुर लागे हैं ।* 
३. विहरत नवल रसिफ राघा संग । 
रचित कुसुम सयनीय भामिनी, कमल विमल हरि भूंग। 

उपयुक्त विचारों से अवस्था की नवीनता के प्रति तीन प्रकार की 
हृष्टियाँ व्यक्त होती हैं-- 

(१) युवावस्था के विभिन्न विकसित होते हुए भ्रांगिक परिवर्तनों का 
सूक्ष्म श्रौर विभेदक वर्णान शास्त्रीय दृष्टि से भक्त कवियों ने नहीं किया है। 
श्रतः नारी अवस्था के चारों भेद-वयः सन्धि, नव्य, व्यक्त और पूर्ण योवन 
का अ्लग-ग्रलग ज्ञान नहीं हो पाता है। इन अवस्थाओं का एक क्षीण ग्राभास 
मात्र हो जाता है । पुरुष वर्णान में वललभ सम्प्रदाय के कवियों की दृष्टि राधा 
वर्णान की अपेक्षा ग्रधिक रमी है । इसीसे इन कवियों के वर्णन पें श्रीकृष्ण के 
बाल, पौगण्ड और किशोर तीनों ही पवस्थाप्रों का सम्पूर्ण सार संग्रहीत हो 
जाता है। विभिन्न अवस्थाग्रों में सौन्दर्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की 
सफल चेष्टा की गई है । यही कारण है कि श्रीकृष्ण का रूप-सौन्दर्य भ्रष्टछाप 
के कवियों में ग्राकर्पफ बन गया है । इस वर्णान की तुलना में राघा का सौन्दर्य 
उनकी विभिन्न भ्रवस्थाओं के सम्पूर्ण विश्लेषण के साथ सम्भव नहीं हो सका 
है । राया के लावण्यादि के वर्णान में उसकी कृष्णपरक उपयोगिता का ध्यान 
बराबर बना रहा । इसके विपरीत राघावललभी सम्प्रदाय में राघा के रूप- 
सौन्दर्य की प्रघानता है और कृष्ण का रूप आनुषंगिक रूप में प्रथवा राघा के 
साहचर्य के कारण वर्णित है। सौन्दर्यंसम्पन्ना राघा के अभिन्न कृष्ण की शोभा 
भी प्रवर्शनीय ही होनी चाहिये । श्रतः युगल स्वरूप के सीन्दर्य वर्णन में 
कवियों ने दोनों की विशेषताप्रों का उल्लेख समान स्तर पर किया है। 





१2 सूर सागर 
2 रस मुक्तावली-पृ० १४६ प्र बदास 
38 हरिराम व्यास-व्यास-वाणी' उत्तराद्ध पद सं० २७४ पृ० रे८० 


भक्ति-काल में रूप-सौदस्य १७५ 


(२) अवस्थापरक सौन्दर्य की व्यछजना न होकर उसका अभिषा से 
कथन है । ऐसे स्थलों पर शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण न करते हुए हृदय की 
तनन्‍्मयता के आ्राधघार पर अवस्था आदि का संकेत है । यह संकेत साक्षात्‌ कथन 
द्वारा हुआ है | कवि या तो स्पप्ट रूप से अवस्था को बता देता है या 'नवल' 
शब्द के विशेषण से इसे प्रकट करता है । राधा श्रौर कृष्ण व्यप्टि रूप से 
'मवल! हैं और समप्टि रूप में भी उन दोनों की अवस्था, उनका केलि, श'ट्ट गार, 
सखियाँ, निकुज आदि में यही नवलता वतंमान है। इस शब्द द्वारा उनके 
तारुण्य श्रागमन का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है। इस तारुष्य में अ्रंगों के सूक्ष्म 
गुणों रूप लावण्यादि का वर्णन होता है । 

(३) विशेषणों के प्रयोग से राघा और कृप्ण की अवस्था का संकेत 
किया गया है। भक्त कवियों ने प्रायः तीन प्रकार की विभिन्न अवस्थाग्रों का 
संकेत विशेषणों द्वारा किया है । दिनन की थोड़ी, वैस की उठान, वारी वैस, 
उठत जौवन आदि शब्दों से वयः सन्धिकाल का संक्रेत मिलता है। नायिका 
भेद की दृष्टि से वयोमुग्वा श्र नवल ग्रनंगा नायिका के रूपादि का चित्रण 
मिलता है। 'नवल' शब्द से किशोरावस्था और किशोर व किशोरी शब्द द्वारा 
युवावस्था के श्रारम्भिक काल का वर्णन किया गया है । अ्रवस्था के इस निर्धा- 
रण के उपरान्त नायक ग्रथवा नायिका के रूप-सौन्दर्यादि का वर्णान होता है । 
इस रूपादि का उत्कर्ष वयः सन्धिकाल से आरम्भ होकर तारुण्य में प्रपना 
चरम विकास पा लेता है। गुणों में रूप-लावण्य, रूप की नवीनता, छबि एवं 
ज्योति आदि द्वारा रूप-सौन्दर्य स्फुरित होता है। अतः इन्हीं गुणों के श्राघार 
पर रूपोत्कर्ष को व्यक्त किया जायगा । 

रूप-लावण्य - क्षण-क्षण में नवीनता को धारण करने वाला रूप रम- 
णीय कहा जाता है। रमणीयता की छवि परिवर्तित होती रहती है।इस 
परिवतन में सौन्दर्य निहित रहता है। इसी कारण रूप पकड़ में नहीं स्‍ा 
पाता । किसी विशेष क्षण में भ्रनुभव में श्राया हुआ रूप उस क्षण तो अपना 
एक निश्चित और स्थिर प्रभाव उत्पन्न करता है, परन्तु दूसरे ही क्षण नवीनता 
के कारण वह श्रग्राह्म हो जाता है । इसी से रूप आ्राकर्षक होता है श्रौर हमारी 
पूर्ण तृप्ति का साधन नहीं वन पाता । इस रूप में अंगों में वतंमान तरलता ही 
लावण्य का मूल है ।? छवि, श्रंग दीम्ति, शोभा, ज्योति श्रादि इसके प्रावश्यक 
श्रंग हैं। वोलचाल की भाषा में रूप, सौन्दर्य का समानार्थंक माना गया है, 


| मुक्ताफलेपु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदज् पु लावष्यं तदिहोच्यते । उद्दीपन प्रकरण २६ 


१७६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


परन्तु तात्विक दृष्टि से रूप में ग्राकार की महत्ता होती है, सौन्दर्य उस आ्राकार 
के समुचित विन्यास से उत्पन्न होने वाला उसी में स्थित कान्ति को व्यक्त करता 
है । रूप में ग्राकार की शोभा प्रतिभासित होती है, सौन्दर्य अंगों के विन्यास 
से उत्पन्न होता है और लावण्य अंगों का एक ऐसा बहुमूल्य तत्व है, जो उसी 
प्रकार उसके महत्व को बढ़ा देता है, ज॑से मोती में वर्तमान श्राब मोती के 
मूल्य की वृद्धि कर देता है । रूप के प्रसंग में प्रतिभासित शब्द महत्वपूर्ण है । 
इसका यह तात्पर्य होगा कि वस्तु में ग्राभूषण की स्थिति न होते हुए भी उसके 
धारणा करने से उत्पन्न शोभा का आभास होता है, परन्तु लावष्य में तरलता 
या आब की स्थिति का ग्राभास मात्र ही नहीं होता, अपितु उसकी स्थिति भी 
होती है । रूप और लावण्य के तत्व एवं गुणों में श्रनस्तित्व या भ्रस्तित्व का 
भेद होता है । रूप में ग्राकार है, भूषण नहीं है, परन्तु भंग शोभा भूषण घारण 
ब॒त्‌ प्रतीत होता है, लावण्य में तरलत्व और आब दोनों की स्थिति है। इस 
दृष्टि से लावष्य का ग्रान्तरिक मूल्य अधिक है और रूप का आभास जन्य मुल्य 
ही है । रूप झौर लावण्य के द्वारा अंगों में हृदय को श्रावरजित कर लेने का 
गुण उत्पन्न हो जाता है, आलम्बन में एक अनोखापन झा जाता है, उसमें भाक- 
पंण की एक ऐसी दिव्यता उत्पन्न हो जाती है कि आश्रय उसे देखकर मंत्र 
मुग्ध हो जाता है, उसे आन्तरिक तृप्ति का अनुभव होता है। इसी से भक्ति 
काल के साधक भक्त कवियों ने अपने आलम्बन के रूप और लावण्य के चित्रण 
में पूर्ण तन्‍्मयता प्रदर्शित की है। यह निम्नलिखित रूपों में व्यक्त हुआ है-- 


नवीनता--भक्त कवियों के अ्रपने आ्रालम्बन के रूप-लावण्य में रमणीयता 
को प्रथम तत्व स्वीकार किया है। उनके ग्रालम्बन की शोभा प्रतिक्षण बढ़ती 
ही रहती है | उसमें स्थिरता नहीं है ।? बालक्ृष्णा के वर्णन में लावण्य के 
)7 () सखी री सुन्दरता को भ्रंग । 
छिन-छिन माँहि परत छुबि श्रौरेक्मल नयन के अंग ।”” 
अष्टछाप-परिचय सूर १२८५ 
() गोवधंन घारी नित नवरंग । कृष्णदास विद्या-विभाग कांकरोली- 
सं. २०१६ सं. ब्रजभूषण शर्मा । 
(॥) क्ृष्णादास वलि-वलि अंग-अंग पर, 
प्रति छिनु नवरंग नन्‍्दकुबर की । क्ृष्णदास पद १५ 
(४४) कष्ण दास प्रभु नवरंग गिरधर, बोलत बचन रसाल। . पद ३७ 
(५) गिरघर नवरंग रंग मगे, रग मगी पाग केसर रंगे। 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १७७ 


साथ कल्पना की नवीनता भी दर्शनीय है । हँसते हुए कृष्णा का रूप कमल पर 
जमी हुई विद्य्‌ त्‌ की रेखा के समान हैं, या विधु में उजारी विजली तुल्य है। 
दाँतों की उज्ज्वलता को सुन्दरता के मन्दिर में जगमग करती हुई रतन-ज्योति 
की उपमा प्राप्त हुई है। श्रालम्बन के रूप की नवीनता के साथ कल्पना की यह 
नवीनता उस रूप की कलात्मक भ्रभिव्यज्जना में समर्थ हो सकी है । प्रतिक्षण 
बृद्धिगत होता हुआ यह रूप पकड़ में नहीं आरा पाता । गोपियाँ जब तक श्रीकृष्ण 
के रूप को आत्मसाव्‌ करने में तन्‍्मय होती हैं, तव तक वह रूप कुछ और ही 
हो जाता है श्लौर उनके पहचान में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सूर ने कहा 
है कि गोपियाँ श्रीकृष्ण से पहचान नहीं मानती हैं, क्योंकि निमिष-निमिष में 
वह रूप, वह छवि परिवर्तित हो जाती है ।! रमणीय रूप की ऐसी कल्पना 
दुष्प्राप्प है । एक ओर रूप का ग्रसीम होना और दूसरी ओर लोभ का झतृत 
रह जाना--इन दोनों के द्वारा सौन्दर्य की अ्तिशयता और परिवतंनशील की 
सफल व्यञ्जना हो सकी है। इस सौ-दर्य के समक्ष कवि की उन्मुक्त कल्पना 
भी पंगु पड़ जाती है । नित्य-नृतन और लावण्य की निधि श्रीकृष्ण की शोभा 
बरवस प्राकृष्ट कर लेती है । उसे देखकर अ्रनुराग उत्पन्न होता है 'मोहन बदन 
विलोकत अ्रखियन उपजत है श्रनुराग ।” उसकी शोभा ग्रौर श्रपना सामथ्य 
देख उसके रूप-लावण्य के वर्णान में कवि को लज्जा का अनुभव होने लगता है। 
'सुभग साँवरे गात की मैं सोभा कहत लजाऊँ ।” 

नवीनता का यह आग्रह सभी भक्त कवियों में दीख पड़ता है। कुम्भन 
दास ने श्रीकृष्ण को ग्रपरिमित सौन्दर्य की निधि माना है । उनके वर्णन में 
श्रीकृष्ण का लावण्य अनुपल नवीन, विलक्षण औ्ौर विकासमान है । कवि प्रत्येक 
प्रंग की नूतन कान्ति श्रौर उसकी परिमिति की इयत्ता व्यक्त करने में अ्रपने 


(शं) नवकुज बैठे श्राली री आाजु । 

नव वसन को वागे पहने, नव कुसुमनि को साजु । 

नव मोहन अ्ररु नवल र/घिका, नव गोपी गावत गाजु । 

कृष्ण दास प्रभु की सोभा पर बारौं श्रति रति राजु। पद १०२ 

+ स्थाम सों काहे की पहिचानि। 
निर्मिष-निमिष वह रूप न वह छवि रति कीज जेहि श्रानि । 
इत लोभी उत रूप परम-निधि, कोउ न रहत मिति-मानि । 
सूरसागर (सभा) पद २४७० 


श्छद मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


को ग्रसमर्थ पाता है ।? चत्रभुज दास का ग्रतृत मन रूप सुधा-पान की ओर 
उन्मुख होकर शररा में रहने की अभिलापा भी व्यक्त करता है ।* श्रीकृष्ण का 
रूप श्राज और कल और, प्रतिदिन और प्रतिपल भी और ही और हो जाता 
है । छवि की तरंगें उठती रहती हैं, जिससे सम्पूर्ण विश्व मोहित हो जाता है । 
ऐसे भुवन-मोहन ग्राराध्य की शोभा पर भला कौन ऐसा है, जो अपना सब 
कुछ वार न दे। लावण्य के निधि ऐसे श्रीकृष्ण को देख छीत स्वामी की 
गोपिका भ्रपनी सुधि भूल जाती है। मन्द मुसकान का जादू चल जाता है ।* 
परमानन्द दास की हृष्टि राघा की प्रत्येक वस्तु की नवीनता की शोर गई है ।* 
इस प्रकार नवीनता के प्रति रुचि अधिकांश भक्त कवियों में है। छबि और 
ज्योति से पुष्ट होकर यह नवीनता सौन्दर्य की और बढ़ा देती है। 

छबि श्रौर ज्योति-- क्षण-क्षण की इस रमणीयता के साथ लावष्य का 
दूसरा प्रमुख तत्व छवि का अंगों से प्रस्फुटित होना है । जैसे किसी प्रकाश पुञ्ज 
से प्रकाश की किरणों फूटती रहती हैं, उसी प्रकार रूप-लावण्य से युक्त अंगों से 
छबि की ज्योति खिलती रहती है । इसमें पुष्पों की ताजगी श्र किरणों की 
उज्ज्वलता इन दोनों का युगपत्‌ बोध होता रहता है । अंगों में वर्तमान छ्बि 
लावण्य निधि हो जाती है। ज॑से घ्वनि में प्रयुक्त शब्दों से एक प्रतीयमान प्र्थ 





2 छिनु-छिनु बानिक श्रौरहि और । 
जव देखों तब नौतन सखी री, हृप्ट जू रहति न ठौर। 
कहा करों परिमिति नहिं पावत, बहुत करी चित दौर । 
कुम्भन दास प्रभु सौँभग सीवां, गिरवर घर सिर मौर । 
झ्राज और काल्हि और, दिन प्रति और-और, 
देखिये रसिक गिरिराज घरन । 
छिन प्रति छिन नव छवि, वरने सो कौन कवि, 
नितही सिंगार बागे बरन-बरन । 
सोभा-सिन्धु अंग-अंग मोहित अ्नंग, छवि की तरंग विस्व को मन हरन । 
चत्रभुज प्रभू गिरघर को सरूप सुधा, पीज जीजै रहिये सदा ही सरन । 
अष्टछाप परिचय पृ. २८४ 
प्री हों स्याम रूप लुभानी | ** 
मो तन मुरि के जब मुसकाने, तव हाँ छाकि रही । 
छीत स्वामी गिरघर की चितवनि, जाति न कछ्ू कही । 
नवरंग कंचुुकी तन गाढ़ी । 
नवरंग सुरंग चुनरी ओ्रोढ़े, चन्द्रवधू सी ठाढ़ी । प्रष्टछाप-परि० पृ. १६७ 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १७६ 


उस कथन की शोभा में वृद्धि करता रहता है, उसी प्रकार छवि द्वारा आलम्बन 
के लावष्य में एक गुरुत्व एवं ग्राकर्पण की हृदय-ग्राही गम्भीरता श्रा जाती है । 
भक्तिकालीन कवियों ने इसका संकेत कटाक्ष का तरंग, अंग-रंग-छवि, जगमग 
ज्योति, उद्लित छबि, दीप सा जलना जैसे वाक्‍्यांशों से किया है। कुछ 
उदाहरण दर्शनीय है । 
१. रूप-जल में तरंग उठे कटाछनि के, 
ग्रंग-अंग भौरनि की अ्रति गहराई है। 
नैननि की प्रतिविम्व पर्‌यौ है कपोलनि में, 
तेई भये मीन तहां ऐसी उर श्राई है। 
अरुन कमल मुसुकानि मानों फवि रही, 
धिरकनि वेसरि के मोती की सुहाई है । 
भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, 
जीवन जुगल प्रूव एक ठांव पाई है। ध्र,व दास 
२. रच्यो स्याम जमुना जल पर रास । 
संग राधिका श्रंग-रंग छबि,सव गुन रूप-निवास । 
व्यास वाणी पद २४९३ 
३. कौन मेंरे आ्ांगन हूँ जू गयो। 
जगमग ज्योति बदन की माई, सपनों से जु भयो । 
अप्ट० परि० ; पृ० १६४ परमानन्द दास 
४, कहा कहों मोहन मुख सोभा । 
बदन इन्दु लोचन चकोर मेरे, पिबत किरन रस रूप लोभा । 
अ्ंग-श्रंग उदलित रूप छठा, कोटि मदन उपजत तन गोभा। 
गोविन्द प्रभु देखे विवश भई प्यारी, चपल कटाक्ष लग्यो हुई चोभा । 
अष्ट० परि० पृ० २५४ 


५. कंचन के वरन चरन मृदु प्यारी जू के, 
जावक सुरंग-रंग मनहिः हरत है। 
हित भ्रव़॒ रही फवि सुमिलिजे हरि छवि, 
नूपुर रतन खचे दीप से बरत है। 
रीकि-रीभि सुन्दर करनि पर पट घरे, 
श्रारसी सी लिये लाल देखिवौ करत है । 


उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पप्ट हो जाता है कि छबि-वर्णन में सर्वाज्भ 


श्द० मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


का चित्रण और ग्ंग-प्रत्यंग का ग्रलग-झ्ललग चित्रण मिलता है । जगमग ज्योति 
के कथन द्वारा अंग से निकलने वाली ग्राभा का संकेत किया गया है । वास्तविक 
लावण्य वहीं है, जहाँ ग्राभा शरीर में न समाकर उछल पड़ती हो । इस अंग 
छवि के साथ आभूषणों की एक अलग ज्योति ही होती है, जिसमें अंग की शोभा 
मिलकर रूप में निखार ला देती है । ब्रह्म कवि का छवि वर्णान सद्यः स्‍्ताता को 
आधार बनाकर प्रकट हुझ्ना है। भीने दुुल में दीप-शिखा सी प्रतिभासित 
नाथिका का सौन्दर्थ अनुभव का विपय है !४ 

उपयुक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण शाखा के भक्तिकालीन 
कवियों ने रूप-लावण्य के वर्णन में छवि श्रौर रूप की नवीनता को लावण्य का 
ग्रनिवार्य तत्व स्वीकार किया है। रूप के वर्णन में नवीनता के तीन कारण 
लक्षित होते हैं । प्रथम रूप के भ्रातिशय्य की कल्पना, द्वितीय कवियों का श्रपना 
हृष्टिकोश श्रौर तृतीय भ्रालम्बन के प्रति श्रसीम तन्‍्मयता का भाव। इन तीनों 
के ही कारण आलम्वन सर्वाधिक सुन्दर वनकर समक्ष ग्राता है । अंग-प्रत्यंग के 
साथ संश्लिष्ट रूप का चित्रण अनेक विघ रूपों में ग्रालम्बन की क्षण-क्षण की 
नवीनता का प्रतिपादन करता है प्रत्यंग से फूटती हुई छवि हर वार एक नई 
चेतना व भाव उत्पन्न करती है । उसका ताजापन या टटकापन बना रहता है। 
इन कवियों की यह सौन्दर्य चेतना स्वानुभूति के आत्म तत्व से प्रेरित है । 
इसी से इनके रूप-चित्रों में इतनी सचाई, सूक्ष्मता भौर ताजगी वतंमान है । 
झ्रौर उनको प्रालम्बन के रूप में सुन्दरता की सीमा है । इस सीमा का ध्यान 
सभी कवियों ने रखा है । 


सौन्दर्य-सीमा--रूपाकन में सूरदास की तमन्यता अद्वितीय है। बाल- 
कृष्ण के वर्सन में छवि की दिव्यता के साथ अ्रपरिसीम सोन्दर्य भी है । सौन्दर्य 
के प्रति इसी झाकर्षण के कारण श्रीकृष्ण की प्रत्येक लीला सौन्दर्याभिमुखी है । 
सूरसागर की कथा को रूप ग्राच्छादित कर लेता है। रूप का यह वर्णान दो 
प्रकार का है। (१) सौन्दर्य की अतिशयता में कवि स्वयं मुग्घ होता है दूसरा 
गोपियों के माध्यम से रूपासक्त चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें पहले प्रकार के 
चित्रण में रूप-सीमा, सोभग-सीमा, सुन्दरता की हद झ्रादि शब्दावली के प्रयोग 
से कवि झ्रकथनीयता का संकेत कर देता है। कृष्ण की शोभा का वर्णन नहीं 


+ ब्रह्म भने नन्दलाल विलोकति, लागि रही तट लागि मृषा सी । 
भीने दुकूल में काई कलमले, देह दिपे दुति दीप सिषा सी । 
भ्रकवरी दरबार के हिन्दी कवि पृ० १७७ 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य श्र 


कर पाता! क्योंकि उनका अंग-अंग अनूप है ।* वे सुन्दरता के सागर है “देखो 
भाई सुन्दरता को सागर ।” बे अनन्त शोभा से युक्त हैं ।* यह शोभा ननन्‍्द 
भवन में पूर्ण होकर ब्रज की वीधियों में प्रवाहित होने लगती है। सूर के इस 
कथन में रूप-सौन्दर्य की श्रतिशयता और अ्सीमता की ग्भिव्यझ्ञना हुई है। ब्रज 
की बीधियों में शोभा के बहने से यह अ्रभिप्राय है कि नन्‍्द-सुवन की अ्रनन्त छवि 
ब्रज में सभी कहीं तरंगित हो रही है | इस अ्रनन्तता के प्रति अन्य भी कई 
कवियों की रुचि दीख पड़ती है | कुम्मन दास, गोविन्द स्वामी, हित हरिवंशादि 
की दृष्टि इधर गई है। कुम्मन दास के श्रीकृष्ण अपरमित सौन्दर्य के निधि है। 
प्रतिक्षण की नवीनता के साथ उनका “सोभग सीवां” रूप उन्हें शोभा में सिर- 
मौर बना देता है।* कृष्णदास के कृष्ण की अभिरामता परम रमणीय है ।९ 
गोविन्द स्वामी के इस वर्णन का प्रमुख गुण यह है कि रूप-सौन्दर्य की सीमा 
केवल कथन से अ्भिषेय मात्र नहीं है, श्रपितु प्रसावन सामग्रियों के प्रयोग से 
अ्रभिवाद्धित होती रहती है । 

प्ररी यह सुन्दरत। को हृद । 

कुण्डल-लोल कपोल विराजत, बिलगित भरुव ज्योति उनमद । 

विद्र म श्रबर दशन दार्‌यो दुति, दुलरी कंठ हार उर विसद। 


गोविन्द प्रभु बन ते ब्रज आवत, म।नहुँ मदन गजराज धरत मद ॥ 
अ्ष्टछाप-परिचय पृ० २५५ 





2 सोभा कहत कहे नहिं झ्रार्व । 
अंचवत अ्रति ग्रातुर लोचनपुट, मन न तृप्ति को पाव । सूरसागर १०६६ 
2 सजनि निरखि हरि को रूप। 
मनस्ति, वचसि विचारि देखौ, अंग-अंग अनूप । सूरसागर २४४० 
3 सूरसागर (सभा) 
« “शोभा सिन्धु न श्रन्त रही री । 
नन्‍्द-भवन भरि पूरी उमंग चली, ब्रजकी विथिनि फिरति वही री । सूरसागर 
5 (4) छिनु-छिनु बातिक ओ्रौरहि श्रोर । 
जब देखों तब नौतन सखी री, दृष्टि जू रहति नठौर। 
कहा करों परिमित नहीं पावत, बहुत करी चित दौर । 
कुम्मन दास प्रभ्ु सौभग-सीवां, गिरघर घर सिरमौर ॥ 
(४ ) कुम्मन दास दम्पति सौभग सीवां जोड़ी भली बनी एक सारी। 
नव नागरी मनोहर राखे नवल लाल गोवर्घन घारी । 
पृ० १४३ अप्टछाप पदावली 
6 कृष्णदास प्रभु गोवर्धन घर, सुभग सींग ग्रभिराम । अष्टछाप परिचय २३५ 


श्ष्रे मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दयें 

इस पद में प्रयुक्त शब्द 'अरी” में एक साथ कई प्रवृत्तियों की सम्पृक्त 
भाव शबलता है । श्राश्चर्य मिश्चित ग्रौत्सुक्य के साथ रूप-सौन्दर्य की प्रशंसात्मक 
प्रभिव्यञ्ञना हुई है । कवि मानों उस सौन्दर्य की सीमा को व्यक्त करने में अ्रपने 
को पूर्णातया ग्रसमर्थ पाकर भीतर ही भीतर उस अनन्तता का अनुभव करता 
है, भावताएं अपनी ग्रभिव्यक्ति पाने के लिये प्रवल भाव-प्रवाह के सहज उद्रेक 
में वह जाती हैं और कवि कह उठता है 'ग्ररी, यह सुन्दरता को हद ।' ऐसा 
लगता है मानो उसकी सम्पूर्णा कलात्मक ग्रभिव्यक्ति की शक्ति इस एक ही पद 
में झ्राकर स्थिर हो गई है। यही कारण है कि कृष्णदास को श्रीकृष्ण की 
प्रत्येक वस्तु मोहक प्रतीत होने लगती है ।' राधा वल्लभ सम्प्रदाथ के कवियों ने 
रूप सौन्दर्य की सीमा का कथन राधा को ग्ालम्वन बना कर किया है। हित 
हरिवंश ने कहा है कि करोड़ों वर्ष तक जीवित रहकर भी राधा के सौन्दर्य का 
वर्शान नहीं किया जा सकता है। उनके रूप का सहज माधुर्य ग्रतुलनीय है । 
इसी से उसकी समता किसी भ्रन्य से नहीं की जा सकती है ।* 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकाल के कवियों ने सौन्दयं की 
प्रनन्तता के वर्णन का आघार राघा और कृष्ण दोनों को ही बनाया है। यद्यपि 
इन दोनों के झालम्बन बनने के पूर्व कवियों के हृदय में कोई विभाजक रेखा 
नहीं थी, फिर भी राघा वललभी सम्प्रदाय के कवियों में हित-हरिवंश, दामोदर 
दास, हरिराम व्यास प्र बदास ग्रादि कवियों ने राघा को ही प्रमुखता प्रदान 
की है। इन सभी कवियों के वर्णन की दो प्रणालियां रही है (१) सर्वाज्ञ वर्णन 


१2 हरि मोहन को मोहन बानिक । 

मोहन रूय-मनोहर मूरति, मोहन मोहे अचानक । 

मोहन वरुहा चंद सिर भूषण, मोहन नैेन सलोल। 

मोहन तिलक भाल मन मोहन, मोहन चारु कपोल । 

मोहन श्रवण मनोहर कुण्डल, मृदु मोहन के बोल । 

कृष्णा दास गिरधरन मनोहर, नख-सिख प्रेमकलोल । 

अष्टछाप परिचय पृ० २२६ 

£ देखो भाई सुन्दरता को सीवां । 

ब्रज जन तरुनि कदम्ब नागरी, निरखि करति अघ ग्रीवा । 

जो कोऊ कोटि कलप लगि जीवँ, रसना कोटिक पावे । 

तऊ रुचिर बदनारविन्द की शोभा कहत न श्राव। 

देवलोक भू लोक रसातल सुनि सब कवि कुल डरिए। 

सहज माधुरी अंग-ग्रंग की कहि कासों पट तरिए। हित हरिवंश 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य श्र 


में लावण्य निधि का संकेत करते हुए रूप की अ्रनन्तता का वर्णन अ्रभिवा या 
व्यंग्यात्मक पद्धति पर करना । (२) अंग-प्रत्यंग के वर्णन या रूप की गहन 
आ्रासक्ति द्वारा सौन्दर्य की अ्रसीमता का संक्रेत करना । यहीं पर उपमानों की 
व्यर्थता का संकेत भी किन्‍्हीं स्थलों पर कर दिया जाता है। ऐसे रूप के प्रभाव 
की भी व्यज्जना हुई है । 

रूप का प्रभाव--अ्रनन्त सौन्दर्य के निधि श्रीकृष्ण के रूप का लावण्य 
असीम है । उसकी अ्रसीमता का संकेत 'सौभग-सीवां” के प्रयोग द्वारा किया 
गया है । इसे देखकर गोपियाँ अपनी सुधि भूल जाती हैं, उनका मन “रूप के 
भंवर' में उलक जाता है। राघा का सौन्दर्य भी अतुलनीय है । वह तो अपने 
प्राप ही छलकता रहता है । राधा उसे छिपा नहीं पाती । छिपाने में उसे 
कठिनाई प्रतीत होती है “परी है कठिन ग्रति नवल किसोरी जू कौ, छिन-छिन 
नई छवि कहां लो छिपावहीं ।! उनके इस भ्रप्रतिम रूप-लावण्य में मन पूर्णतः 
लीन हो जाता है । 'छिन-छित' में परिवर्तित होती हुई रूप की इस नवीनता में 
अंग शोभा स्वयं प्रकट हो जाती है । ग्ंग ही रूप सौन्दर्य की ग्रभिव्यञ्ञना स्वयं 
पुका (-पुकार कर कर देते हैं । ग्रालम्बन के ऐसे मोहक रूप को देखकर सभी 
का मन श्रामक्त हो जाता है उसका प्रभाव अनन्त सुख का दाता सिद्ध होता है 
यह प्रभाव भक्तकालीन कवियों की रचनागओं में दो रूपों में है । 





(१) रूप के प्रति श्रासक्ति का मानसिक भाव । 

(२) प्राश्नय के विभिन्न अनुभावों का चित्रण । 

रूपासक्ति के लिये श्रालम्बन का सौन्दयं-निधि होना आवश्यक है । 
श्रालम्बन का अ्रपरिमित सौन्दर्य ही श्राश्नण को आक्ृष्ट कर सकता है । यह 
श्राकर्षण एक श्रोर प्रालम्बन के रूप के उत्कप को बताता है श्रौर दूसरी ओर 
श्राश्रय की ग्रनेक प्रतिक्रियाग्रों को व्यक्त करता है। ये श्रनुभावगत क्रियाएँ 
भ्रासक्ति के कारण ही प्रकट हो जाती हैं । यह श्रासक्ति अनेक रूपों में स्पष्ट 
होती हैः-- 

(क) उत्कृष्ट सौन्‍्दयं-रस का पान करने की श्रभिलाषा एवं प्रौत्सुक्य 
प्राय: झ्राश्नय के मन में उत्पन्न होता है। भक्ति-काल में रूप के प्रति यह 
ओ्ौत्सुवय रूप-पान के ललक के रूप में प्रकट होता है । गोपियाँ सखियों को भी 
कृष्ण का रूप देखने की प्रेरणा देती हैं "सखी री, नन्दनन्दन देखु,” 'देखुरी 
नन्दनन्दन ओर,” 'सांवरों मन मोहन माई” झ्रादि पदों में औत्सुबय॒ का यही 








3 हित-श्रज्ञार-प्रबदास । 


१८४ मध्यकालौन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


भाव व्यक्त किया गया है ।! इन उक्तियों द्वारा रूप की श्रतिशयता व्यज्ञित की 
गई है। श्रीकृष्ण के रूप का पान कर गोपियां अपने मनोगत भावों को दूसरी 
सखियों के संग मिलकर आनन्द का उपकरण बना लेती है । नन्दनन्दन की 
ओर देखने की प्रेरणा देती हुई गोपी की औत्सुक्य भावना स्वयं प्रकट हो जाती 
है । इससे रूप की उत्कृप्टता और उसके प्रति झ्रासक्ति तथा प्रशंसात्मक भाव 
प्रभिव्यक्त होता है । 

(ख) रूपासक्ति का दूसरा प्रभाव श्रात्म-विस्मृति के रूप में प्रकट हो 
जाता है । श्रीकृष्ण के ग्राकर्प क श्याम अंग को निरख कर गोपियों को आत्म 
सुधि नहीं रह जाती है उनका मन वहीं उलभ जाता है प्रायः सभी भक्त 
कवियों ने इस प्रकार का वर्णान किया है । छीत स्वामी ने 'अ्ररी हों स्थाम रूप 
लुभानी'? कह कर श्रीकृष्ण की मोहिनी को व्यक्त किया है। श्रीकृष्ण के 
व्वदन की झ्रोप' का वर्शान नहीं किया जा सकता है। उस शोभा को देखकर 
गोपी की गति ही कुछ श्र हो जाती है | ऐसा लगता है मानो काले नाग ने 
उसे डस लिया हो” । वह अपनी मुग्धावस्था के कारण कुसुम-कली का बीनना 
छोड़कर वहीं उलभ जाती है ।* उलाहना देने को झ्ाई हुई गोपी की प्रात्म- 
विस्मृति का भाव चत्रभुजदास ने सशक्त शब्दों में व्यक्त किया है। वह श्रीकृष्ण 
को सम्मुख देखकर इतनी प्रभावित होती है कि उलाहना देना भूलकर चित्र 
लिखी सी बन जाती है ।* नन्‍्ददास ने लोकमर्यादा और रूप-लोभ इन दोनों के 
मध्य में पड़ी गोपी की संशयावस्था और आात्म-विस्मृति का भाव कलात्मक 
ढंग से अंकित किया है। पनघट पर गई गोपी की सुधि बिसर जाती है, नेत्रों 
से प्रश्न -जल प्रवाहित होने लगता है। लोक-लजा का सम्पृक्त भाव उसे विवश 


2 सूर सागर-सूरदास। 
£ भ्ष्ठछाप-परिचय पृ० २२६ 
४ मूरति सांवरी सी तन-मन माँहि बसी। 
देखति ही मति झौर भई मानो काले नाग डसी । 
4 लाड़िलि लाल तेरे देखति द्रगनि लुभानी। 
कुसुम कली हों बीनन आई, सघनलता भ्ररुमानी । 
अप्ट-परिचय से 
5 भूल्यों उलाहनों को देबो । 
सनमुख दृष्टि परी ननन्‍्दनन्दन, चकितहि परति चितंबो । 
चित्र लिखी सी ठाढ़ी ग्वालिन, को समुर्क समुर्भवों । 'चत्रभुजदास' 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य १ैघ५ 


कर देता है।! कुम्मनदास की गोपी अ्रपना पट पटवार भी बिसर जाती है । 
उसकी एक मात्र यही आकांक्षा रहती है कि वह नेत्र भर कर नन्द कुमार को 
देख ले ।? वह विवश हो जाती है । 

(ग) विवशता का यह भाव रूप की ग्रतिशयता से उत्पन्न होता है। 
आ्राश्रय का मन ग्रालम्बन के रूप को देखकर जितना ही श्रासक्त होगा, उसी 
मात्रा में वह परवश होकर ग्रालम्बन की ओर खिच जायगा । गोपी इसी 
परवशता के कारण अपने नेत्रों पर नियन्त्रण नहीं रख पाती | ये नेत्र सदा 
लगे ही रहते हैं ।* गोवर्घनघर के जिस अंग पर पड़ जाते हैं, वही रह जाते 
हैं ।# उसकी टकटकी बँध जाती है । नख-शिख तक लाल गिरघर के रूप को 
देखकर वह उसी में बह जाते हैं ।* नेत्रों को ऐसी वान पड़ गई है कि रूप को 
देखे बिना घड़ी पल भी युग के समान प्रतीत होने लगता है 'नैननि ऐसी बान 
पड़ी । जितु देगे गिरव॒रन लाल मुख जुगभर गनत घरी ।' इस विवशता के कारण 
बिना कार्य के भी बार-बार पनघट पर चला झाना गोपियों का स्वभाव बन 
गया है । रूप की आसक्ति के कारण वह कृष्णदरस को वहीं श्रटक जाती है, 
लोक-लज्जा को तिलाझलि दे देती है श्रीर रूप-सुघा के पान में लीन हो 


7. जल कौ गई सुधि बिसराई, नेह भरिलाई, परी है ए चटपटी दरस की । 
इत मोहन गांस उत गुरुजन त्रास, चित्रसों लिखी ठाढी नाऊ बरत सखि 
ग्ररसफी । टूटे हार, फाटे चीर, नेननि बहत नीर, पनघट भई भीर सुधि 
न कलस की । नन्ददास ग्र० पृ० ३५२८० 

2 नैन भरि देखों नरदकुमार । 
तादिन तें सब भूलि गई हों, विसरयौ पन पटवार । 

भ्रष्ट छाप परिचय १०७ १० कुम्भनदास 


2 अरब कहा करों मेरी श्राली री प्रंखियन लागई रहत । 
अष्ट० परि० पृ० २५५ पद ४२ 


4 रूप देखि नैननि पलक लागे नहीं । 
गोवर्धन घर अंग-पंग प्रति, जहाँ ही परत रहत तहीं-तहीं । 
कुम्मनदास-काँकरौली पृ० ६५ पद २३२ 
5 जैननि टकटली लागिरही । 


नख-सिख ग्रंग लाल गिरघर के देखत रूप बही । 
श्र० परि० पृ० १०७ | पद १३ कुम्भनदास 


८६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्द्य 


जाती है।' रूप-मदिरा में छककर रूप-सुधा-निधि मनमोहन के रूप-रस को 
नयनों में संचित कर लेना रूप एवं लावण्य की उत्तमता को व्यक्त करता है । 
ऐसे उत्तम रूप सम्पन्न श्रीकृष्ण के अंग-प्रत्यंग की शोभा निरखकर तरुणियाँ 
उसमें अपने को भूल जाती हैं । तरूनि निरखि हरि प्रति अग। कोऊ निरखि 
नख इन्दु भूली कोऊ चरण जुग-रंग ।”* 

(घ) ऐसे रूप का पान करके भी उनका मन तृत्त नहीं होने पाता | भ्रतृत्ति 
के इस भावसे रूप के प्रति गहन ग्रासक्ति की व्यज्जना हो जाती है। श्रीकृष्ण के 
मुख के सौन्दर्य को बार-बार देख कर भी मन अधघा नहीं पाता है। हरि मुख 
निरखि-निरखि न ग्रघात । विरहातुर उठि अ्रपने ग्रह ते आई सब अल 
सात । 5 इस रूप को देखकर कोई भी तृप्त नहीं हो पाता। रूप की 
उत्तमता का यही लक्षण है कि वार-बार देखकर भी मन अतृप्त ही बना 
रहता है । 

कमल मुख देखत कौन अ्रवाई । 

सुनिहि सखी लोचन अलि मेरे , मुदित रहे अररुकाई । 

रूप की सहज भ्रासक्ति के साथ सौन्‍्दयं-प्रसाघनों से युक्त श्रीकृष्ण की 
शोभा मन को आ्राकृष्ट करने वाली हो जाती है । पनघट प्रसंग पर ऐसे भ्रनेक 
प्राकर्षक चित्र श्रंकित किये गये हैं । इन चित्रों में कृष्ण भ्रौर गोपी दोनों के ही 
प्रसाधित सौंन्दर्य का झ्राकपंण व्यक्त किया गया है ।4 इस चित्र में मन की 





2 ग्वालिन कृष्ण दास को अठकी। 
बार-बार पनघट चली प्रावति, सिर जमुना जल मठकी । 
मन-मोहन को रूप सुधानिधि, पीवत प्रेम रस गटकी । 
कृष्णादास घनि धन्य राधिका, लोक-लाज घर पटकी । 
2 सूरसागर (सभा) १२५२।६. 
3 गोविन्दस्वामी ११२॥। पद २४० 
+ (क) जमुना जल भरन गई, देखत जिय सकुच भई, 
पनघट पर देख्यो आजु नन्‍्द की दुलारी । 
सुन्दर स्थाम तन सुदेश नटवर पिय तरुन वेश, 
मलल काछ पीतवसन कनक वर टिपारौ । 
चंदन की खौर और अरगजा अंग-पअंग, फब्यौ 
लकुट लिये कर-कमल लागत गति प्यारौ । 
अष्ट० परि० पद २०५ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य १८७ 


परिवर्तित होती हुई दशा और रूप के प्रभाव का वर्णान है। रूप की यह 
प्रभावोत्पादकता प्रसाधनों से और भी बढ़ जाती है । सहज लावण्य के साथ 
आभूषण, सुगन्धित दब्यों का प्रयोग, सुरुचिपूर्णा नटवर वेश, एवं साज-सजा 
आदि रूपोत्कर्षक तत्वों द्वारा ग्रासक्ति बढ़ जाती है । यह आ्रासक्ति भक्तिकाल में 
दो रूपों में व्यक्त हुई हैः-- 
(१) ब्राश्रय या आलम्वन की एक दूसरे के प्रति आ्रार्सक्ति । 
(२) गोपी भाव से भक्त के मन की आसक्ति। 
राघा-क्रृप्ण या गोपी क्रृष्ण की पारस्परिक आसक्ति एवं मुग्घता का 
सफल चित्र अनेक ऋवियों ने अंक्ति किया है । सूर ने प्रथम मिलल का हृदय- 
ग्राही वर्णान प्रस्तुत किया है | यहाँ राधा और कृष्ण दोनों ग्राश्रय एवं आलम्बन 
बन जाते हैं । श्रीकृष्ण राघा के रूप ठगोरी में उलभकर रह जाते हैं।! दीत 
स्वामी के पद में श्याम सुन्दर की मोहिनी और उनका मुड़कर मुसकाना जादू का 
प्रभाव उत्पन्न करता है: -- 
१. भई भेंट अ्रचानक थाई । 
हों ग्रपने गृह तें चली जमुना, वे उततें चले चारन गाई। 
निरखत रूप ठगोरी लागी, उतको डगर अ्रलि चल्यौ न जाई। 
छीत स्वामी गिरधरन कृपा करि, मो तन चितए मुरि मुसिकाई। 
ग्रष्ट० पदावली २१६ 


(ख) गोकुल की पनिहारी पनिया भरन चली, 
बढ़े-बड़े नैन तामें खुभि रह्यौ कजरा। 
पहिरे कुसुम्मी सारी ग्रंग-अंग छवि भारी, 
गोरी-गोरी वहियन तामें मोतिन को गजरा । 
सख्ि संग लिये जात, हेंसि-हेंसि करत बात, 
तनहू' की सुधि भूली सीस घरे गगरा । 
नन्‍्ददास बलिहारी, बीच मिले गिरघारी, 
नैननि की सैननि में भूलि गई डगरा । 
न० ग्र० पृ० ३५३ /पद ८रे 
7 खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी । 
गये स्थाम रवि-तनया के तट अ्रंग लसति चंदन की खोरी ।**'*“* 
श्रौचक ही देखी तहें राधा नैन विशाल भाल दिये रोरी । 
सूर स्याम देखत ही रीमे नेत-नैंन मिलि परी ठगोरी । सूरसागर 


श्षद मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दय्ये 


छीत स्वामी और सूरदास में मूल ग्रन्तर यह है कि सूरदास में राघा 
आ्रालम्बन और कृष्ण आश्रय बनते हैं परन्तु छीत स्वामी में गोपी आश्रय और 
श्रीकृष्ण ग्रालम्बन हैं । फिर भी दोनों पक्षों की ग्रासक्ति एवं रूप का प्रभाव 
समान स्तर पर एक है । परमानन्द दास ने दोनों को ही आश्रय और आलम्बन 
बना दिया है । उनकी दृष्टि में प्रथम स्नेह बड़ा कठिन होता है। प्रथम दर्शन में 
ही रूप की गहन ग्रासक्ति और सौन्दर्य के समक्ष आ्रात्म-विस्मरण आदि प्रवृत्तियों 
की ग्रभिव्यक्ति हुई है।! इसी आसक्ति के कारण विपरीत व्यापार करके भी 
गोवी को ध्यान नही रहता “देखो री माई कैसी ग्वालिन उलटी रई मथनिया 
बिलोबे ।£ 

आ्राश्रय-आ्लालम्बन॒ की इस रूपासक्ति के अतिरिक्त कवियों ने स्वयं भी 
अपनी ग्रासक्ति की भावना को गोपी-भाव के रूप में व्यक्त की है। ऐसे वर्णनों 
में श्रीकृष्ण को लावण्य-निधि बताते हुए उनके रूप के प्रभाव की व्यज्ञना की 
है । उनके ग्रनूप नख-शिख को वार-वार देखकर भी मन तृप्त नहीं हो पाता ।* 
सकल काम-अ्रद इस रूप से तृप्ति हो भी कैसे सकती है। भक्त भगवान के रूप 
का पान उनकी मूद्गाप्नों से करता है । वह युगल-छवि का पान पावस ऋतु में 
करने की प्राकांक्षा व्यक्त करता है-/भीजत कब देखों इन नैंना। दुलहिन जू की 
सुरंग चूनरी, मोहन को उपरेना । स्यामा-स्थाम कदम्व तर ठाढे, जतन कियौ 
कछ, मैं ना । कुम्भन दास प्रभु गोवर्धन घर, जुरि ग्राई जल सैना ।” इस पद में 
भक्त की भगवान के प्रति आसक्ति के साथ कलात्मक सौन्दर्य भी वर्तमान है । 
'गोवर्धन-घर' द्वारा पौराणिक सोन्दय, वस्त्रादि के कथन से प्रसाधनगत सौन्दर्य 
औ्रौर रंग वैभव का कथन भी हो सका है । रूप के इस निधि को देखने के लिये 
गोपियाँ अपनी प्नन्तदंशा को व्यक्त कर देती है। वे प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य 
माध्यम से भी श्रीकृष्ण की शोभा देख लेती है। इससे सामाजिक मान्यता एवं 
नियमों के पालन से मर्यादा की रक्षा भी हो जाती है। 





। प्रथम स्नेह कठिन मेरो भाई। 
दृष्टि परी वृषभानु नंदिनी, भ्ररुके नैन निरवारे न जाई । 
चारो नैन मिले जब सनमुख, नन्दनन्दन को रुचि उपजाई। 
परमानन्द दास उहि नागरि, नागर सों मनसा अरुभाई । 


& अष्ट० परि० २५५ पद ४२ 


» कमल मुख देखत त्रिपतीन होई। 
इह सुख कहा सुहागिन जाने, रही निसा भरि सोई । परमानन्द दास 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य १८६ 


रूपाशक्ति में तन्‍्मय होकर गोपियां मर्यादा की रक्षा करने के हेतु बहाने 
से श्रीकृष्ण को देखती हैं । स्पष्टत: श्रीकृष्ण की ग्रोर निनिमेष हष्टि से देखने 
पर लोक वन्वन का कड़ा नियन्त्रण रहता है। इससे हप्टि वचाकर रूप का पान 
श्रासक्ति का ही सूचक है । श्रीकृष्णा दास की गोपी के नेत्रों में श्रीकृष्ण की छवि 
छा जाती है । उसे सर्वत्र उनकी माधुरी म्रति ही दीख पड़ती है।! कौन उस 
रूप को देखकर गश्रघा सकता है । कमल मुख को देखकर लोचन अलि उसी में 
उलभ जाते हैं। “कमल मुख देखत कोन श्रघाई । सुनिहि सखी लोचन ग्रलि 
भेरे, मुदित रहे अरुकाई ।” नेत्र कृष्ण की मडुरिमा में चिपक जाते हैं । गोपी 
बिना देखे रह ही नहीं पाती है । रूप-लावण्य में ग्रासक्त उसका मन घर जाते 
हुए शरीर का साथ नहीं देना चाहता, नेत्र अ्रनियन्त्रित हो जाते हैं। वह मुड़- 
मुड़कर देख लेती है। नारी-सुलभ लजा, संकोच, ग्रासक्ति, दर्शनोत्कण्ठा ग्रादि 
अनेक भाव एक साथ उदित हो जाते हैं। देखने के लिये वहाना दू ड़ने का माध्यम 
भी मिल जाता है । ग्राँचल को वार-वार गिराने और समेटने में समय और 
श्रवसर दोनों ही मिल जाते हैं, रूप दर्शन के लिये इन ग्रनुभावों या चेश्ाओं द्वारा 
श्रान्तरिक भावों की सफल अभिव्यक्ति के साथ सौन्दर्य की उत्तमता का संकेत 
भी मिलता है। एक पग आगे बढ़ना, पुनः झूकता, मुडकर शोभा को देखने लग 
जाने भ्रादि चेष्टाओ्रों में रूप की प्रातेशयता और लावण्य की झ्राकर्पंकता इन दोनों 
की पुष्टि हो जाती है।* 

चत्रभुज दास की रूप पिपासा भी इसी प्रकार की है। कृष्ण का रूप 
देखे बिना पल युग के समान बीतता है | “नैननि ऐसी ए वान परी । बिनु देखे 
गिरघरन लाल मुख जुगभर गनत घरी ।”* उस अ्रपार शोभा के सिन्धु श्रीकृष्ण 


नैना मेरे निरखि छवि भूले । 
छवि छाई चंचल हगनि में, मतवारे भये भूले । 
जित देखाँ तित माधुरी मूरति, कालिदी के कूले । 
क्ृष्णादास की जीवनी प्यारी, सदा रहों दिन दूले । 
संगीत भ्रष्टछाप से संगीत कार्यालय-हाथरस 

2 चली जाति उत गेह को, मुरि-मुरि देखति इत । 
कवहू के इहि मिस ठाढ़ी हूँ, लावल्याहि सुधारति, 
कवहू श्रौढ़ति श्रांचह वनाई ढिग जित-तित ।*/” 
कृष्णदास प्रभु के रूप गुन मन अश्ररुभूयो, 
तातै सुरक्ति न सकति, सकति श्रकति हित । 

8 संगीत-श्रष्टाप से । 


१६० मध्यक्रालीन हिन्दी करण-कास्य में रूप-सौन्दर्य 


को देखकर तन मन सभी कुछ आ्रातुर हो जाता है ।? रूप का ग्राकर्पण व उसे 
देखने की उत्सुकता से मन का मन्‍्थन होने लगता है। वह किसी प्रकार श्रीकृष्ण 
के रूप लावण्य को देखती ही रहना चाहती है । इसके लिये अपनी मण्णि माला 
को तोड़ कर आंगन में बिखरा देती है और उसे वीनने के वहाने कृष्णा के रूप 
का पान करती है:-- 
मणशि-माला आँगन मैं ले-ले तोरि डारि बगरावे। 
बीनन मिस मोहन ग्रवलोकत, यों ही पहर विताव । “चत्रभुज दास 
ग्रनुभावों के इन चित्रणों में मुग्घा-नायिका की सरल चेष्टाग्नों के सौन्दर्य 
की अभिव्यक्ति और ग्ालम्बन के रूप का आधिक्य व्यक्षित है। सामाजिक 
मर्यादा से ईषद्‌ ज्ञान युक्त होकर गोपन की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाना 
भ्रालम्बन के रूप-लावण्य की ग्रासक्ति की स्वीकृति ही है इससे मनोगत भावों की 
अभिव्यक्ति के साथ ही चेष्टागत सौन्दययं का अप्रतिभ रूप दीख पड़ता है। इन 
क्रियाग्रों द्वारा ग्रालम्वन के रूप ग्जौर लावण्य की ग्रनन्तता, श्रसीमता श्रौर हृदया- 
वर्जकता का बोच होता है | यह बोध ही ग्रनुभवों की आघार शिला पर रस का 
उद्रे क करते हुए उसे भावना जगत्‌ की वस्तु बना देता है। कवि की महत्ता भी 
इसी में है कि वह प्रनुभूति के धरातल पर भावों की तनन्‍्मयता में भ्रपनी सुधि- 
बुधि भूल जाय । भक्त कवियों में इस गुण की प्रवलता के कारण ही उनके 
आ्आालम्बन का रूप-लावण्य इस जगत्‌ की वस्तुओ्रों के समान ग्राह्म होते हुए भी 
अपनी अ्नन्तता और असीमता में लोकोत्तर एवं दिव्य है और यही उनके 
वर्णान की सफलता है। इन गुणों के साथ शारीरिक सुकुमाता से व्यक्ति की 
महत्ता और अ्रधिक बढ़ जातो है । 


सुकुमारता- सिद्धान्त- निरूपणा करते हुए यह बताया जा छुका है 
कि विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों का श्रपने विषयों से प्रनुकूल, सुखद और प्रिय सम्पर्क 
स्थापित होने पर उत्पन्न होने वाली अनुभूतियाँ कोमल और प्रानन्दप्रद प्रतीत 
होती हैं । यह अनुभूति जितनी प्रिय होगी, उस विषय में उतनी ही कोमलता 
का श्रनुभव होगा। विभिन्न इन्द्रियों के विषय रूप, रस, स्पर्श, श्रवण भौर 
प्राण हैं । इनमें शारीरिक कोमलता का अनुभव रूप एवं स्पर्श से होता है । 
स्पाशिक सुख से रूप का आकपषंण बढ़ता है।शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 


3 सुन्दर स्याम कमल दल-लौचन, सोभा सिन्धु अपार । 
ता तिन तें आतुर भये भगतन चितवत बारम्बार। 
संगीत अ्रष्टजाप-चत्रभुज दास । 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य १६१ 


गुणों में सौकुमार्य की गणाना होती है | यह झ्रालम्बन में स्थित उसके रूप का 
उत्कवंक गुरा है। सुकृमारता नारी शरीर की एक ग्राकर्षक विशेषता है। 
यही कारण है कि कलावादी, नायिका-भेद लिखने वाले कवियों ने सोकुमार्यादि 
का विशेष वर्णान किया है । 

इस सुकुमारता का उद्भव दो कारणों से होता है। प्रथम श्रभिजात 
कुल में उत्पन्न होने के कारणा स्वाभाविक सुकुमारता और द्वितीय अनुलेपनादि 
सीन्दयं प्रसाधनों से प्राप्त की जाने वाली सुकुमारता । यह सुकुमारता शरीर 
का एक गुण है जिसमें कोमल वस्तुओं का स्पर्श भी असहनीय माना जाता 
है ।! इस असहनीयता में स्पाशिक सुख की अनुभूति सुखद होती है । यदि यही 
ग्नुभूति दुःखद हो जाय तो स्पर्श का सुख न रह जायगा ग्धितु कठोरता का 
अनुभव होगा । इसी कारण सुन्दर व्यक्तित्व की कल्वना में नायक-नायिका या 
श्राराष्य और झाराध्या की मृदूता का वर्णान किया जाता रहा है। भक्तिकालीन 
कवियों की श्रात्मलीनता अपने ग्रालम्बन के वर्णन में इस प्रकार की कलात्मक 
प्रभिव्यक्ति करने की ग्रोर उन्मुख न हो सकी । फिर भी कहीं-कहीं ऐसा वर्णन 
मिल जाता है । 

भक्त कवियों में ध्र्‌वदास की राघा का सौकुमार्य उच्च कोटिक है । 
वह केवल कोमल वस्तुओं के मूर्त रूप को ही सहन नहीं कर पाती है, श्रपितु 
प्रमृतं का भार भी उसके लिये भ्रसहनीय हो जाता है यही कारण है। कि प्रिय 
के निरखने से उस पर पड़ने वाले हष्टि के भार को सहन करने में भी वह 
अ्रपने को श्रसमर्थ पाती है । “डीठिहुँ को भार जनि देखत न डीठि भरि, ऐसी 
सुकुमारी नैन प्रान हुँ ते प्यारी है ।”? इस उदाहरण में व््तु को स्थूलता का 
भार न होते हुए भी सूक्ष्मतत्वों द्वारा भार की अ्रसहनीयता का वर्णान करके 
शारीरिक मृदुता की व्यज्जना की गई है। ध्र्‌वदास ने अ्रपने भ्रन्य ग्रन्थ 
“मनि-श्ज्जार' में राधा के सौकुमायं का वर्णन करके उसके रूप की श्रतिशयता 
की व्यञ्ञना की है। “रस-हीरावली' में यही भाव व्यक्त किया गया है। छवि 
भी 'कुवरि' की सुकुमारता को छूने में संकोच करती है।* इनमें व्यज्जना 
की कलात्मकता होते हुए भी ऊहात्मक वर्णन है। इस वर्णन की यथार्थता 
१ आर्दवं कोमलस्यापि संस्पर्शासहतोच्यते । 

उज्ज्वल नीलमणि-उद्दीपन प्रकरण. ३५ । निर्णय सागर सन्‌ १६३२ 
£ शज़ार सत-छंद ४७ ध्रूवदास। 
3 छुव न सकत श्रंग मृदुताई । श्रति सुकुमार कुवरि तन माई । 
रस-हीरावली छंद ६४ ध्रुव॒दास । 


१६२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


वास्तविक जगत्‌ में नहीं देखी जाती है । यह कल्पना जगव्‌ की वस्तु है फिर 
भी इससे मृदुता-युक्त सौन्दर्य की ग्रतिणयता का बोध होता है | इस दृष्टि से 
कवि की सफलता ग्रसन्दिग्व है । 

सुकुमारता का वर्णन व्यक्ञना की इस प्रणाली के अ्रतिरिक्त अभिषा 
के स्वशब्द कथन द्वारा भी किया गया है। हरिराम व्यास ने कहा है कि राबा 
के सभी ग्रंग कोमल है, ? परन्तु उनके इस कथन में किसी प्रकार का कोई 
बिम्ब उपस्थित नहीं होता । ग्रतः यह केवल शुष्क वर्णन मात्र ही रह जाता है। 
इसमें काव्यगत वक्रोक्ति का पूर्णतः भ्रभाव है ऐसे वर्णानों द्वारा कवि के मन 
की तृप्ति भने ही हो जाय, परन्तु इससे वास्तविक सोन्‍्दयं व्यक्षित नहीं होता 
है । श्रतः कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन साहित्य में सुकुमारता की 
व्यक्षना कम हुई है, फिर भी जितना है, वह अपने श्राप में पूर्णो है। इसकी 
गणाना भी रूप-लावण्यादि के समान सूक्ष्म गुणों में होती है। इन सूक्ष्म गुणों 
के अतिरिक्त स्थूल गुणों द्वारा भी शारीरिक सौन्दयं की वृद्धि होती है । 

स्थूल-तत्व-- सौन्दर्य के विधायक उपकरणों में भात्मगत और बाह्य- 
तत्वों की चचा पिछले भ्रध्याय में की जा चुकी है। वहाँ बताया गया है कि 
प्रात्मगत उपकरणों के प्रस्तगंत ग्राश्रय-प्रालम्बन के गुणों भौर चेप्टाओं की 
गराना होती है तथा बाह्य उपकरणों में प्रलंकृत (वाह्य-प्रसाधन) भोर तटस्थ 
वस्तुप्रों का सहयोग रहता है। आत्म-गत गुण के दो भेद स्थूल भ्रौर सूक्ष्म 
बताये गये हैं। सूक्ष्म गुणों में रूप, लावण्य, छवि, शोभा, कान्ति, दीधि 
प्रादि भ्रनेक गुणों की चर्चा हो चुकी है। इन सभी गुों में अमूर्त तत्वों की 
महत्ता रहती है । इससे ये गुण झ्राकार में रहकर भी भाकार से भिन्न प्रस्तित्व 
रखते हैं । प्राकार के अ्वलम्बन के विना इनका भ्रस्तित्व सम्भव नहीं । 
इसीसे इनकी गराना आ्रात्मगत सूक्ष्म गुणों के भ्रन्तगंत की गई है। 

स्थूल गुणों में श्रावर की महत्ता रहती है। विभिन्न पृंगों के समु- 
चित विन्यास से उत्पन्न होने वाले सौन्दर्य की चर्चा इसके भ्रन्तगंत की जाती 
है । भ्रंगों की बनाबट, उनके समानुपात आदि से शारीरिक क्‍झ्राकषंक बढ़ जाता 
है । यही प्राकपंक सर्वाज्भू के समष्टिगत सौन्दर्य को बढ़ाने में सहायक होता 
है । इसी से प्रंग-प्रत्यंग वर्णन की परम्परा साहित्य में सदा से रही है ।इसे नख 
शिख-वर्णान के नाम से जाना जाता है । 

नख-णिख में पैर के नव से भ्रारम्भ करके शिख तक के सभी श्रंगों 
के वर्णान की परम्परा रही है। वीयं-विक्षोभन शक्ति से सम्पन्न काम सहायक 


7 सब अंग कोमल उरज कठोर-व्यास पृ० रे८२ 


भेक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य १६३ 


अंगों का वर्णन अ्रपेक्षाकृत विशेष तन्मयता के साथ क्रिया गया है। इसी से 
स्तन, नितम्व, उरु-युगल आदि अंगों के वर्णन में कवियों ने अपनी प्रतिभा 
श्रौर कल्पना का पूर्णा उपयोग किया है । यही कारण है कि इन अंगों का 
उन्मादक चित्र स्थान-स्थान पर ग्रनेक श्टज्ञारिक प्रसंगों पर प्रस्तुत किया 
गया है । यहां भक्तिकाल के पूर्व नख-शिख की संक्षिप्त परम्परा देते हुए इस 
काल के नख-शिख का संक्षिप्त विश्लेपण प्रस्तुत किया जायगा । 

नख-शिख की पूर्व-परम्पर।--नारी-प्टज्ञार का वर्णान अपनी प्राचीनता 
के लिये प्रसिद्ध है । आरम्भ से ही कलाकार नारी के अंगों को आकर्षक रूप 
में प्रस्तुत करता रहा है। धामिक झ्लौर लौकिक दोनों प्रकार के साहित्यों में 
ऐसी प्रवृत्ति दीख पड़ती है । वेद और शतपथ ब्राह्मण 3 में भ्रंगों का वर्णन है 
रामायण प्रसाधन सामग्रियों की चर्चा करता है | 'महाभारत' में नारी-अंगों का 
सूक्ष्म विश्लेपगा प्राप्त होता है । उर्वशी के सौन्दर्य का मोहक वर्णान 'महा- 
भारत! में है । वहाँ भृकुटी, कटाक्ष, कान्ति, स्तनों की पुष्टता, त्रिवली, क्षीण- 
क्रटि आ्रादि का वर्शान है। ग्राभूषणों में मेखला झादि का वर्णान और वस्त्रों के 
आ्राकर्षणा की अ्रभिव्यक्ति है । 

संस्कृत कवियों और नाटककारों में सभी ने नारी-सौन्दर्य की अभि- 
व्यक्ति अंग-प्रत्यंगय के आबार पर की है। भास, अश्रश्वघोष, हर्ष, भवभूति, 
कालिदास भरत हरि आदि ने नख-शिख परम्परा को प्रसंगत: वल दिया। इनकी 
हृष्टि स्थूलता की इयत्ता तक ही सीमित न रहकर नायिका के विभिन्न श्रंगों की 
सूक्ष्म और श्राकर्षक चेप्टाशों तक ग्रागे बढ़ी । इसीसे नेत्रों के चांचल्य, 
पग-गति, मुस्व्ात, भूकुटि-भंगिमा आ्रादि का सजीव रूप-चित्र प्रस्तुत किया 
गया । ग्रपश्रश कात्यों के जैन कवि भी रमणी रूप-सोन्दर्य के समक्ष मुग्ध 
होकर प्रंग-प्रत्यंग के विश्लेपरा में प्रवृत्त हो गये । 

संस्क्रृत के इस पृष्ठभूमि के साथ हिन्दी का वीरगाथा-कालीन साहित्य 
भी नारी के श्यज्भार-परक रूप-सौन्दर्य की ओ्ोर श्रधिक प्रवृत्त हुआ । सभी 
“रासो' ग्रन्थों के मूल में नारी का रूप-सौन्दर्य ही कार्य करता रहा । वहाँ पर 
नख-शिख की क्षीण होती हुई परम्परा का पुनः सृत्रपात हो गया । भक्ति- 
कालीन साहित्य के सूफी शाखा के कवियों के काव्य का आ्राधार नायिका का 
नख-शिख वर्णान रहा है । उसकी कथावस्तु की गति का मूल कारण नायिका 
का सौन्दर्य-चित्रणा ही है। सभी सूफी कवियों ने रूव-चित्रण में नख-शिख का 





2 शतपथ ब्राह्मण १/३/५/१६ 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


वर्शान किया है | सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति के प्रति समान रुचि दीख पड़ती है। 
सुन्दरतम उपमानों के संचय से यह कार्य सम्पन्न किया गया है। इस नख-शिख 
में भौतिक रूप-सोन्दर्य के साथ आध्यात्मिक संकेत भी मिल जाता है। 


ज्ञान की शुष्क प्रधानता वाले हिन्दी काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के 
कवियों की हष्टि से भी नख-शिख का वर्णन उपेक्षित नहीं रहा । प्रियतम की 
सौन्दयं कल्पना संत-साहित्य में आकर्पफ वन पड़ी है । भगवान के रूप का तेड- 
पुश्न भक्तों को ग्राकपित करता है। विभिन्न अंगों का उतना वर्णन नहीं है, 
जितना उस रूप से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का चित्रण है। नख-शिख की 
महत्ता संत कवियों की हृष्टि में पहले के काव्यों में वशित नख-शिख के समान 
नहीं थी । उसका भोग-परक वर्णान न होकर वैराग्यपरक वर्णन किया गया है । 
वस्तु की स्थिति होते हुए भी वर्णन में हप्टिकोण का स्पष्ट अन्तर था । फिर 
भी अंग वर्णान की परिपादी का पूर्ण लोप नहीं हो सका और इसकी क्षीण 
पड़ती हुई घारा को पुनः प्रवाहित करने के लिये भक्तिकालीन कवियों की 
सगुरा चेतना अग्रसर हुई । 


मर्यादावादी राम-भक्ति साहित्य का दाम्पत्य-रति रूप-वर्शान के लिये 
नख-शिख की अपेक्षा करने लगा । भक्त तुलसी का रूप-वर्णान से सम्बन्धित 
नख-शिख अपनी प्राचीन मान्यताग्रों का नवीन रूप में पुनरुद्धार है। रामचरित 
मानस में बनुष यज्ञ के प्रसंग पर पुरुष रूप-वर्न में श्रीराम के नख-शिख का 
आ्राकषंक वर्णान है | इस वर्णन में पुरुष के पौरुष औ्रौर वीरत्व के साथ सौन्दर्य 
का वर्णन है ।! सीता के नख-शिख वर्णान के अनेक स्थल है । वियोग के भ्रव- 
सर पर तो उपमानों का संग्रह प्रस्तुत कर दिया गया है। कहीं-कहीं राम का 
सौन्दय वर्णान ऐहिक न होकर भ्राध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे स्थलों पर वर्णित 
रूप 'उदात्त' की परिधि में झा जाता है ।? इन वर्णानों में सौन्दर्य का ऐसा 
महान्‌ स्वरूप दीख पड़ता है कि इसकी कल्पना द्वारा ही अ्रपनी लघुता का ज्ञान 
होने लग जाता है। आलम्बन के विशाल श्रौर श्रलौकिक सौन्दर्य के समक्ष 
लघुता का बोध उस आलम्बन के वर्णन को उदात्त कोटि में ले जाता है। 
भक्त कवियों की इन पृष्ठ भूमियों पर ही कृप्ण-भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । इसके 
पूर्व सौन्दर्य का खण्ड चित्र शताब्दियों से वन का विषय बनता चला झा रहा 
था । श्रनुकूल पृष्ठभूमि से इन कवियों को भ्रपने लिए एक सम्बल प्राप्त हो गया 


2 रामचरित मानस बालकाण्ड । 
2 रामचरित मानस लंकाकाण्ड | 


भक्ति-काल में रूप-सोन्दर्य १६५ 


और उन्होंने श्रीकृष्ण के रूप की एक ऐसी अछूती कल्पना की कि उनका 
आ्राराध्य सौन्दर्य की अन्तिम सीमा हो गया । भक्ति की वल्गा ने उनकी कल्पना 
तुरंगिनी को नख-शिख की श्रश्लीलता तक पहुँचने की छूट नहीं दी । इससे 
रूप-वर्णान की मर्यादा श्रनियन्त्रित नहीं होते पाई । जहां कहीं ग्रंगों का सांगो- 
पांग वर्णन अ्रभीप्ट था, वहां कवि रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग द्वारा मर्यादा की 
रक्षा करते हुए सीन्दर्य का श्रनिद्य रूप प्रस्तुत करने में विचार-संशय में नहीं 
पड़ा और श्रालम्बन का ऐसा रूप चित्र प्रस्तुत किया, जिसके सोन्दर्य की समता 
ग्रन्य किसी काल से साहित्य में उपलब्ब नहीं होती । यह्‌ रूप-चित्र नख-शिख 
का ग्राघार लेकर प्रस्तुत हुमा है । 


नख-शिख वर्णन के मूल में कवि की सौन्दर्य चेतना कार्य करती है। 
कवि किसी पात्र के रूप से प्रभावित होकर अपने मनोगत भाव को वाणी देना 
चाहता है । वाणी देने के इसी प्रयास में वह अपने आलम्बन को अधिकाधिक 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करता है । इसके लिये उसे काव्य-परम्परा की एक विशेष 
शैली का ग्रालम्वन लेना पड़ता है। वह इसी आधार पर झालम्बन के रूप और 
ब्राकार की विशेषताग्रों का वर्णन करता है । यह वर्णन ही नख-शिख के नाम 
से प्रचलित है । 
नख-शिख के इस वर्णन में उसकी कवि हृष्टि और काल्पनिक सचेत- 
नता स्देव जागरूक रहती है। वह शरीर के विभिन्‍न अंगों को व्यं-विषय 
बनाकर अप्रस्तुत योजना द्वारा अपने मन की सौन्दर्य विषयक चेतना की प्नभि- 
व्यक्ति करता है। यह ग्रभिव्यक्ति तीन प्रकार से होती है (१) परम्परा पाल- 
नार्थ नख-शिख का उगगानों के माध्यम से वस्तु-परिगणन प्रणाली पर वर्णात 
(२) चमत्कारिक वर्णान में रूपकातिशयोक्ति या दृष्टिकूट वाली शैली श्रपनाई 
गई है । इसमें भाव-प्रवणता न होकर बौद्धिक चमत्कार का प्रदर्शन होता है । 
इससे इसमें सौन्दर्य का रूप-चित्र उपस्थित नहीं होता, श्रपितु रूप का शुप्क 
कथन मात्र ही रह जाता है (३) रूप का भाव-अ्वरा विम्बात्मक चित्र मन में 
श्राकर्पण और प्रियता के भाव को जाग्रत करता है । ऐसे वर्ण नों द्वारा श्राल- 
म्वन के रूप एवं व्यक्तित्व में निखार श्रा जाता है । वह दर्शक के हृदय एवं 
मन को अ्रपनी श्रोर खींच लेने में समर्थ हो जाता है। प्रायः रूप का यही 
वर्णा न मन में “रति” का संचार करने में समर्थ होता है । इसीसे रस-सिद्ध कवि 
के वर्शान का कुकाव इसी शोर अ्रपेक्षाकृत अ्रधिक रहता है । इन तीनों प्रणा- 
लियों का ग्राधार लेकर कवियों ने श्रपनी मानसिक सौन्दर्य चेतना की भ्रभि- 
श्यक्ति दो ढंग से की है-- 


७ 
व 
र 


मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


(१) अंग-प्रत्यंग का व्यप्टिगत वर्ण न-इस वर्णान के अन्तर्गत प्रत्येक 
अ्रंग की स्वतः संभवी छबि और आ्राभूषणों के माध्यम से बढ़ जाने वाली छवि 
का वरण न होता है परन्तु नख-शिख का सामान्य अर्थ विभिन्‍न अंगों के रूप, 
ग्राकार विस्तार आदि का वर्ण न करना माना जाता है। 

(३) सर्वाज् का समप्टिगत रूप-इसमें किसी अंग विशेष का व्यक्तिगत 
कथन न होकर पूरे अंग का सामूहिक वर्णन होता है| ऐसा वर्णान प्राय: अंगों 
के झ्राकार विस्तार ग्रादि का नहीं होता, अपितु अंगों में वर्तमान शोभा का 
होता है। शोभा की इस अभिव्यक्ति में शारीरिक सूक्ष्म सौन्दर्य विधायक 
तत्वों की चर्चा की जाती है। आकार में वर्तमान रहकर आकार से भिन्‍न 
इनकी प्रलग सत्ता नहों रहती है। इससे अमूर्त तत्वों में इनकी गणना की 
जाती है। शरीर के सर्वाज्भ वर्णन में ये तत्व लावण्य, छवि आदि के रूप में 
स्पष्ट होते हैं । सात्विक भावों को भी सौन्दर्य-विधायक गुणों में माना जा 
सकता है, क्योंकि इनका उद्भव यौवन में सत्व से होता है श्र इनसे मुखादि 
में एक चमक ग्रा जाती है । इससे नायक ग्रथवा नायिका का सोन्दर्य तो बढ़ता 
ही है, आ्राश्रय के मन में ऐसे सौन्दर्य को निरखने में पूर्ण आत्म-तृष्ति का अनु- 
भव भी होता है। 

सर्वाज्ज के सौन्दर्य कथन में कवियों का भाव प्रवण भक्त हृदय सर्देव 
स्पष्ट होता रहा है। इन कवियों ने मन की भावनाओं को अपने आराध्य के 
स्वरूप कथन में व्यक्त किया है। इससे उनका आ्राराध्य 'रूप की राशि! 
लावण्य का सदन', 'रूप-निधि' छवि को तरंगित करने वाला श्रौर आश्रय 


को पूरा तः प्रभावित करने वाला बन जाता है ।! ऐसे रूप-राशि के समक्ष 
० -+-+-3---+++-+++- 


2 () राधे तू' रूप की राशि । 
मदन मृग, हेंसि सुबस कीन्‍्हों रची भौंहनि पासि, 
हँसन दामिनि, दसन बीज पंगति, मधुर ईषदू हास । 
नन्‍्द नन्दन रसिक रिभवत, सुरत रंग-विलास । 
कष्णदास पद ४० विद्या-विभाग कांकरौली, 
(४) तेरे रूप सम और नहीं खेंचो हठि रेखी । 
प्रंग-अंग लावष्य सदन सख्ि, भ्रझ विलास त्रिभुवन श्री सेखी । 
तादिन ते कछु और विमल छवि, जादिन ते गिरघर पिय देखी । 
कृष्णदास । 
(४) कृष्णदास स्वामिनी रूप निधि, 
गिरघर पिय लिये जीति भौंह छद । पद ४६ कृष्णदास 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य १६७ 


सौन्दर्य का देवता कामदेव भी मन में लज्जित हो जाता है । ञ्रतः राधा और 
कृष्ण दोनों में ही सौन्दर्य अपनी सीमा पा लेता है।इस अवरां नीय सीन्‍्दय॑ 
में स्वाभाविकता और उसकी गरिमा बनी रहती है। अ्ंग-अंग की सहज माधुरी 
झौर वदनारविन्द की शोभा का वर्णा न नहीं हो पाता है ।? राधा अपने सहज 
शज्भार एवं भूकुटि भंगिमा से मदन को भी जीत लेती है ।* श्र्‌वदास के 
वर्णा न में रूप की सीमा और छवि की नवीनता के संयुक्त प्रभाव से भी मन 
तृप्त नहीं होता है और कामदेव माधुरी छवि तरंग को देखकर लज्जित हो 
जाता है ।१ इन सभी वर्णानों की शज्बार परक भावना के कारण इस रूप 
चित्र में पूर्णा उल्लास एवं आनन्द दीख पड़ता है। 

सर्वाज्ञ वर्णा न में अंगों की इस सूक्ष्मता के साथ उसके स्थूल गुणों का 
भी वर्णा न हुआ है | यह वर्ण न दो प्रकार से किया गया दीख बड़ता है। (१) 
रूपकातिशयोक्ति द्वारा (२) वस्तु-परिगणान प्रणाली द्वारा । 


(ए) छवि-तरंग ग्रगनित सरिता ज्यों, 
जलनिधि लोचन तृपति न माति । पद १५६ ऋृष्णदास 
(९) प्रंग-प्ंग की छवि कहति न आव॑, 
मनसिज मनहिं लजानों । पद ५६ ॥ - २२ 
(४४) कहा कहो मोहन मुख शोभा । हि 2 १७ 
कहि न जाय मुख परी ठगोरी, 4 (९७ 
रूप देखि मेरा मन लोभा । पद १८३॥ 
२ देखौ माई सुन्दरता को सींवा । 
ब्रज नव तरुनि कदम्ब नागरी, निरस्त करति ग्रथ ग्रीवां । हिंत-चोराती 
2 हित चौरासी पद ६७ 
3. कोटि-कोटि रसना जो रोम-रोम प्रति होइ, 
प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह्मौ जात है । 
अ्रतिहि भ्रगाघ सिन्धु पार नहिं पावे कोई, 
थोड़ी बुद्धि सीप माँहि कंसे के समात है । 
छिन-छिन नई-नई माधुरी तरंग रंग, 
देखे नख-चन्द्रिकन चन्द्र हूं लजात है। 
हिंत ध्रुव अंग-अ्रंग वरसत रस-स्वाति, 
नैना पिये चातक तौ कहूं न अ्रधात है । 


१६८ मध्यकालौन हिन्दी कृष्णं-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


रूपकातिशयोक्ति में उपमेय का उपमान में ग्रष्यवसान हो जाता है। 
ऐसे वर्णन में उपमान के प्रयोगों द्वारा ही उपमेय का संकेत मिल जाता है। 
इस प्रणाली में रूप के वर्णन से दो उद्दं श्यों की सिद्धि होती है। प्रथम रूप 
शरीर के विभिन्न अंगों की मुन्दरता का स्थूल ग्राकार या गुण-परक ज्ञान होता 
है श्र द्वितीय इस स्थूलता में भी अश्लीलत्व नहीं ञ्रा पाता है । इससे सामा- 
जिक मर्यादा की रक्षा भी हो जाती है तथा भक्त और भगवान के बीच सीमा 
का उल्लंघन भी नहीं होने पाता । 

रूपकातिशयोक्ति का यह वर्णान भक्त कवियों द्वारा तीन प्रसंगों पर किया 
गया है (१) दान-प्रसंग पर (२) मान प्रसंग पर दूती के कथन में . (३) 
रूप-वर्शान के अवसर पर नायका द्वारा नायिका का सौन्दर्य-चित्रण । इन तीनों 
ही प्रसंगों पर सर्वाज्भ-वर्णंन की रुचि रही है। 

दान-प्रसंग पर एक बार अभिषेय रूप में अपने मनोगत भाव को स्पष्ट 
करके पुनः रूपकातिशयोक्ति द्वारा अंग-वर्णांन किया गया है: -- 

१. जोबन दान लेहुँगो तुम सों । 

जाके बल तुम बदत न काहुहि, कहा दुरावति हमयों । 
कंचन-कलस महारस भारे, हमहू नेक चखावहु। 
सूर सुनहु करि भार मरति कत हमहिं न मोल दिखावहु । 

इस उद्धरण में “कंचन-क्लस” द्वारा स्तनों का संकेत किया है, जो 
प्रभिघेय रूप से स्पष्ट नहीं है, श्रपितु इस प्रयोग से स्तनों की व्यज्जना 
होती है । 

(२) राधा द्वारा मान किये जाने पर दूती के कथन में अंगों का झाक- 
षंक वर्णान हुआ है। उपमानों द्वारा उपमेय रूप राघा के विभिन्न पंगों के 
सोन्दर्य की व्यज्ञना करके श्रीकृष्ण के मन में राघा के प्रति अनुराग उत्पन्न करने 
की चेष्टा की जाती है तथा सौन्दर्य के ग्राकषंण द्वारा दोनों के मन में मिलने 
की एक भूमिका तैयार कर दी जाती है।* 

(३) नायक या सखी द्वारा राघा के रूप-वर्णशान पर भी यही प्रकृति 
लक्षित होती है। इस अवसर पर राधा के उपमानों की ग्रवहेलना करके उन 


१ अदभुत एक अनुपम बाग । 
जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर, सर पर गिरवर गिरि पर फूले कंज पराग । 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग। 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्‍लव, तापर शुक पिक मृगमद काग । 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दय्य १६६ 


उपमानों के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न उपमेय या प्रस्तुत की व्यक्षना की 

गई है ।! व्यासजी ने भी इस प्रकार की पद्धति का अनुरण किया है:-- 
(क) चन्द्र त्रिम्व पर वारिज फ़ूले । 

तापर फनि के सिर पर मनि गन, तर मधुकर मधु-मंद मिलि $ूले । 

तहाँ मीन कच्छुप सुक खेलत, वसिहि देखि न भये विकूले । 

विद्रम दार॒यौ मैं पिक बोलत, केसर नख-पद नारि गरूले। 

व्यास-वाणी पद ७० 

व्यास के इस कथन में सहजता, ग्रकृत्रिमता आदि पर विशेष बल दिया 

है । सूर के शब्दों में 'लहज रूप की रासि' राधिका के तन पर भूषण अधिक 

शोभित हो रहा है। ऐसे राधा के रूपांकन में किसी प्रकार की वर्णन पद्धति 

अपनाई जाय, उस सौन्दर्य में कोई व्यववान नहीं पड़ने पाता । 

(ख) अतिशयोक्ति मूलक उपयुक्त रूप-चित्र के अतिरिक्त सर्वाद्ध का 
चित्र प्रस्तुत करने के लिये कवियों ने वस्तु-परिगणन प्रणाली में नख-शिख का 
वर्णन किया है। ऐसा वर्णन विशेषतः दरबारी कवियों द्वारा किया गया है । 
यहाँ पर केव्रल एक उदाहरणा दिया जायगा । 

केस पर शेप हग चलन पर खंजरी, भौंह पर घनुप धरि सुरति सारों। 
दसन १२ दामिती कण्ठ पर कोकिला, अधर पर बिम्व रहि-रहि सम्हारों। 
जंप्र पर कदली कटि छीन पर केहरी, कुचन पर मेघ महामंड हारों। 
ज्योति पर ज्योति छवि अंग पर गंग श्री राधिका नखन पर चन्द्र वारों। 
(अ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि पृ० १७६) 
इस वर्णन में परम्परा पालन का प्राग्रह अधिक होने से उपमानों का 
आ्राधार लेकर उपगेयों के गुणों का संकेत किया गया है। ऐसे वर्णानों में बिम्वा- 
त्मक चित्र का अ्रभाव होने के कारण भाव-प्रवणता नहीं श्रा पाती है। इसे 
उपमेय और उपमान का संग्रह कहना श्रथिक उपयुक्त कहा जा सकता है। यही 





3 राघा तेरे रूप की अ्रधिकाइ । 
शशि उर घटत, हेम पावक परि, चम्पक कुसुम रहे कुम्हिलाइ। 
इभ लूटत, श्ररु श्ररुत पंक भये, विधिना श्रान बनाइ । 
क॒द्र,ज़ बेठि पाताल दुर रहि, खगपति हरि वाहन भये जाइ। 
हंस दुर॒बी, सर दुर॒यो, सरोझह, गज मृग चले पराई। 
सूरदास विचारि देखि मन, तोर रसन पिक रही लजाई। 
सूरसागर प० ५१३ 


२०० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ए-काशथ्य में रूप-सौन्दर्य 


कारण है कि सौन्दर्य का विम्व-विधायी चित्र उपस्थित नहीं हो पाता है। फिर 
भी कवि की सोन्‍्दर्य-परक हृष्टि का ज्ञान हो जाता है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राघा-कृष्णा के सौन्दर्य 
चित्रण में लीला क्रम के बीच ग्रवसर मिलते ही भक्तिकालीन कवियों ने सर्वाज्धभ 
या अंग-विशेष का पूर्ण या खण्ड चित्र उपस्थित किया है। अंगों के आकार, 
गुणादि के अनुरूप अप्रस्तुतों के विधान द्वारा नख-शिख का वर्णन किया गया 
है । यह वर्णान वस्तु परिगणान रूप, रूपकातिशयोक्ति रूप और भाव-प्रवण रूप में 
हुआ है । इन तीनों में दो का विश्लेषण ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। तीसरे 
प्रकार, भाव-प्रवण रूप में विम्ब-विधायिनी प्रतिभा द्वारा अंग-वर्णान में मोहक 
एवं रमणीय चित्र प्रस्तुत कर देना सूरदास ज॑से रस-सिद्ध कवि का ही सामथ्य॑ 
है: भुजा पकरि ठाढ़े हरि कीन्हें । 

बाँह मरोरि जाहुगे कंसे, मैं तुम नीके चीन्‍्हें | सूरसागर 

इस उदाहरण में राधा द्वारा वाँह पकड़ लिये जाने पर पारस्परिक प्रेम 
पूर्णा नोक-कोक का सुखद और ग्र।कर्पषक चित्र प्रस्तुत हो सका है। इस चित्र में 
केवल बांह श्ौर भुजा का सामान्य कथन मात्र है, फिर भी इससे निर्मित चित्र 
श्राकर्पक है । ऐसे चित्रों के ग्रतिरिक्त अ्रंगों के खण्ड-चित्र या उनके व्यक्तिगत 
विशेषताग्रों ग्रादि का कथन कवियों द्वारा किया गया है । इसमें प्रत्येक अंग का 
भ्रलग-प्लग वर्णान अप्रस्तुतों के माध्यम से किया जाता है | अंग की शोभा का 
निरूपणए करने वाली इन दो पद्धतियों-सर्वाज्भ वर्णन और अंगों का प्रलग-प्रलग 
वर्णान-के अतिरिक्त सौन्दर्य प्रसाधक उपकरणों द्वारा बढ़े हुए सौन्दर्य का भी 
वर्णान भक्त कवियों ने किया है। इन प्रसाधनों में आभूषणों और गन्धद्रव्यों 
का प्रयोग उपयोगिता मूलक दृष्टिकोण से किया गया है। इनके दो उद्ं श्य 
दीख पड़ते हैं (१) सौन्दर्य की अ्भिवृद्धि करना और (२) प्रिय को रिभाना । 
इसी से इनके प्रयोगों में सर्देव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शरीर 
अधिक से अधिक आकर्षक प्रतीत होने लगे । इस प्रकार स्वतः सम्भवी सौन्दर्य 
झ्रोर श्राभूषणों के माध्यम से बढ़ जाने वाले सौन्दर्य का महत्व है। ग्रभी तक 
स्वतः सम्भवी सौन्दयय का निरूपएा किया गया । आभूषणों से बढ़े हुए सौन्दर्य 
का भी वर्णान मिलता है । 


शोभा-विधायक तत्व के रूप में श्राभुषए-- 
शरीर पर घारण किये जाने वाले शोभा-विधायक उपकरणों को 
ग्रलंकार के नाम से जानते हैं। इन अलंकारों के धारण करने के दो उद्देश्य 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २०१ 


दीख पड़ते हैं (१) ऐश्वयं श्लौर वेभव का प्रदर्शन (२) शारीरिक सीन्दर्य की 
अभिवृद्धि । इनमें श्रलंकारों का प्रयोग विशेषतः: सौन्दर्य और आकपंण को 
बढ़ाने के लिये ही किया जाता है । लोक-व्यवहार को देखकर भी इस घारणा 
की पुष्टि होती है। भक्तिकालीन साहित्य में ग्राभूषणों को शोभा-विवायक 
सामग्री के रूप में ग्रहण करके उससे उत्ककर्ष को प्राप्त सौन्दर्य द्वारा प्रिय 
को रिभाने का प्रथम उद्धं श्य था । यह कार्य दो प्रकार से सिद्ध किया गया है । 

(१) स्वयं ग्रपना श्यू गार करके प्रिय को रिक्राने की चेप्टा की गई 
है । यथा:-- 

“युवति अंग सिगार सिगारति । 

बेनी गूथी माँग मोतिन की, सीसकूल सिर घारति । सूरसागर २११६ 

(२) श्रीकृप्णा द्वारा श्रृंगार किया जाना और उसे देखकर स्वयं 
प्रसन्न होने की भावना व्यक्त की गई है। यथा-- 

“मोहन-मोहिनी अंग सिंगारति । 

ब्रैनी ललित-ललित कर गूथत, सुन्दर माँग संवारति। 

नख-सिख सहज सिंगार भाव सौं, जावक चरननि सोहत । 

सूर स्याम तिय अंग सेवारति, निरखि आपु मन मोहति ॥ 

सूरसागर पद ३२४६ 

इन दोनों ही उदाहरणों द्वारा प्रसाधनों के माध्यम से रूपोत्कर्प की 
ग्रभिव्यक्ति की गई है। दूसरे उदाहरण की अ्रन्तिम पंक्ति “ निरखि झ्रापु मन 
मोहति” द्वारा सौन्दर्य की उपयोगिता परक उद्दंश्य की सिद्धि हो सकी है। 
श्रिय द्वारा शूगार किये जाने पर प्रेम की गहनता और प्रेम-गव की भावना 
पुष्ट होती है | इसमें ग्राभूषणों द्वारा बढ़ जाने वाले सौन्दर्य का स्पष्ट रूप से 
प्रतिवादन किया गया है , सोलह श'छगार के अन्तगंत इन आभूषणों को शोभा- 
विधायक तत्व के रूप में श्रन्य अंगों के अ्रप्रस्तुत विधानों के साथ लाकर इनसे 
उत्पन्न होने वाली श्रनोखी दीप्ति का श्राकर्पक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।? 


आ्राभूषणों के माध्यम से सहज-सौन्दर्य बढ़ जाता है। सूर ने इस विचार 





7 आजु तेरी श्रधिक छवि वनी नागरी | 
माँग मोतिन छटा, बदन पर कच लटा,नील-पट घन घटा, रूप-रंग श्रागरी । 
कृष्णादास पदावली से 


रन्रे मध्यकालीन हिन्दी क्ृप्ण-काब्य में रूप-सौन्दर्य 


का समर्थन किया है।! केवल एक हार के कथन मात्र से अन्य-अंगों में धारण 
किये जाने वाले आभूषणों से अ्रभिवृद्धि को प्राप्त शोभा का संकेत मिलता है ।? 
कृष्णदास ने आभूषणों से बढ़े हुए सौन्दर्य के पुझ्ज वाल-कृष्ण का सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किया है ।* इससे स्पप्ट हो जाता है कि स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों ही 
आ्राभूषणों के माध्यम से अपने सौन्दर्य को बढ़ाने की चेप्टा करते थे। इसका 
उपयोगिता मूलक उद् श्य सन्देह से परे है । ग्राभूषणों के इस उद्द श्य की पूर्ति 
के साथ प्रंगों के सहज सौन्दर्य के वर्णान की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है । अतः 
इन दोनों के सम्मिलित वर्णन द्वारा रूप का आकर्षण बड़ा तीव्र हो जाता है 
गौर नख-शिख वर्णन में अनोखापन आ जाता है। 

निष्कर्प रूप में यह कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन कृष्ण काव्य 
के कवियों ने नख-शिख वर्णन की प्राचीन परम्परा का अपने ढंग से उपयोग 
किया है । उनके इस वर्णान का स्वतन्त्र विकास न हो सका, प्रपितु प्रासंगिक 
रूप में ही ग्राराध्य के सोन्दर्य-बर्णान में इस पद्धति का अनुसरण किया गया । 
यह वर्णन रीतिकालीन कवियों के वर्णान की भांति शास्त्रीय-सिद्धान्तों में बंधा 
हुप्ना न होकर भक्त कवियों के मुक्त हृदय की भावनाओं के प्रप्रतिहत प्रवाह के 
रूप में है। ग्रेम से प्लावित इन कवियों ढवारा वर्शित शारीरिक सोन्दय्य स्पृहा 
का कारण बन गया । इन्होंने राघा-कृष्ण के भ्रनिद्य सौन्दर्य के वर्णन में श्रपनी 
उर्वेर कल्पना शक्ति का पूर्ण उपयोग क्रिया । इनके निश्चित विचार और 
संस्कार बड़े प्रबल थे । इसी कारण इस युग में नख-शिख वर्णान की स्वतन्त्र 
परम्परा क। विकास न हो सका । इन भक्त कवियों की सबसे बड़ी विशेषता 
यह थी कि इन्होंने रूप की नवीनता, झरातिशय्य और ज्योति सम्पन्नता नख-शिख 
वर्णन के माध्यम से ही व्यक्त कर दी है। इस वर्णन के द्वारा अपनी झात्म- 
तुष्टि और ग्राराध्य का मोहक चित्र बन पड़ा है। इसी से इनका झालम्बन 
लावण्य-निधि बनकर समक्ष ग्राता है। इनकी चलाई हुई इसी परिपाटी का 
प्रवलम्ब होकर रीतिकालीन कवियों ने स्वतन्त्र रूप में नख-शिख वर्णन की 





2. सहज-हूप की राशि राविका, भूषण अधिक विराज । सूरसागर पद २०६३ 
(सभा ) 
2 एक हार मोहि कहा दिखरावति ! 
नख-शिख लों अंग-ग्रंग निहारहु, ये सव कतहि दुरावति । 
सूरसागर पद २१५५ 
3. ग्रप्टछाप-परिचय पृ० २२७ सं० प्रभुदयाल मित्तल । 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य २०३ 


परम्परा का विकास किया । इन्होंने भक्ति-काल में प्रस्तुत की गई सामग्री का 
यथेष्ठ उपयोग किया । यह सभी वर्णान आलम्बन के ग्रुण से सम्वन्बित है। 
यह गुण शारीरिक अ्रथवा मानसिक रहा है । इन गुणों के संग मोहक चेप्टाग्रों 
द्वारा व्यक्तित्व का आकर्षण और बढ़ जाता है। इससे गुण चेष्टा से युक्त 
होकर आालम्बन की मोहकता बढ़ाने में समर्थ होते हैं । 
चेष्टागत सौन्दर्य -- 

आलम्बन के सौन्दर्य-साघक जिन तत्वों की चर्चा की गई है. उनमें 
चेष्टा ग्रात्म परक उपकरणा है | यह ग्ालम्बन के ग्राश्चित रहकर रूप-सौन्दर्य 
की प्रभिवृद्धि में सहायक द्वोता है| चेप्टा अथवा अ्नुभावों से हीन रूप सात्विक 
रति का संचार करने में समर्थ नहीं होता । चेप्टाओं से भावना उद्दीम्त होती है, 
रूप का आकर्यण बढ़ता है और उसकी हृदय आवर्जक शक्ति का विकास होता 
है । चेष्टाएँ उद्दीपक एवं मोहक होती हैं । इनके ग्रभाव में सौन्दर्य निर्जीव और 
शव-वतुल्प हो जाता है, उसकी सजीवता रस की ग्राधार भूमि पर चेष्टाओं के 
ऊपर ही निर्भर रहती है । इन चेप्टाओ्रों से व्यक्तित्व में ग्राकपंरा श्रा जाता है 
रूप निखर जाता है. उसकी मोहक़ता बढ़ जाती है। आश्रय का मन आ्लालम्बन 
की चेप्टाओं पर रीककर उसकी ओर ललकने लग जाता है । चेष्टाओं की यही 
सार्यक्रता है । इन चेष्टाश्रों के दो वर्ग हो सकते हैं (१) आ्रालम्बन की चेप्टाएँ 
(२) आश्रय की चेष्टाएँ । 

ग्रालम्बन और आश्रय की चेष्टाएँ हाव, भाव, हेला और प्ननुभाव 
कही जाती हैं । इन सबकी गराना काथिक चेप्टाओं के अन्तगंत हो सकती है, 
यद्यपि ये मानसिक प्रवृत्तियों की वाहिका होती हैं । इन चेष्टाओं से युवा काल 
की शोभा बढ़ती है | इससे इन्हें युवा काल के शोभा-विधायक गुणा मान सकते 
हैं । इनके दो विभेद किये जा सकते हैं-- 

(१) सामान्य चेष्टाएँ--इनके श्रन्तगंत “प्रलंकारों' की गणना होगी । 

(२) विशेष चेष्टाएँ--इन चेष्टाओ्रों में श्रांगिक संचालन श्रादि का 
महत्व बना रहता है । सम्पूर्ण श्रनुभावों की गणना इसी के श्रन्तगंत होती है । 
इनके अ्रत्तगंत मुख-विकास, मुसकान, अ्र,मंगिमा, चितवन, हस्तपदादि का 
श्रथे-पूर्ण संचालन श्रादि अनेक चेष्टाओें का समाहार होता है। क्रमश: इन 
दोनों प्रकार की चेष्टाश्रों का भक्तिकालीन साहित्य में निरूपण होगा । 

(क) विशेष चेष्टाएं--श्रालम्बन की अ्ननुभावगत चेष्टाओं को 
विशेष चेष्टा के अ्न्तग्गंत माना गया है। भक्ति काल में इन चेष्टाओं का 
विश्लेपण करने से ज्ञात होता है कि इनसे दो ग्रभिप्रायों की सिद्धि हुई हैः-- 


२०४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्य 


(१) आन्तरिक भाव का प्रकाशन । 

(२) अ्भीत्सित प्रभावोत्पादन । 

आ्रान्तरिक भावों के प्रकाशन में सभी अनुभाव सहायक हैं । इसमें मुख्य 
रूप से नारी की चेष्टाग्रों का वर्णन होता है, परन्तु भक्ति काल में पुरुष रूप 
श्रीकृष्णा की विभिन्न चेप्टाओ्रों का मोहक वर्णान हो सका है। भ्रपनी इस मोह- 
कता के कारण ही इन चेष्टाओ्रों की प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है और आल- 
म्बन की आ्रान्तरिक भावनाग्रों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इन 
चेष्टाओ्रों का प्रभावमूलक वर्णन ही ग्रधिकर हुआ है । इन चेष्टाग्रों में मुसकान, 
चितवन ग्रादि की गणना होती है । 

मुसकान--भक्तिकाल में मुसकान के वर्णान में दो प्रकार की प्रवृत्ति 
लक्षित होती है। प्रथम केवल मुसकान का वर्णन (२) मुसकान के संग चितवन 
का संयोग । दोनों ही प्रकार का वर्णन लगभग सभी कवियों में मिल जाता 
है। विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित इस मुसक्रान को निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं । 

१. सामान्य मुसकान वर्णान में श्रीकृष्ण पक्ष में वय की दृष्टि से दो 
प्रवृत्ति लक्षित होती हैं। (क) प्रथम बाल्यकाल की सरल और स्वाभाविक 
मुसकान जो भ्रन्तर उल्लास की भ्रभिव्यक्ति करती है। इसके लिए हेसति, 
विहेसति, किलकत ग्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । इस हंसी में किसी प्रकार 
की काम मूलक भावना नहीं है। अपितु स्वाभाविक मुसकान की सहजता 
वतंमान है यथा:-- 

१. किलकि हँसति राजति ढव॑ दतियाँ, पुनि-पुनि तिहि अवगाहत । 

सूरदास, अष्टजाप-परिचय पृ० १५५ 

२. प्रेगुठा गहि कमल-पानि, मेलत मुख माँही । 

अपनौ प्रतिबिव देखि, पुनि-पुनि मुसुकाँहीं । 
परमानन्ददास-अष्ट ० परि० पृ० १५३ 
इन उदाहरणों में बाल्यकाल की सहज ्रेष्टा है, किसी प्रकार की: 
भाव-भंगिमा नहीं है । 

(ख) किशोर वय की मुसकान में अर्थवत्ता रहती है। कविगण सहज 
रूप में इस मुसकान का संकेत करते हैं । ऐसे वर्णन में मुसकान का प्रभाव 
कपोलों के विकास पर भी दिखाया गया है:-- 

१. कछु मुसकात दसन छवि सुन्दर हँसत कपोल लोल भ्र, भ्रामहि। 

अष्टछाप पदावली पृ० ४५ 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २०५ 


२. मृदु मुसकान बंक अवलोकनि, डगमग चलनि सहज ही सुढारे । 
अप्ट्धाप परिचय पृ० १८३ 
द्वितीय उदाहरण में मुसकान के संग बंक ग्रवलोकनि से उसकी महत्ता 
और बढ़ जाती है। ऐसे मुसकान से सौरदर्य का बोच एवं सौन्दर्य सृष्टि भी 
हो जाती है । 


२. भेद भरी मुसकान--श्रीकृष्ण और गोपियों की भेद भरी मुसकान 
का संकेत अनेक स्थलों पर हुआ है | बहुधा ऐसा शउज्जार गर्णान प्रसंग पर ही 
हो सका है। क्रिया-विदग्धा या वचन-विदग्वा नायिका की क्ियाओं में मुस- 
कान का यह रहस्य छिपा रहता है, जो एक विशेष ग्रर्थ या भाव का वाहक 
है । बहुधा ऐसी नायिकाएँ अभ्रपने भावों को ग्रभिव्यक्त करके मुसकरा उठती है । 
राघा का एक चित्र देखें:-- 

१. तब राघा इक भाव बतावति । 

मुख मुसुकाइ सकुचि पुनि सहजहि, चली अभ्रलक सुरभावति ।*** 
टेरि कह्मों मेरे घर जेंहा मैं जमुना ते श्रावति। 
तब सुख पाइ चले हरि घर कों, हरि प्रियतमहि मनावति |? 

२. लहरिया मेरो भीज॑गो, वह देखो ग्रावत है भेह'**'*** 

गोविन्द प्रभु पिय हँसि कहै तो बढ़ि है श्रधिक सनेह । 

इन दोनों ही उदाहरणों में वचन-विदग्घा के कथनों में रस-रहस्य की 
भावना है, जो प्रसंग की अनुकूलता में मुसकान से प्रकट हो जाती है। क्रिया- 
विदग्धा की क्षियाञ्रों को देखकर परस्पर मुसकान की यह चेष्टा रस-भेद को 
व्यक्त करने वाली है ।? इसे केवल राघा कृष्ण ही समभ पाते हैं । अश्रन्य लोगों 
के -लिए यह एक रहस्य ही बना रहता है । 

कृष्णा की रसिक चेट्टाग्रों में इस मुसकान की बड़ी महत्ता है। यशोदा 
के सामने बालक कृष्ण गोपियों के समक्ष तरुण वन जाते हैं । इसे यशोदा नहीं 
जान प्राती, परन्तु कृष्णा एवं गोपी की यह मुसकान एक दूसरे के भावों की 
वाहिका बन जाती है । 


2  सूरसागर पद २६४२ (सभा) 
2 स्थाम अचानक आय गये री ।*४** 
श्रापु हेंसे उत पाग मसकि के, हरि अन्तरयामी जान लिये री । 
लेकर कमल श्रघर परसायौ, देखि हरखि पुनि हृदय घर्‌यो री । 
सूरदास (पृ० २६८ सूर निर्णय-द्वारकाप्रसाद पारीख) 


२०६ मध्यकालीन हिन्दी कुप्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


१. रहि री ग्वालिन ! जोवन मदमाती । 
मेरे छगन-मगन से लालहि, कत ले उछंग लगावति छाती ।”' 
खेलन दे घर जाहु आपने, डोलति कहा इतोौ इतराती । 
उठि चली ग्वालि, लाल लागे रोवन, तब जसुमति लाई वहु भांति॥ 
'वरमानन्द' झ्ोट दे अंचल, फिरि आई नैननि मुसिकाती | 
(३) प्रानन्द सम्मोहिता की मुसकान उसके तृध्ति के भाव को व्यक्त 
करता है ।*ै ऐसे प्रसंगों पर सखियों द्वारा जान लिये जाने पर यही मुसकान 
लज्जा की वाहिका वन जाती है ।? इस मुसकान में श्रात्म-सन्‍्तोष का भाव 
बना रहता है श्र लज्जा ऐसे मुसकान की साधिका बन जाती है । 
भेद भरी इस मुसकान से सौन्दर्य बढ़ जाता है। कहीं-कहीं भेद पूर्ण 
मुसकान गूढ़ भ्र्थ का व्यंजज वन जाती है। इससे चरित्र का शीलपरक अंग 
उभरता है। अनेक स्थलों पर श्रीकृष्ण की ऐसी मुसकान का वर्णन है। यथा- 
१. तिय-वचन सुनि गव॑ के विय मन मुसुकाने । मैं भ्रविगत अ्रज भ्रकल 
हों यह मरम न जाने ।* रास प्रसंग की इस मुसकान में श्रीकृष्ण का ऐसा 
ईश्वरत्व प्रकट है, जहां वे भक्त के ग्रहंक़ार को बढ़ने नहीं देना चाहते । उनके 
मुख की मुसकान का यही भ्र्थ है। इस प्रकार की गृढ़ार्थ-ब्यज्जक हँसी का 
वर्शान ग्रनेक स्थलों पर हुप्ना है। रास प्रसंग, दानलीला, भूलन प्रसंग श्रौर 
मथुरा प्रस्थान करते समय कई भ्रव्सरों पर ऐसी ही हंसी है-- 
१. अब घर जाहु दान मैं पायो, लेखा कियो न जाइ। 
सूर श्याम हँसि-हँसि जुवतिनि सों, ऐसी कहत बनाइ। 
सूरसागर र२३२ 
यहाँ हँसना केवल भ्रम में डालने के कारण है। दान लेकर चले 
जाने को कहना स्पष्ट रूप में स्वार्थी प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। 
२. तनक हेंसे, हरि मन जुवतिनि कौं, निठुर ठगौरी लाइ। 
पद ३६१० सूरसागर । 


3 अप्टछाप-परिचय पृ० १८२ 

भ्रधर खुले पलक ललन मुख चितवत, मृदु मुसकात हँसि लेत जेंभाई । 
झष्ट० परि० पृ० २२५ 

“वरमानन्द' प्रभु रमी निसा भरि, भ्रव कहिं लपटि हँसी मुख मोर । 


अष्ट ० परि० पृ० २०१ 
$ सूर सागर-पद १७१६ 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २०७ 


३. विहँसि कह्मौ हम तुम नहिं अ्रन्तर, यह कहिके उन ब्रज पठई । 
पद ४६१० सूरसागर । 
इन दोनों पदों के गुद्यार्थ के समक्ष भोली गोपियाँ या रावा श्रीकृष्ण 
की हँसी का रहस्य सममभने में असमर्थ होती हैं, परन्तु श्रीकृष्ण की यह हंसी 
उनके दोहरे व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देती है । 

(४) कहीं-कहीं पर भक्त कवियों की हंसी में मोहकता का भाव स्पष्ट 
दीख पड़ता है। संयोग के अवसर पर ऐसी हँसी से शोभा बहुत अधिक बढ़ 
जाती है। श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य को देखकर “नागरि' की हँसी में मन का 
सप्रस्त उल्लास एवं 9)म प्रकट हो जाता है-- 

१. नागरि यह सुनि क॑ मुसुकानि । 

को जाने गिय महिमा तुम्हरी, नैननि चित लजानी । 
इक सुन्दर दूज रति नागर, तीजे कोक-प्रवीन । 
सूरदास प्रभु भ्रव हीं तो तुम जसुमति-सुवन नवीन ।* 

कहीं कोई श्रीकृष्ण की हँसी देखकर इतनी मुग्ध हो जाती है कि उसकी 
पूर्व नियोजित सारी व्यवस्था ही भंग हो जाती है, वह ठगी सी रह जाती है । 
ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया हो । श्रन्त में उस 
मोहकता के समक्ष उसे भ्रपना सब कुछ दान देना पड़ता है | दान के प्रसंग 
पर यही मोहकता दीख पड़ती है । गोपी के दान देते से मना करने पर उसका 
श्रांचल पकड़कर श्रीकृष्ण की मधुर हंसी उसका मन चोर लेती है-- 

“कमल नैन' मुसकाय मंद हँसि, अँचर १करयो जब हीकौ । 
दास चत्रभुज' प्रभु गिरवर मन, चोर लियो सब ही कौ |? 

(५) छेड़-छाड़ की भावना--श्वीकृष्ण के दान लीला के भ्रवसर पर 
हँसी के कई श्रर्थ हैं । ग्रूढ़ा्थ बोधघक, भाव-व्य&>जक श्रौर छेड़छाड़ की भावना 
दीख पड़ती है । पूर्वराग की अवस्था की यह हेंसी विशेष महत्वपूर्ण है । 


3 सूर सागर पद २८२५ 
2 हो तक्ि लागि रही री माई । 

जब गृहतें दघि ले क॑ निकस्यौो, तब मैं वाँह गही री माई। 

हँसि दीन्‍्हों मेरो मुख चितयौो, मीठी सी बात कही री माई 

ठगि जु रही चेटक सों लाग्यौ, परि गई प्रीति सही री माई । 

परमानंद सयानी ग्वालिनि, सर्वंस दे निवही री माई। 

अप्ट० परि० पृ० १६३ 

2 श्रष्ट छाप-परिचय पृ० २८१ 


र्‌०८ मध्यवागलीन हिन्दी कृष्ण-काब्य में रूप-सौन्दर्य 


१. स्याम सुन्दर हेंसि वूभत हैं, 
कहिबीं मोल या दधि को री ग्वालिन । 
गोविन्द प्रभु पीय प्यारी नेह जान्यौ, र०००३०००७७०००७००० 
तब मुसिक्‍्याय ठाढ़ी भई, सैना-वैनी करहिं सव झ्ालनि ।? 
२ ग्रव हों या ढोटा सों हारी । 
गोरस लेत भ्रटक जब कीनीं हँसत देत फिर गारी । 
अष्ट० परि०-गोविन्दस्वामी पृ० २५१ 

श गार-चेप्टा के मूल में इस हँसी का महत्व बढ़ जाता है। विचारों 
के आादान-प्रदान का यह एक अच्छा साधन है । 

हँसि ब्रजनाथ गह्मौँ कर पल्‍लव, जस भर गगरी गिरन न पावे । 

'वरमानंद' ग्वालिनी सयानी, वःमल नैन सों तन परसावे ।? 

(६) प्रभावमूलक व्यज्जना--मुसकान के अपूर्व प्रभाव की व्यञ्जना 
इन कवियों ने की है :-- 

१. चले री जात, मुसिकाय मनोहर, 

हेंसि कही एक वात अ्टपटी री। 

हों सुनि श्रवनि भई री ग्रति व्याकुल, 

परी है हिरद मेरे मन सटपटी री । 

परमानंद प्रभु रूप विमोही, नंदनंदन सों प्रीति है जटी री ।* 
२. नेक चित॑ मुसिवयाएं जू हरि, मेरे प्रान चुराइ लये। 

अ्रब तो भई है चोंप मिलन की, बिसरे देह-सिंगार ठये । 

(७) ब्यंग्य मूलक मुसकान खण्डिता प्रसंग पर देली जाती है | यह एक 
विकर्षक प्रसंग है । रति-चिन्हों से युक्त श्रीकृष्ण के शरीर को देखक ९ भ्रनायास 
श्राई हुई हंसी में व्यंग्य का भाव लक्षित होता है । 

लाल न आराये री रैन गेंवाई । 

निशि भर क्षीण बोले तमचर खग, ग्वालिन तर्बाह हेंसि मुसकाई। 

सूरदास 
ग्वालिन की इस हंसी में कृष्ण के चरित्र की भर्थ पूर्ण व्यज्जना हुई 
है। भ्रमरगीत प्रसंग में हंसी को कही-कहीं इसी प्रसंग में ग्रहण किया है ।* 
अ्रष्ट छाप-परिचय पृ० २५० 
वही-पृ० १६६ 
वही-पृ० १६८ 
सुर स्याम जब तुर्माह पठाये, तव नेकहें मुसुकाने । सूरसागर 


#.. ६० ० #* 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २०६ 


उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पप्ट हो जाता है कि भक्ति साहित्य में 
श्रीकृष्ण और राधा ग्रादि की मुसकान मुख्यतः झ्राकषण उत्पन्न करके सौन्दर्य 
की मोहकता बढ़ाने वाली है। इससे रूप की ग्रासक्ति उत्पन्न होती है और इसका 
तत्काल फल मिलता है । इसके अनेक रूपों में मुसकान के भेद, मोहकता, 
सहज-श्यू गार, चेप्टा सम्पन्नता और प्रभाव मूलक मुसकान का उदाहरण दिया 
गया । यह मुसकान अपने मूल रूप में मोहक ही है और इससे रूप का आक्षंरा 
बढ़ता है । यही मुसकान चितवन से संयुक्त होकर रूप-सौन्दर्य का महत्व बढ़ाने 
में सोने में सुहागे का कार्य करती है । 

चितवन--प्राकर्पण को बढ़ाने वाले व्यापारों में चितवन महत्वपूर्ण है । 
इसका साधक अंग नेत्र है । नेत्रों के माध्यम से भावनाओं का श्रेषण होता है । 
मानसिक प्रवृत्ति के श्रनुकूल नेत्रों के चालन और उसकी स्थिति में भ्रन्तर भाता 
चला जाता है । नेत्र भावनाग्रों के वाहक होते हैं । मन में श्यज्ञार भाव के 
जागृत होने पर नेत्रों में विकासमूलक ग्रनोखापन झा जाता है। इससे नेत्र- 
व्यापार में मादकता थ्रा जाती है । यही मादकता क्रियामूलक होकर श्रपने प्रिय 
के समक्ष चितवन के रूप में प्रत्यक्ष होती है । इससे रूप-दर्शन में तीब्रता के 
साथ खिंचाव पैदा हो जाता है श्रौर आश्रय श्रालम्बन दोनों के मन में एक 
दूसरे के प्रति ललक और निकटता होती चली जाती है। यह क्रिया उद्दीपक है। 
इस कारण शशज्जार काव्य में इसको समुचित स्थान मिला है। हिन्दी के भक्ति 
साहित्य में राघा-क्रप्ण प्रकरणा पर 'चितवन' द्वारा भावों की अभिव्यक्ति का 
वर्णन लगभग सभी कवियों ने किया है । 

भक्तिकाल में वर्णित 'चितवन” के विश्लेषण से उसके द्वारा दो प्रकार 
की प्रवृत्ति लक्षित होती हैः-- 

(१) संयोग में उद्दीपक रूप । 

(२) खण्डिता प्रसंग में व्यंग्यात्मक रूप । 

खण्डिता प्रसंग पर नायिका द्वारा भ्रनवरत रूप से प्रियतम के मुख को 
देखते रहने का श्रर्थ हृदय की रति का वाद्य प्रकाशन नहीं है, भ्रपितु रति-चिह्नों 
से युक्त प्रिय-मुख को देखकर उपहास के भाव को व्यक्त करना है । भ्रनवोले रूप 
में लगातार देखते जाने से ऐसे प्रसंगों पर हृदुगत झ्राक्रोश का भाव व्यक्त होता 
है, रति का संचार नहीं होता । यथा 

(१) प्यारी चित्त रही मुख पिय को । 

अंजन अ्रधर, कपोलन विन्दन, लाग्यो काहु तिय को । 
तुरत उठी दरपन कर लिन्द्वीं, देखो बदन सुधारों । 


२१० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


प्रात समय मुख देखि आपुनो, तव कहीं श्रनत सिधारों । सूरसागर । 
मौन-प्रतारणा युक्त यह चितवन अनेक वाक्य-वाणों की अपेक्षा अ्रधिक 
बलशाली है | इसका अनुकूल प्रभाव होता है। कृष्ण का संकोच एवं नतमस्तक 
अपराघ की स्वीकृति दे देते हैं । ऐसे प्रसंगों पर 'चितवन' या 'दर्शन' रति भाव 
को उद्वद्ध नहीं करते, अ्रपितु श्री कष्एा के वहुनायकत्व को प्रकट कर देते हैं । 
यहाँ पर इसी वात का ज्ञान करा देना उद्देश्य है। 

(२) संयोग के अवसर पर चितवन मन में श्रानन्द का संचार करती 
है श्रौर रति को जगाती है। यह भ्रपने विपरीत लिज्भी को ग्राकपित कर लेने 
का साघन है। इस चितवन के गनेक प्रभावों की ग्रभिव्यक्ति की गई है :-- 

(क) काममूलफ--श्रीकृष्ण की चितवन के समक्ष गोपी के कंचुकी के 
बन्द टूट जाते हैं ।! चितवन की मादकता से काम सहायक अंगों में स्फूर्ति 
श्रा जाती है । ऐसा वर्णन श्रीकृष्ण से कुछ समयोपरान्त मिलने के पश्चात्‌ 
किया गया है। 

(ख) प्रतिक्रिया मूलक प्रभाव--श्रीकृष्ण या राधादि गोपियों के 
चितवन से प्रानन्द जन्य एक तीकब्र प्रतिक्रिया होती है । इस प्रतिक्रिया का अनेक 
रूपों में वर्णन मिलता है :-- 

(१) लजा-त्याग--चितवन के समक्ष आत्म--विस्मृति की दशा हो 
जाती है। श्रीकृष्ण की चितवन से लज्जा की समाप्ति हो जाती है श्लर घूघट 
पट भूल जाता है ।* 

(२) प्रभिलापा का उदभव--चितवन के भ्रभाव से श्रनेक गोपियों 
के मन में अनेक प्रकार की अभिलाषा का उद्भव होता है । गोपियां कृष्ण की 
एक बाँकी चितवन के लिये तरसती हैं । उन्हें कृष्ण की मुसकान में 'फगुआ' 
मिलने का सुख मिलता है ।* किसी को चितवन, चारु-चिन्तामण्ण* किसी के 


3 कृष्णदास' प्रभु हरि गोव्धन घारी, लाल, चार चितवनि तोरे कंचुकी के 
बंदवा । भ्रष्ट ० पदावली पृ० ५० 
2 महाचित चोर्‌यौ नैन की कोर । 
लाज गई घूघट पट भूल्यो, जब चितयो यहि ओर ।.... 
देकर सेन मैन सर मारी, नागर नन्‍्दकिशोर । 
चत्रभुजदास-पष्ट छाप-परिचय पृ० २५६ 
3 यह फगुवा हम पावहीं हो चितवन मृदु मुसकान | सूरसागर पद ३५०० 
चितवनि चारु चतुर चितामनि, मृदु मधु माघौ बैना । परमानन्द सागर 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २११ 


लिये मोह लेने वाला मंत्र बन जाती है ।* 

चितवन के समक्ष गोपियाँ अ्रपनी देह सुधि भूल जाती हैं । वे चित्रलिखी 
सी हो जाती हैं ।? गोरपियाँ अनुभव के क्षण से ही इसे 'जी' में बसा लेती हैं, 
(चितवनि तेरी जीय बसी ।* वे अपने को भूल जाती है “सांवरो बदन देखि 
भरुछानी । चले जात फिरि चितयो मो तन, तव ते संग लगानी ।॥”* इसके 
समक्ष मन परवणश हो जाता है | चितवन हठपूर्वक उनके मन को मोह लेती 
है ।* गोपियाँ घर को जाती हुई मुड़-मुड़ कर कृष्ण को देखने लग जाती हैं । 
चितवन से रूप की आ्ासक्ति बढ़ जाती है । प्रेम में वैचित्र्य श्रा जाता है 
राधा के मन में तो मिलने के उपरान्त भी विश्वास नहीं श्राता और वह रंग 
में पगी हुई वार-बार कृष्णा को देखती है:ः- 

(१) राघेहि मिलहिं प्रतीति न आ्रावति ।...««** 

चितवति चकित रहति चित श्रन्तर, नैन निमेष न लावति । सूरदास । 

चितवन का व्यायार परस्पर 'संना-वैनी' के रूप में भी विकास पाता 
है । गोपियाँ संकेत से प्रेम-रहस्य को प्रकट कर देती हैं। कृष्ण के विशाल 
नेत्रों की चितवन को गोपियाँ उसी रूप में उन्हीं व्यापारों द्वारा स्पष्ट करके झपने 
श्रसीम प्रेम की श्रभिव्यक्ति कर देती हैं ।९ कहीं परस्पर की सैना-बैनी में 
वस्तु को छिपाने का प्रयास किया जाता है।” इससे प्रस्तुत प्रसंग की मोहकता 
बढ़ जाती है । चितवन द्वारा रहस्य का उद्घाटन होता है। “बंक चितवनि 
चित रसिक तन गुपत प्रीति को भेद जनायो।”* 





7. चितवनि मोहन मंत्र भौंह जनु मन्मथ फासी | नन्ददास-रासपंचाध्यायी । 
2 चितवत श्रापुहि भई चितेरो | 

मंदिर लिखत छांड़े हरि श्रक-बक, देखत हैं मुख तेरो । 

चत्रभुजदास ग्रष्ट० परि० पृ०« २८५७ 

8. भ्रष्ट छाप-परिचय पूृ० २८७ चत्रभुजदास 
& परमानन्द सागर 
5 ;$, भ्ररुन-विशाल बंक श्रवलोकनि, हठि मन हरत हमारे । परमानश्दसागर 

#, नेक चित्तां चलेरी लालन, सखी ल॑जु गयो चितचोर । 

गोविन्द स्वामी श्रप्ट० परि० पृ० २५५ 

6. श्रष्ट छाप-परिचय पृ० २५० गोविन्द स्वामी पद संख्या २१ 
7 श्रष्ट छाप-परिचय पृ० २५१ गोविन्द स्वामी पद संख्या २५ 
8 ब्रप्ट० परि० पृ, २३७ पद ५६ 


२१२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


उपयुक्त विश्लेषण के ग्राधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि 
चितवन प्रेम को बढ़ाकर परस्पर आकर्षण की भावना उत्पन्न करने वाला 
एक रति-मूलक श्यापार है। इसके द्वारा हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं 
जागृत होती हैं। ब्रिय की ओर ग्राकर्णण, रति का उद्भव, लजा-त्याग, आात्म- 
विस्मृति, स्तब्घता, टकटकी बंध जाना आदि इसके परिणाम है। चितवन 
के फल स्वरूप कई प्रतिचेष्टाएं होती हैं। मुड़-मुड़ कर देखना, रूप की ग्रासक्ति, 
कुतूहल, प्रेम का प्रकाशन आदि चितवन-युक्त रूप की प्रतिक्रियाएं हैं। यह 
चितवन सम-व्यापार की जनक है ग्रर्थात्‌ चितवन व्यापार ग्रालम्बन और 
ग्राश्नय दोनों की तरफ से होता रहा है। परस्पर प्रीति-प्रदर्शन का यह एक 
विलक्षण व्यापार है। इस सम-व्यापार द्वारा सात्विक रति का उदय माना 
जाता है । नायक और नायिका दोनों ही पक्षों में इसका महत्व है, परल्तु 
नायिका के संदर्भ में लज्जा से संवलित होकर यह चितवन विलक्षण हो जाती 
है । इससे उत्पन्न नायिका की मोहक मुद्रा ग्रदा-पूर्ण हो जाती है। उसका 
ग्राकर्पण बढ़ जाता है और वह ग्रधिक सुन्दरी प्रतीत होने लगती है । 


लज्जा--लज्जा स्त्रियों का ग्राभूषण है । चारीत्रिक उच्चता से उत्पन्न 
इसका प्रकाशन शील-संकोच के रूप में होता है । इसे कुलवती स्त्रियों का श्वृज्भा र 
मानते हैं। यह लज्जा सामान्य रूप से श्ृद्धार से सम्बन्धित है। इसीसे 
आज्भार-प्रसंगों पर, इससे नायिका के सौन्दर्य की वृद्धि मानी जाती है। लजा 
के ग्राधार पर ही मुग्घा, मध्या और प्रौढ़ा ये तीन भेद नायिकाश्रों के किये 
गये हैं। शज्जार-रस के प्रसंग पर इसकी गणना '्रीड़ा' संचारी भाव के नाम 
से होती है । 


लजा के कुछ बाह्य-व्यञ्जक तत्व बताये गये हैं । भेंपना, सिर नीचा 
कर लेना, भूमि पर लकीर खींचने लग जाना, मुह फेर लेना भ्रादि इस प्रकार 
के व्यापारमुलक तत्व हैं | लज्जा के उदय होते ही मुख झारक्तिम हो जाता 
है। रक्त दोड़ने लगता है। इन सवका सम्बन्ध वय से है। भक्तिकाल में 
लज्जा का वर्शान अधिक हो सका है, क्योंकि इस काल में वय की सीमा 
किशोर ग्रवस्था तक पुरुष पक्ष में श्रौर किशोरी या यौवनावस्था तक स्त्री पक्ष 
में थी। वव की इसी सीमा में लज्जा का सबसे भ्रधिक प्रकाशन सम्भव हो 
पाता है। इससे मुख की श्राभा में अपूर्व वृद्धि हो जाती है और सौन्दर्य का 
विकास स्वतः हो जाता है। आँचल से मुख ढाक लेना, तिरछी चितवन से 
देखना आदि भी इसके अनुभावों में आ्राते हैं। यह श्रांखों की ऐसी मूक भाषा 
है, जिसे रसिक हृदय ही समझ सकता है । 


भक्तिकाल में रूप-सौन्‍्दर्य र१्३ 


भक्तिकाल में लज्जा व्यापार का वर्णन दो अवसरों पर किया गया है । 

(१) श्रीकृष्ण द्वारा अनावृत सौन्दर्य को देख लिये जाने पर । 

(२) संयोग के अवसर पर । 

(१) कुलवधू की शालीनता सदा से मोहक होती है । इस शालीनता की 
रक्षा के लिये वस्त्रों का ग्राच्छादन ग्रावश्यक है। स्तानादि के अवसर पर कभी- 
कभी उसका सम्पूर्णा शरीर अ्रनावृत हो जाता है | ऐसी स्थिति में किसी द्वारा 
देख लिये जाने पर लज्जा का स्वाभाविक उदय मनोहर होता है । एक उदाह- 
रण देखें :-- 

(१) न्हान को खोले कंचुकी के कसना । 

सम्मुख ह्व॑ पिय भाँकि भरोखनि, तब प्ंगुरी दीनी विच दशना । 

लज्जित तन कंपित हा घधाई, लीन्हें और वसना। 

'कुम्मनदास' प्रभु गोवर्धन घर, तवहिं लाल लगे हैं हँसना। 

इस उदादरण में लज्जा का बड़ा अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है! 
विभिन्न अ्नुभावगत व्यापारों वा रूप-चित्र हृदय आाव्जक है। यहाँ श्रीकृष्ण 
द्वारा श्रनावृत अंग को देख लेना विभाव का कार्य करता है, इससे सुप्त लज्जा 
उद्दीक्त हो जाती है । अंगुली को दांतों के बीच में दे देना, शरीर का कम्पित 
होना, दौड़ना और दूसरा वस्त्र ले लेना ग्रनुभाव गत चेप्टाएँ हैं, इन चेष्टाओं 
से संयुक्त होकर नायक श्रीकृष्ण की रुचि नायिका में बढ़ जाती है। “तर्बाहि 
लाल लगे हंसना” के कथन से नायक के मन में नायिका की इस घबड़ाहट के 
कारण श्रानन्द का अनुभव होता है । वह मानो चिढ़ाने के लिये हँस देता है । 
सद्यः स्‍्नाता का ऐसा वर्णान प्रायः होता है । विद्यापति की नायिका सरोवर से 
स्नान करके निकलते समय अपने दोनों स्तनों को ढक लेती है, क्योंकि गीले 
वस्त्र उसके ञ्रंगों से चिपक कर उसे अनाधृत जैसा बना देते हैं । 

(२) संयोग के अवसर पर लजा का प्रदर्शन श्राकर्पंक बन जाता है। भक्त 
कवियों ने प्रायः तीन निम्नलिखित परिस्थितियों में इस लज्ञा का 
स्वाभाविक उदय दिखाया है । 

(क) ग्रुरुजनों की उपस्थिति में प्रिय दर्शन से उत्पन्न लज्जा व संकोच। 

(ख) पारस्परिक छेड़छाड़ या वार्तालाप के अवसर पर लज्ञजा का 

प्रदर्शन । 

(ग) रति के अवसर पर लज्जा । 

ग्रुरुजन समिप्य श्रौर लज्जा- स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनु- 
सार उनमें अपने प्रेम के गोपन की भावना रहती है| यह भावना वय थे 





२१४ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


आरम्भिक काल में ग्रधिक दीख पड़ती है, जो क्रमशः क्षीण होती चली जाती 
है | इसी कारण स्त्रियां दूसरों के समक्ष अपने प्रिय को भी देखकर संकुचित 
हो जाती हैं। इस संकोच की दो प्रवृत्ति दीख पड़ती हैं। 

(१) बड़ों की मर्यादा रक्षा और अपनी गोपनीयता । 

(२) लोक लज्जा श्रौर सामाजिक परम्पराओ्रों का भय । 

बड़ों की मर्यादा की रक्षा शालीनता से होती है। उनके समक्ष चपल 
प्राचरण करने से उच्छ द्वलता बढ़ती है श्रौर उनकी मर्यादा नप्ट हो जाती 
है । इससे बड़ों के समक्ष प्रिय को देखकर मोन हो जाना या मस्तक का नय 
जाना इसी संकोच युक्त लज्जा के श्रनुभाव हैं । यथा-- 

स्याम भ्रचानक श्राय गये री । 

मैं बैठी गुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरे नेन नए री ।* 

यहाँ नेत्रों के नय जाने में लज्जा का मौन ग्रभिनय भ्राकर्षक है । इससे 
चपलता भी नहीं होने पाई और गुरुजनों की मर्यादा रक्षा भी हो गई। इसी 
प्रकार के भ्रनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं । 


समाज के समक्ष प्रेम का प्रदर्शन लज्जा का जनक होता है | स्त्रियाँ 
भ्रपनी रहस्य लीला की चर्चा भी दूसरों के समक्ष करने में संकोच का अभ्रनुभव 
करती हैं । इसी से यदि प्रिय द्वारा इसे प्रकट कर दिया जाय, तो ऐसी स्थिति 
में उनके लज्जा से गड़ जाने का वर्णान मिलता है। प्यारी राघा लोक मर्यादा 
को समभने लगी है | इसी से वह श्याम से कहती है कि-- 
१. स्यामहि बोलि भयो ढिंग प्यारी। 
ऐसी बात प्रकट कहुँ कहियत, सखिन माँक कत लाजनि सारी । 
इक ऐसेहि उपहास करत सब, तापर तुम यह बात पसारी ।"* 
लाजनि मारति हो कत हमको, हाहा करति जानि बलिहारी ।* 
इस अवतरणा में लज्जा भ्नुभावों से प्रकट नहीं की गई है, परन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग में समाज के सन्दर्भ में लज्जा का वर्णन नायिका के मुख से ही किया 
गया है। कथ्य मात्र से भी लज्जा का संकेत मिलता है ।* यहाँ शालीनता के 
कथन से लोक-व्यवहार की भाव-भूमि पर संकोच का वर्णन है। 


सूरसागर पद २४६७ 

सूरसागर पद २१७५ 

3 गब्रजवसि कोक बोल सहों । 

तुम बिन स्याम झौर नहिं जानों, सकुचि न तुमहि कहाँ। सूरसागर २३०४ 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २१५ 


प्रिय को अचानक देखकर क्रिया-विदग्बा नायिकाओ्रों के संकोच का 
बर्णान मिलता है | एक गोपी कृष्णा को देखकर मुस्कराती हुई इसी लज्जा का 
प्रदर्शन करती है, परन्तु दूसरे क्षण वस्तु-स्थिति का ध्यान आते ही क्रियाओं के 
द्वारा अपनी भावनाग्रों को कृष्ण तक प्रेषित कर देती है।? इस प्रकार की 
लज्जा का प्रदर्शन दूसरे की उपस्थिति में सम्भव होता है। लोक-लज्जा में 
सामाजिक नियमों के उल्लंघन एवं निन्‍्दा के भय की प्रधानता रहती है, परन्तु 
पारस्परिक चर्चाय्रों आदि में लोक पक्ष सामने नहीं रहता। श्रतः एकान्त 
वार्तालापादि से उत्पन्न लज्जा स्त्रियों के सौन्दर्य का वास्तविक भूपणा है । 


पारस्परिक मनोविनोदादि में लज्जा--श्रीकृप्ण और गोपियों ग्रादि के 
वार्तालाप या छेड़-छाड़ में लज्जा का समुचित प्रदर्शन होता है । ऐसा प्रायः 
तीन अ्रवसरों पर हुआ है । दान-प्रसंग, पनघट प्रसंग और राधा-कृष्ण के आर- 
म्भिक परिचय के समय यही संकोच जन्य लज्जा दीख पड़ती है । 

दान-प्रसंग पर कृप्ण की छेड़-छाड़ बढ़ जाती है। वे दही का दान 
माँगते-माँगते यौवन दान मांगने लग जाते हैं । गोपियां उनकी इस अ्रचगरी को 
सुनकर लाज से गड़ी जाती हैं । कृष्ण को तो 'गो-रस' चाहिये दूघ-दही नहीं ।* 
कोई प्रगल्भा गोपी श्रीकृष्ण के अ्रनौचित्य का प्रतिपादन करती है और किसी 
को अपने यौवन का बढ़ा श्रभिमान है । एक गोपी कहती है कि 'हमरों जोवन 
रूप श्राँत्चि इनकी गड़ि लागत ।' इस कथन में प्रेम की अभिव्यणञ्जना एवं 
अपने रूप का गर्व दोनों ही बातें दीख बड़ती हैं । ऐसे प्रसंग पर संकोच का 
प्रदर्शन दांतों के बीच अंगुली देकर भापसी सैना-बैनी द्वारा और घूंघट के 
माध्यम से हुत्ना है। कहीं पर कृष्ण प्रेम में कोई सखी लोक-लाज संकोच सब 
कुछ छोड़कर कृप्ण की चेरी बन जाती है ।* 





2 तब राघा इक भाव बतावति । 
मुखि मुसुकाइ सकुचि पुनि सहजहि, चली श्रलक सुरकावति । 
एक सखी श्रावति जल लीन्हें, तासों कहति सुनावति । 
टेरि कह्मौ मेरे घर जहो, मैं जमुना ते आवति | सूरसागर । सभा २६४२ 
2 श्री हम दान लैहैं, रस-गोरस को, यही हमारों काज । 
हम दानी तिहूँ लोक के, चारो जुग में राज ॥ अ्रप्ट० परि० पृ० ११६ 
3 सूरसागर पद २०७६ 
4 लोक सकुच कुल कानि तजी, 
जैसे नदी सिन्‍्धु को धावे तैसे स्थाम भजी । सूरस!गर । बे० प्रेस पृ. २५६ 


२१६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दयें 


पनघट प्रसंग पर कृष्ण की छेड़-छाड़ से संकोच भाव का उदय दिखाया 
है । सामान्य रूप से दूध दृहने जंसे प्रसंगों पर भी छेड़छाड़ की यही प्रवृत्ति 
दीख पड़ती है। वनमार्ग में स्त्रियों का संकोच वर्शित है। राघा कृष्ण के प्रथम 
परिचय पर राघा का लज्जित होना उसकी क्रीडा की भावना व्यक्त 
करती है-- 

'कनक बदन सुढ़ार सुन्दरी सकुचि सुख मुसकाय । 

स्यामा प्यारी नैन रांचे श्रति विशाल चलाय ।? 

वह संकोच पूर्वक कृष्ण का मुख देखती है | “राघा सकुचि स्याम मुख 
हेरति । चन्द्रावली देख के श्रावति, ब्रज ही को प्रिय फेरति ।”* 

रति प्रसंग में लज्जा--लज्जा का वर्णान भक्त कवियों ने रति प्रसंग पर 
किया है। रति से सम्बन्धित तीन अवसरों पर लज्जा का वर्णान मिलता है। 

(१) सामान्य रति प्रसंग पर । 

(२) विपरीत रति प्रसंग पर । 

(३) खण्डिता प्रसंग पर । 

सामान्य रति प्रसंग पर लज्जा एक संचारी भाव केखरूप में है, 
यह नव वय की स्वाभाविक चेप्टा के रूप में वर्णित है। आधुनिक काल में 
हरिश्चन्द्र का एक पद इसका उपयुक्त उदाहरण है ।* ऐसे प्रसंगों पर राघा 
का संकोच रति रस का संव्वद्धन करने में पूर्ण सहायक होता है। विपरीत रति 
का वर्णन सूरदास ने एक स्थल पर श्रच्छा किया है। 'नागरी' विपरीत रति 
में संकोच सहित लिपट जाती है। * सख्यों द्वारा रति-सुख प्रसंग को जान 
लिये जाने पर गोपन की प्रवृत्ति में संकोच दीख पड़ता है-- 


१3 सूरसागर 
£ सूरसागर पृष्ठ ३१३ बे० प्रेस । 
$ प्यारी लाजन सकुची जात । 
ज्यों-ज्यों रति प्रतिबिम्ब सामुहें श्राससी माँह लखात। 
कहत लाख यहि दूरि राखिये, बलकरि कषंत गात । 
“हरीचन्द्र! रस बढ़त श्रधिक भ्रति, ज्यों-ज्यों तीय लजात । 
भारतेन्दु ग्रन्थावली पू० ४५८ 
सूर स्याम विपरीत बढ़ाई। 
नागरि सकुचि रही लपटाई। पद २२६६ सूरसागर 


भक्ति-काल मैं रूप-सौन्दर्य ३२१७ 


मोहनलाल के रसमाती । 

वधू गुपति गोपति कत मोसों, प्रथम नेह सकुचाती । 

जै श्रीहित हरवंश वचन सुनि भामिनि भवन चली मुसुकाती । 

हित चौरासी पृ० २६ 

रति प्रसंग के कुटूटमति अनुभाव' पर लज्जा का यही दृश्य मूतिमान 
हो जाता है । सूर की पैनी दृष्टि द्वारा ब्रीडा का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया 
है । रंग में फूले कृष्णा मुख का स्पर्श करते हैं और प्यारी लज्जा से संकुचित 
होती जाती है । 


१. आजु रंग फूले क्‌ वरि कन्‍्हाई। 
मुख परसत सक्‌्चत सुकुमारी, मनहि मन ग्रति भावत । 
तब प्यारी कर गहि मुख टारत, नेकहुँ लाज नआ्रावत । सू. २०७५ 


प्यारी के इस निषेघ श्रौर वचनों द्वारा कृष्ण को भिड़क देने में रस 
का संवद्ध न होता है और “प्यारी' का आकर्षण बढ़ जाता है। नायक कृष्ण 
की प्रेम-विद्ललता दर्शनीय हो जाती है | वस्तुत: दाम्पत्य का सम्पूर्ण सुख ऐसी 
ही चेप्टाओं में वर्तमान रहता है । 
नायिका के संकोच से ही इन कवियों की मानसिक तृप्ति नहीं हुई । 
प्रपितु नायक के संक्रोच का वर्णान एवं चित्र भी उपस्थित किया गया है । अप- 
राधी मनोथ्रृत्ति के कारण प्राय: नायक पक्ष में ऐसे संयोग का वर्णान मिलता है । 
नायक कृष्णा की रमणाशील वृत्ति अ्रन्य नाथिका में श्रासक्त हो जाती है। वे 
रति- भोग के उपरान्त राधा के पास लौटते हैं, परन्तु उनके नेत्र नमित हैं, 
गति मन्यर है भ्ौर दृष्टि मिलाने का साहस नहीं होता। उनकी इन अनुभावगत 
चेप्टाओं का वणंन खण्डिता प्रसंग पर देखा जा सकता है । 
१. बलि-बलि जाऊँ रसिक गिरघर प्रिय, नीके आए प्रात तमचुरके बोले । 
इतो संकोच कौन कहो मानत, भ्रधिक लजाय रहे बिन बोले ।? 
२. कौन के भोराये भोर झ्राए हो भवन मेरे, 
ऊँची दृष्टि क्यों न करो कोन ते लजाने हो ॥/77 हट हि हक 
कृष्णदास प्रभु छोड़ो श्रटपटी रहे हो लाल, 
प्राज हों तुम्हें देखि नीके पहचाने हो ॥ह 





2 अ्रप्टछाप पदावली-पृ० ६३ इष्णदास का पद 
ढ़ का जग ६७ जा 


२१८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


इस उदाहरण में रेखाओं के स्वच्छन्द प्रयोगों द्वारा खण्डिता नायिका 
व रसिक नायक का अच्छा चित्र प्रस्तुत हुआ है । 

उपयु क्त विश्लेषण से प्रकट हो जाता है कि लज्जा स्त्रियों का प्रमुख 
प्राभूषण है, जो संयोग की भ्रवस्था में रति-बद्ध क चेप्टा के रूप में प्रकट होता 
है । प्रिय का प्रत्यक्ष-दर्शन, प्रिय सम्बन्धी रस-चर्चा श्रथवा प्रिय की स्मृति 
मात्र से इस लज्जा का उन्मेष होता है। इस लज्जा में सामाजिक नियमों की 
स्वीकृति वर्तमान रहती है । नय वय में इसका मधुर रूप देखने को मिलता 
है । यह रूप दो ढंग से अ्रपना विकास प्राप्त करता है :-- 


(१) रति-मूलक आनन्दवरद्ध क चेष्टाप्नों के रूप में । 
(२) प्रनुभाव के कथ्य मात्र से । 


इन दोनों में रति मूलक ग्रानन्द-वद्ध क चेष्टाओं का महत्व रस की 
दृष्टि से अ्रधिक है । इन चेप्टाओ्रों के विभिन्न शारीरिक परिवतंनों एवं प्रनु- 
भावों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया जा इुका है। संयोग के भ्रवसर पर 
इन चेष्टाओ्रों में निषेध से रस बढ़ता है, नायक की लालसा में वृद्धि होती है 
और नायिका ग्राकषक प्रतीत होने लगती है । 


“निषेध-परक-सौन्दर्य ”--निषेध भ्रस्वीकृति का बाहरी दिखावा है। 
इसके मूल में मानसिक स्वीकृति मूलक सम्मति होती है, परन्तु संयोग प्रसंग में 
स्पष्टत: अपनी स्वीकृति दे देना शालीनता के विपरीत है, सौन्दर्य एवं भ्राकषंण 
का बाघक है । मुग्धा की कमनीयता, उसका आकपंणा इसी "निषेध' में छिपा 
रहता है । नायक की रुचि को बढ़ाने का यह एक प्रमोघ श्रस्त्र है, जिससे एक 
प्रोर नायिका के प्रति नायक ललकता है भ्रोर दूसरी ्रोर संयोग सुख में सह- 
जता श्ौर रस की सान्द्रता बढ़ जाती है। यही सान्द्रता और व्यक्तित्व का पूर्ण 
निलय संयोग का वास्तविक सुख है। अनुभावों से शून्य झौर स्वीकृति-गर्भ- 
निषेध से रहित नायिका का सौन्दयं पूर्णां तन्‍्मयता उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
हो पाता । यही कारण है कि प्रोढ़ा या प्रगल्भा की तुलना में मुग्घा का निषेधा- 
त्मक भ्रनुभाव नायक के मन में रस-भाव का संचार करने में अधिक समर्थ 
होता है । इसी से संयोग के प्रसंग पर भक्त कवियों ने मुग्धघा के निषेघात्मक 
सौन्दर्य को अपने काव्य का विषय बनाया है। रस का वास्तविक स्फुरण और 
उद्दीप्ति निषेध के माध्यम से ही सम्भव है । 


संयोग के भ्रवसर पर यह निषेघ नायिका पक्ष का आभूषण बनता है। 
नायक-पक्ष में निषेघ का वर्ण न साहित्य में नहीं किया गया है, क्योंकि नायक 


भक्तिकाल में रूप-सौस्दर्य २१६ 


भोक्ता और नायिका भोग्या मानी जाती है।इस निषेघ के दो रूप दीख 
पड़ती हैं । 

(१) चेष्टा या श्रनुभावगत निषेध । 

(२) वचनगत निषेघ | 

निषेध के इन दोनों रूपों में कोई प्रत्यक्ष विभाजक रेखा नहीं है। एक 
के संग दूसरे की स्थिति प्रायः बनीं रहती है । वचनगत निपेघ में सिर संचालन 
भ्रादि प्रांगिक क्रियाश्रों का योग रहता ही है | भ्रनुभावगत निषेध में ग्रत्यधिक 
शालीनता मुग्धा को मोन रहने की प्रेरणा देती है । आंगिक चेप्टाओं के साथ 
वचन या वाणी का स्फुरणए हो भी सकता है श्रोर नहीं भी होता है । कवियों ने 
प्राय: प्रत्येक स्थिति में इसका वर्णान किया है । 


श्रनुभावगत निषेध--संयोग या रति-प्रसंग पर मुग्घा नायिकाएँ श्रपनी 
स्वीकृति-निषेध को आांगिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त कर देती हैं । यह निषेघ छेड़- 
छाड़ के प्रसंग पर या रति-प्रसंग पर दीख पड़ता है-- 
अ्लक संवारन व्याज मैं, परस्यो चहत कपोल । 
मृदुल करनि डारति भटकि, रसमय कलह कलोल | ध्रवदास 
यहाँ कृष्ण द्वारा कपोल स्पर्श करने की इच्छा और नायिका की 
श्रनिच्छा व्यक्त की गई है । यह श्रनिच्छा आंगिक चेट्टा द्वारा स्पष्ट है। 'मृदुल 
करनि डारति भटकि” कोमल करों से प्रिय के हाथों को भटक देने में क्रोघ 
की व्यञ्जना न होकर निषेध मूलक प्रेम की ही व्यज्ञना है। इससे रसमय 
कलह श्राकधित करने वाला बन जाता है और मूल भाव श्रधिक रसमय वन 
जाता है । यह निषेघ स्वीकार की तुलना में श्रधिक श्राकर्पण उत्पन्न करता है । 
राघा का निषेध भाव अपने अंग का दृष्टि स्पर्श भी नहीं करने देता 
है । कृष्णा जिस श्रंग को देखना चाहते हैं, राघा उसे छिपाकर इसी निषेधात्मक 
प्रवृत्ति को व्यक्त करती हैं-- 


जो अश्रंग चाहत रसिक प्रिय, इन नैननि सों छ वाई । 
सोठां सुन्दरि पहिले ही राखति बसन दुराई। 


रस-रत्नावली पद ४० पध्रवदास 


वसन से अंगों को छिपा देना निषेध की अनुभावगत या चेष्टागत क्रिया 
है । इस प्रकार की चेप्टाएँ कई स्थलों पर दीख पड़ती है। कभी नेत्र मूदने में, 
कभी श्रंगों के स्पर्श में यह्‌ निषेध दीक्ष पड़ता है :-- 


२३२० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्द्य 


१. मूदि रहै पिय प्यारी लोचन । 
मन हरखित मुख खिभत सखिन कहि चतुर चतुरई भाव । सूरसागर 
यहां मुख से खीभने में श्रस्वीकार न होकर प्रेम का प्रदर्शन है, इसी से 
मन की प्रसन्नता व्यक्त की गई हैं। 'मन-हरखित' का यही रहस्य है | मुख से 
खीजना तो एक दिखावा मात्र है। 
अंगों के स्पर्श करने में निषेध का भाव व्यक्त किया गया है। प्यारी 
संकोच करती हुई इसका निवारण करना चाहती है । कृष्ण के मुख को अपने 
हाथों से हटाती हुई इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैं :-- 
कबहुँक कुच कर परस कठिन ग्रति, तहां बदन परसावत । 
मुख निरखति सकुचति सुकुमारी, मनहि मन ग्रति भावत । 
तब प्यारी कर गहि मुख टारत, नैकु लाज नहिं ग्रावत । 
सूरसागर ३०७५ 
यहां मुख हटाने में लज्जा और निषेध के दोनों ही भाव लक्षित हो 
जाते हैं । यह निषेध करों द्वारा व्यक्त किया गया है। हरिराम व्यास ने ऐसे 
प्रसंग के उद्घाटन पर नेत्रों का सहारा लिया है । 
“स्याम काम वस चोली खोलत, आ्रातुर निसि क॑ भोरे । 
डांडी छाड़ि करत परिरम्भन, चुम्बन देत निहोरे। 
सैननि बरजति पियहिं किसोरी, दे कुच कोर अंकोरे । 
बचन-निबेध--दैनि : जीवन की छेड़-छाड़ मूलक विभिन्न क्रियाओ्रों में 
नायिका द्वारा ववन-निवेध आकर्षक हो जाता है । दान-प्रसंग पर इस प्रकार 
के निषेघ का वर्णान प्राय: किया गया है। एक गोपी कहती है कि कृष्ण भ्ाज 
प्रातः काल से ही भगड़ा कर रहे हैं। वैसे तो मैं दही नहीं दे सकती, परन्तु वे 
छीन कर चाहे सम्पूर्ण दही ले लें। उसके इस वचन-निषेध में भी उसका मन 
कृष्ण में प्रटका रहता है भ्रोर उसका पग आगे बढ़ता ही नहीं है ।! इस पद्म में 


7 भोरहि ते कान्‍ह करत मों सो भगरो । 
झौरनि छांडि परे हठ हमसों, दिन प्रति कलह करत नह डगरो । 
अनबोहिनी तनक नहिं वेहों, ऐसे हि छीनि लेहु बढ सगरो। 
अंचल खेंचि-खेंचि राखति हो, जान देहु अभ्ब होत है दगरो। 
मुख चूमति हँसि कंठ लगावति भपुहि कहति न लाल अचगरो । 
सूर सनेह ग्वारि मन अ्रटक्यो, छाड़हु दियो परत नहीं पगरो। 


परम मगन है रही चिते मुख, सबते भाग याहि को प्गरो | 
सूरसागर 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २२१ 


'ऐसेहि छीनि लेह वरु सगरो” कहने से दही के छीत लिये जाने पर सुख की 
अनुभूति और तदर्थ स्वीकृति की पूर्ण व्यक्जना है । दए्ग द्वारा किये जाने वाले 
ग्रालिगन का गोपियाँ निवारण करना चाहती हैं । इस नियेब से उनके मिलन 
की इच्छा अ्रधिक प्रवलता से व्यक्त हो जाती है । ऐसे दान के प्रसंगों पर निपेघ 
के दिये गये कारणों से मन की अ्रभिलापा ही व्यक्त होती है। इस दृष्टि से 
निवारण तो इच्छा-पूति का माध्यम है। इसमें कृत्रिमता अथवा बनावटी पन 
नहीं दीख पड़ता है, अपितु ग्रन्तः:करण की सम्पूर्ण लयता के साथ गोपी के मन 
की समस्त चेतना कृष्णा क॑ सुखानुभूति में अपने जीवन की सार्थकता पा लेती 
है । निषेघ तो मिलन का एक वहाना मात्र है, जिसके ग्रभाव में संयोग सुख 
में फीकापन आा जाता है । 

दान-लीला प्रसंग पर गोपियां कृष्ण की क्रियाग्रों के अनौचित्य का 
प्रतिपादन करती हैं । उनका कथन है कि हमारे योवन में इनकी आंख क्‍यों 
गड़ती है “हमरो जोबन रूप आँखि इनकी गड़ि लागत” । वे नाना प्रकार से 
कृष्णा की बिनती करती हैं, उन्हें छोड़ देने को कहती हैं, परन्तु मन में सानिध्य- 
लाभ की लालसा बनी रहती है |? कृष्ण के अ्रंग-स्पर्श करने पर मना करती 
हैं ।? गोपियाँ चाहती हैं कि क्रप्णा चले जाँय, परन्तु उनका हाथ नहीं छोड़तीं । 
इस निवारण का श्रपना महत्व है ।* वचन द्वारा इस निपेघ में हृदय की 





7 मद्रकी ले जु उतार घरी । 
इन मोहन मेरो अँचरा पकरयो, तब हों बहुत डरी। 
मोहि को तुम गहि जू रह्मो हो, संग की गई सगरी । 
पैंया लागि करत हों बिनती, दुहुँ कर जोरि खरी। 
परमानन्द प्रभु दधि वेचन की बिरियाँ जात टरी। 
श्रष्ट० परि० पृ० १६२ 
2 (३) मोहत मनमथ मार, परसत कुच नीवी विहार । 
वेपणु. युत नेति-नेति वबदति भामिनी। 
(४ ) वधू कपट हठि कोप कहत कल नेति-नेति मधु बोल । हित हरिवंश 
(४9) स्यथाम काम-बस तोरि कंचुकी, कर जनि गहि कुच कोर । 
स्थामा मुच-मुच कह, खण्डित गंव भ्रघर की ओर ॥ 
पृ० ३८५ पद २८० उत्तराद 
3 राघा सकुचि श्याम मुख हेरति, 
जाहु-जाहु मुख ते कहि भाषत, करते कर नहिं छूटत । 
सूरसागर । बे० प्रेस पृ० ३१३ 


र्श्२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सौन्दर्य 


सम्पूर्ण कोमलता ग्रभिव्यक्त हो जाती है । छेड़-छाड़ के प्रसंगों पर इस प्रकार की 
निषेधात्मक उक्ति दीख पड़ती है । एक गोधी क्रप्णा के प्रचगरी करने पर उसे 
मना करती हुई कहती है कि 'हे नन्द के लाल, इस प्रकार की वातें न करो, 
मेरा अंचल छोड़ दो, ग्रन्यथा वहुत जंजाल में पड़ जावोगे । भ्रभी तो तुम्हारी 
अवस्था भी नहीं ग्राई है । 'तरनई' तो ग्रा जाने दो और मेरे उर से अपना 
हाथ उठालो, ग्रन्यथा मोतियों की यह माला टूट जायगीः-- 

ऐसे जनि बोलहु नन्दलाला । 

छांड़ि देहु भ्ंचरा मेरो नीके, जानत श्र सी बाला। 

बारम्बार मैं तुम्हहि कहत हाँ, परिहो बहु जंजाला। 

जौबवन रूप देखि ललचानो, ग्रवही तें ये ख्याजा। 

तरुनाई तन आावन दीजे, कत जिय होत विहाला। 

सूर स्थाम उरते कर टारहु, हृटे मोतिन' माला। 


इन पंक्तियों में निषेघ का अश्रनोखा सौन्दर्य है। निषेध और स्वीकृति 
इन दोनों का मिश्रित भाव भी कहीं-कही देखने को मिल जाता है। परमानन्द 
दास ने इसी प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है। उनके वर्णन में गोपी एक प्लोर 
बाँह पकड़ने से ममा करती है श्रौर दूसरी ग्रोर कदम्ब की छाया में बेंठकर 
कृष्ण से वार्तालाप भी करना चाहती है। वह कहती है कि तुम बड़े व्यक्ति के 
पुत्र हो । भ्रतः तुम्हारी बात को अस्वीकार भी तो नहीं कर सकती हू-- 
न गहो कान्ह कोमल मेरी बहियाँ । 
सुन्दर स्थाम छबीले ढोटा, हों नहिं भ्राऊं या बन महियाँ । 
ब्रज वसि वास बड़े को ढोटा, करि न सकति तुम सौं फिर नहियाँ। 
परमानन्द प्रभु कहि निबहाँ कछु, बेठहु नेकु कदम की छहियाँ। 
इन उद्धरणों से स्पष्ट हो गया कि शज्भार के संयोग पक्ष में निषेष 
का स्वीकारात्मक चमत्कार अनेक रूपों में वर्णित है। वचन-निषेघ झौर क्रिया- 
निषेध द्वारा मन की भूठी अ्रनिच्छा बताई गई है। इससे नायक का नायिका 
के प्रति भ्राकषण बढ़ जाता है। वह भ्रपनी चेष्टाओों के कारण मोहक प्रतीत 
होने लगती है। यह मोहकता रूप-सौन्दय्य का साधक वन जाता है। इसी से 
रस की सिद्धि होती है। भ्रतः भ्राकषंण को बढ़ाकर मन में रति का संचार 
करने में इन चेष्टाओ्रों की प्रनिवाय्यंता स्वीकार्य है। इन विशेष चेष्टाओों के 
साथ अलंकार मूलक सामान्य चेष्टाप्रों से भी रूप का झाकषंण बढ़ जाता है । 


(ख) सामान्य-चेष्टा-चेष्टा द्वारा झ्ालम्बन की सोन्‍्दर्य-वृद्धि को 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २२३ 


स्पष्ट करने के लिय्रे उसे विशेष और सामान्य चेष्टाग्रों में विभाजित किया 
गया था । सामान्य-चेष्टा के अन्तर्गत अलंकारों का संकेत किया जा चुका है । 
यौवन में ये अलंकार नायिका के सौन्दर्य को बढाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 
इनके कारण शरीर में मोहकता एवं आकर्षण का आविर्भाव होता है। इन 
अलंकारों की तीन कोटियां--अंग ज, श्रयत्तज और स्वभावज-वताई गई हैं । 
इनमें भ्रयत्नज अलंकार चेप्टापरक न होकर गुण-परक है, क्योंकि ये कृति-साध्य 
नहीं हैं, अपितु स्वत: ही गुणों के रूप में इनका उद्भव होता है । स्वभावज 
श्रलंकार स्वभाव सिद्ध होते हुए भी क्रृति की अपेक्षा रखते हैं । भ्रंगज अलंकारों 
में भी शारीरिक व्यापार ही भावों के वहन किये जाने का प्रधान साधन बनता 
है। इससे केवल अंगज और स्वभावज अलंकारों को ही चेप्टा के अन्तर्गत 
मानेंगे । श्रंगज अ्रलंकार के अन्तर्गत, हाव, भाव और हेला की गणना होती 
है | निविकार चित्त में उत्पन्न प्रथम काम-विकार की भाव' संन्ञा है । 'हाव' 
में यही भाव भृकुटि नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों द्वारा प्रकट कर दिया जाता 
है । इन दोनों में हाव में शारीरिक-व्यापार की प्रधानता होती है और “भाव 
में मानसिक वृत्तियों में एक परिवर्तन झा जाता है । दोनों के एक-एक उदाहरण 
से इसे स्पष्ट किया जा सकता है :-- 
१. खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी । “7 
श्रौचक ही देखी तहें राघा, नैन-विशाल भाल दिये रोरी ॥४०४४४ 
सूर-स्याम देखत ही रीके नैन नैन मिलि परी ठगोरी। 
सूरसागर १२६० 
२. राघा को मैं तबहि जानी । 
अपने कर सों माँग सवारे, रचि-रचि बेनी वानी । 
मुख भरि पान मुकुर ले देखति, तासों कहति श्रपानी । 
लोचन श्रांजि सुघारति कर जनि, छांह निरखि मुसकानी । 
बार-बार उरजनि श्रवलोकति, वा तें कोन सयानी। 
सूरदास जैसी है राघा, तैसी मैं पहचानी | 
सूरसागर २६७० 
इन उदाहरणों में से प्रथम में श्रीकृष्ण के चित्त में राघा को देखकर 
रीभने का भाव उत्पन्न हो गया श्रौर दूसरे में राघा की विभिन्न चेष्टाएँ उसकी 
संभोगेच्छा को प्रकाशित कर देती हैं। इन चेष्टाओं में लोचनों को प्रांजना, 
उरज को देखना श्रादि काम मूलक चेष्टाएं हैं । यही चेष्टा सुव्यक्त होकर 'हेला' 
कह्दी जाती है। 


रे मध्यकालौन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


१. देखि सखी मोहन मन चोरत । 
नैन कटाच्छ, विलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विवि मोरत । 
सूरसागर पद रेडर३र 
स्पष्ट हो जाता है कि अंगज अलंकारों के द्वारा मोहकता बढ़ाने की 
चेष्टा की जाती है। इन अलंकारों से काम-मूलक विलास चेप्ठाओं का ज्ञान हो 
जाता है । 
स्वभावज श्रलंकारों में चेप्टापरक केवल दश अलंकारों की ही गएना 
की गई है । इन्हें उनकी चेप्टा की प्रवृत्ति के अनुसार भ्रनेक भागों में बाँट दिया 
गया है । 
त्वरा से युक्त चेष्टा में 'विश्रम' की गणना होगी । इसमें प्रिय-प्रागमन 
के समाचार को सुनकर भूपणों का अन्य प्रंगों में पहन लेने की क्रिया सम्पन्न 
होती है । 
निसिवन को जुवती सबधाई । 
उलटे श्रंग ग्रभूषन ठाई । सूरसागर १६०७ 
(२) विच्छित्ति,' श्रौर ललित* में प्रसाधन गत चेष्टा वर्तमान रहती 
है। भ्रल्प रचना से शरीर शोभा का बढ़ जाना विच्छित्ति तथा संयोग के समय 
अ्रंग-विन्यास आदि आ्रांगिक चेष्टा से मोहकता को बढ़ा लेना 'ललित” कहा 
जाता है। यथा-- 
१. धनि वृषभानु-सुता बड़ भागिन। 
कहा निहारति प्रंग-अंग छबि धन्य स्याम भनुरागिनि । 
आ्रौर तिया नख-सिख सिंगार सजि, तेरे सहज न पूरे । 
रति-रंभा, उर्वसी, रमा सी, तोहिं निरखि मन भूरे। 
सूरसागर ३०६२ 
इस उदाहरण में जिस सौन्दर्य को भ्रन्य ललनाएँ प्रसाधनादि से प्राप्त 
करती हैं, उसे वृषभानुसुता सहज में ही उपलब्ध कर लेती है । 


१ झआधो मुख नीलाम्बर सों ढकि, विथुरी झलक सोंहै । 

एक दिसा मनु मकर चाँदनी, घन विजुरी मन मोहैं। सूरसागर २८०६ 
2 मनो गिरवर ते आवति गंगा। बन 

गौर गात दुति विमल बारि-विधि कटि तट त्रिवली तरह तरंगा। 

रोम राजि मनो जमुन मिलि प्रघ, भेवर परत मानो भ्र्‌ भंगा ॥ 


सूरसागर ३०७२ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य॑ २२५ 


(३) लीला के स्रन्तर्गत रम्य-वेण, क्रिया और प्रेमपूर्णा वचनों से 
पारस्परिक अनुकरणा की प्रवृत्ति रहती है। इसमें नायक-नायिकाओं में नकल 
“या अनुकरण की चेष्टा का वर्णान होता है ।! इस ग्रनुकरण के द्वारा प्रेम की 
प्रगाढ़ता का ग्राभास मिल जाता है । 

(४) अभिव्यक्ति मूलक चेप्टा में 'कुदमित' में निषेध का सौन्दर्य, 
'विव्बोक' में गर्व और अ्रभिमान के कारण त्रिय के अनादर से उत्नन्न प्रेम 
भाव की सान्द्रता और 'विहत” में समय के अनुकूल अपने भावों को प्रकट न 
कर सकने के कारण लज्जागत सौन्दर्य होता है। यथा :-८ 

(क) आजु रंग फूल कुवर कन्हाई । 

कब॒हुँक अवर दशन भर खण्डित, चाखत सुधा मिठाई । 
कबहुँक़ कुच कर परस कठिन ग्रति, तहाँ वदन परसावत | 
मुख निरखति सकुचति सुकुमारी, मनहि मन श्रति भावत । 
तब प्यारी कर गहि मुख टारति, नैकु लाज नहिं आवत । 
सूरदास प्रभु काम सिरोमरि, कोक-कला दिखरावत। 
सूरसागर ३०७५ 
(ख) वरज्यौ नहिं मानत तुम नैकहुँ, उलभत-फिरत कान्ह घर ही घर । 
मिस ही मिस देखत जु फिरत हो, जुवतिनि-बदन कहौ कारक बर । 
सूरसागर २६६१ 
इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः कुदमित श्रौर विव्वोक के भाव को व्यक्त 
किया गया है। 

विशेष प्रकार की चेप्टाओं से इन भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है । 
“विह्ृृत' में श्रपने भावों की ग्रभिव्यक्ति ही नहीं हो पाती है। प्रिय-मिलन के 
अ्रवसर पर लज्जादि के कारण अ्भिलापाएं अतृथ्त ही रह जाती हैं । 

१. कहत कछु नहिं श्राजु बनी । 

हरि आये हों रही ठगी सी, जैसे चित्त घनी । सूरसागर 





7 तिहारी लाल मुरली नेक बजाऊं। 
जो जिय होति प्रीति कहिबे की, सो घरि श्रघर सुनाऊं । 


न हबमन 3 2००%... *+%% 


तुम बैठो हढ़ मान साजि क॑, मैं गहि चरन मनाऊँ । 
तुम राघे हो, मैं हों माघो, ऐसी प्रीति जगाऊँ। सूरसागर २७५६ 


२२६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


(५) विलास, किलकिज्चत और मोट्टायित का सम्बन्ध प्रिय के संदर्भ 
में वना रहता है। 'विलास' प्रिय-दर्शनादि से उत्पन्न वैशिष्ट्य का बोधक है । 
यह शारीरिक चेष्टा या प्रेम के मधुर प्रदर्शन द्वारा व्यक्त होता है। भक्ति काल 
में स्त्री श्रोर पुरुष दोनों ही पक्षों में विलास की यह भावना व्यक्त की गई है ।* 

किलकिज्चित्‌ में विपरीत एवं भिन्न-भिन्न भावों की सबलता रहती 
है । इसमें प्रसन्नता, दुःख झ्रादि प्रनेक भाव एक साथ व्यक्त किये जाते हैं। इन 
क्रियाप्रों से प्रेम के श्राधिक्य की बव्यञ्जना होती है ।* प्रिय वार्ता प्रसंग पर 
उसके प्रति अन्यमनस्कता दिखाना 'मोहायित' कहा जाता है ।२ 

चेष्टापरक इन सभी अ्रलंकारों से स्पष्ट है कि इनके मूल में प्रेमाधिक्य 
श्रौर संयोग सुख की भावना वर्तमान रहती है। इनसे शारीरिक आकपंण एवं 
मोहकता की वृद्धि होती है। नायिका की इन श्रनुकूल चेष्टाओं से मन में उल्लास 
श्रौर प्रसन्नता होती है, नेसगिक शोभा में मादकता ग्राती है और व्यक्तित्व का 
रूपाक़र्पणा वढ़ जाता है । भ्रतः भ्रालम्बन की गुणगत और चेट्टापरक विशेषताओरों 
द्वारा उसके सौन्दर्य की वृद्धि होती है। इन चेश्ाग्नों श्रादि के साथ वाह्म-प्रसाधक 
उपकरणों से भी रूप का आ्राकपंण बढ़ जाता है। 


गय सखियन बीच नागरी भ्रावे । 

छवि निरखत रिस्यो नन्दनन्दन, प्यारी मर्नाह रिभावें। 
कबहुँक भ्राग, कबहुँक पीछे, नाना भाव वबतावे। 
राघा यह प्रनुमान करे, हरि मेरे चितहि चुरावे। 

सूरसागर २०५८ 

गागरि नागरि ले पनघट तैें चली कौ प्रावे। 
ग्रीवा डोलति, लोचन लोलति, हरिके चितहि चुरावे। 
ठठकति चले, मटकि मुख मोरे, बंकट भोंह चलावे। 


सूरसागर २०५६ 


(कं 


जा 


£ सोच परयो मन राधिका, कछु कहत न झआञावे। 

कछु हरप, कछु दुख करे, मन मौज बढ़ावे । 

कबहुँ विचारत निठुर हूं, सखि ज्वाव बनावे | सूरसागर २६६२ 
3 मूदि रहे पिय प्यारी लोचन। 

अति हित बेनी उर परसाये, वेष्टित भुजा अमोचन। 

मन हरषित मुख खिजति सखिन कहि चतुर चतुरई भाव । 

सूर स्याम मन कामिन के फल, लूटत हैं इहि दांव। 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २२७ 


प्रसाधनगत-सौन्दर्य :-- 

रूप और सौन्दर्य के अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करते हुए बताया जा 
चुका है कि सौन्दर्य साधक सम्पूर्णा उपकरणों की दो कोटियां हो जाती हैं । 
उन्हें श्रात्मगत और वाह्म उपकरणों के रूप में स्पष्ट किया जा चुका है। 
आत्मगत उपकरण के ञ्रन्तगंत गुणा और चेप्टा तथा बाह्य उपकरण में “्रल॑- 
कृति” एवं 'तटस्थ” साधनों की चर्चा की गई है । 

पात्र के शरीर से भिन्न सौन्दर्य-साघक श्रन्य उपकरणों को बाह्य उप- 
करण की संज्ञा दी जाती है। ऐसे उपकरणों में प्रसाधनगत उपकरणों द्वारा 
सौन्दर्य में निखार ग्ा जाता है और छिपा हुआ सोन्दर्य प्रकट और स्पष्ट हो 
जाता है । इसीसे प्रसावन सामग्री द्वारा सौन्दर्य को बढ़ने का प्रयास सदा से होता 
श्राया है । वाह्य उपकरणों के माध्यम से सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग में 
लाये गये श्रज्ञार-प्रसाधनों की संख्या सोलह मानी गई है। उबटन, मंजन, 
मिस्सी, स्नान, सुवसन, केश-विन्यास, मांग-भरना, अंजन, महावर, विन्दी, तिल 
लगाना, मेहंदी, गन्ध-द्रव्य, श्राभूषण, फुलमाला और पान रचाना | विश्लेषण 
करने से ज्ञात हो जाता है कि इन सभी उपकरणों को तीन कोटियों 'में बांदा 
जा सकता है:-- 

१. शरीर पर लगाये जाने वाले उपकरण-इन उपकरणों का स्वतंत्र 
श्रस्तित्व होता है । उबटन, मंजन, मिस्सी, मांग-भरना, अंजन, महावर, बिन्दी, 
तिल, मेंहदी श्रौर सुगन्धित द्रव्यों की गणना इसके अन्तगंत होती है । 

२. शरीर पर घारण किये जाने वाले उपक २ण-इनके भ्रन्तगंत वस्त्र, 
घातु एवं रत्नों से निर्मित श्राभूषण और फूल मालादि का प्रयोग होता रहा है। 

३. प्रन्य उपकरणों में स्नान, केश विन्यास और पान की गणना 
होगी । इनमें स्नान से शारीरिक निर्मलता और स्वच्छता श्राती है, केश-विन्यास 
से सजावट बढ़ती है और पान द्वारा मुख का सौन्‍्दय वृद्धि पाता है। 

उपयुक्त सभी उपकरणों के सामूहिक प्रयोग से रूप खिल उठता है 
श्रौर व्यक्तित्व का श्राकर्षण बढ़ जाता है। यही कारण है कि इनके प्रयोग की 
परम्परा विशेषतः स्त्रियों में ही रही , पुरुषों ने इन सभी सोलह प्रसाधनों का 
प्रयोग नहीं किया है। पुरुष पक्ष में केवल उबठन, स्नान, वस्त्र, प्राभूषण, 
माल्यादि और पान का ही वर्णशंन मिलता है। शरीर की रक्षा और शोभा 
बढ़ाने वाले साधनों में घारण किये जाने वाले उपकरणों की महत्ता अधिक 
होती है। महत्ता के इस क्रम के आधार पर पहले इन्हीं का वरणंन किया 
ज़ायगा:-- 


न 
ल्‍्ज 
हर] 


मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


(क) धारण किये जाने वाले सौन्दर्य के उपकरण--इनमें वस्त्र आभू- 
पण ओझ्रौर फूल मालादि को स्थान मिला है । प्राव्ति के मूल स्रोत के आधार 
पर घारणा किये जाने वाले सौन्दर्य-प्रसाथनों के तीन वर्ग हो सकते हैं (१) 
त्स्त्रादि जिसका निर्माण मछुष्य द्वारा होता है। (२) खनिज पदार्थ अर्थात्‌ 
घातुओं (स्वर्णादि) से वनाये जाने वाले आभूषण आआ्रादि (३) प्रकृति से 
प्राप्त होने वाले सौन्दर्य-साधक उपकरणों में फूलमाला आदि द्वारा झ्लाकर्षण 
को बढ़ाया जाता है। इन तीनों प्रकार के उपकरणों में वस्त्रों की प्राथमिकता 
सर्वमान्य है । श्रतः सबसे पहले इन्हीं का वर्रान किया गया है । 

बस्त्र-- वस्त्र मनुष्य की सामाजिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । 
इन ब्त्रों के प्रयोग में ऋतु, काल, स्थान एवं पद का ध्याव रखा जाता है। 
भक्तिकालीन वत्त्रों के वर्णान में कवियों की दो दृष्टियाँ हैं। (१) दैनिक प्रयोग 
के वस्त्र (२) विशेष ऋतु और पर्व या उत्सवादि पर प्रयोग में लाये जाने 
वाले वस्त्र | इन दोनों ही प्रकार के वस्त्रों की चर्चा भक्तिकालीन साहित्य में 
मंनोयोगपूर्वक की गयी है। वस्त्रों में तनसुख, ताफता भर खासा आदि 
वस्त्रों का वर्णन है, इन्हें अ्रम्बर, चीर, पट, बसन ग्रादि के नाम से वर्शित 
कया गया है। अवस्था और लिंग के अभ्रनुसार बस्त्रों में परिवर्तन होता 
रहा है । 

बालकों का श्ज्भार कुलह, कुलही, पाग, पगा भ्रादि से होता था। 
शरीर के भ्रन्य अंगों में काछनी, चोलना, भगुली, पदुका, पिछोरा, पित।म्बर, 
बागा और सूथनादि घारण करते थे। श्री कृष्णा के पीत और नीले वस्त्र का 
वरणंन 'है। श्रीकृष्ण का पीताम्वर युक्त शरीर विशेष सुन्दर हो जाता है। 
घीती के स्थान पर' काछनी का प्रयोग किया गया है। उपरैना और पिछौरा 
द्वारा श्रोढ़ने का काम लिया जाता था । पाग द्वारा सिर की शोभा बढ़ाते थे, 
“बलि कु तल बलि पाग लटपटी” “लटपटी पाग पर जावक की छवि लाल ।/ 
कूलह औ्रौर 'पनही''का प्रयोग होता था, 'पहिर पिताम्बर चरन पावरी, ब्रज 
वीथिन में जात / पुरुषों के वस्त्रों में घोती और पिछौरा का वर्णन मिल जाता 
है, “यह कहि नन्‍्द गए जमुना-तट ले घोती भारी विधि कमेंट ॥” 

सूरसागर ' १०:४४ 

स्त्रियों के बस्त्रों में भक्त कवियों ने श्रवस्था का ध्यान रखा 'है। इस 

दृष्टि से इन वस्त्रों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । (१)बालिकाओं के 
वस्त्र (२) स्त्रियों के वस्त्र । 

/ बालिकाओं के वस्त्र में शरीर के वर्ण का ध्यान रखा गया है। गोरे 

शरीर पर नील वसन और कटि में फरिया का वर्णन मिलता है “नील बसन 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य ॥॒ २२६ 


फरिया कटि बांधे वेरी रूचिर भाल भकभोरी ।'”! सूथन, नारावंद, श्रोढ़नी श्रौर 
चूनरी का वर्णन मिलता है ।? ध्यान रहे कि इन कवियों ने सामान्यतया वयः 
प्राप्त बालिकाग्रों के वस्त्रों का ही ध्यान रखा है। किशोरी ललनाओं के प्रति 
इनकी अ्रधिक रूचि रही है। इनके श्रोड़ने वाले वस्त्रों में चुनरी का अ्रधिक प्रयोग 
हुआ है ।* 

स्त्रियों के वस्त्रों का वर्णन और उससे उत्पन्न होने वाली शोभा को 
सभी भक्त कवियों ने प्रमुखता प्रदान की है। वस्त्रों के इस वर्णन में कवियों की 
दो हृष्टियां दीख पड़ती हैं:-- 

(१) कस्त्रों की सामग्री, वनावट, रंगादि की चर्चा । 

(२) अ्रवस्था और परिस्थिति के अनुसार बस्त्रों में परिवर्तन और 
उनकी आकर्षक योजना । 

इन दोनों हृष्टियों में कवियों की प्रसाथक प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित हो जाती 
है । इस काल के प्रयोग किये जाने वाले बत्त्रों में दुकूल, बसन, ग्रम्बर, परिधान, 
कापर, चीर, वस्त्र, पट आदि का व्यवहार किया गया है । सूती और रेशमी दोनों 
प्रकार के वस्त्रों की चर्चा है । वस्त्रों के रंग-साम्य और वंपम्य द्वारा गोरे बदन के 
रूप का ग्राकर्षण बढ़ाया गया है | अ्रवस्था के अनुकूल किशोरी और तरुणी के 
वस्त्रों की बनावट ब्रादि में भ्रन्तर ला दिया गया है। कहीं-कहीं दोनों के लिये 
समान वस्त्र का प्रयोग है। किशोरी राधा की चूनरी का वर्णान भ्रौर स्त्रियों की 
चुनरी का वर्णान भी है । फिर भी दोनो के बस्त्रों में भिन्नता है । 

स्त्रियों के प्रमुख वस्त्रों में लगा, साड़ी, कंचुकी शौर श्रोढ़नी श्रादि का 
वर्णान भक्त कवियों की रचनाओ्रों में मिलता है। इन सभी वस्त्रों की सजावट 
का ध्यान सादा रखा गया है । ऐसे झ्राकर्षक वस्त्रादि का उपयोगिता मूलक 
प्रयोग वशित किया गया है। इनका मूल उद्देश्य प्रिय को रिभाना था, * ते 
गोपाल हेतु कुसंभी कंछुकी रंगाय लई ।”* वस्त्रों के रंग आदि का विशेष ध्यान 
रखा जाता था । सुरंग, पचरंग साड़ी, तन सुख की साड़ी, कूमक साड़ी, रेशम 
की साड़ी श्रौर पटोरी की चर्चा की गई है:-: 


१ सूरसारगर १०५७ 


2 सूथन जंघन बांधि नारावंद, 
फरिया दई फारि नवसारी । सूरसागर ७०८ 
श्राजु तेरी चुनरी अधिक बनी । परमानन्द ३७६ । 
» (३ ) सुरख चुनरिया भिजोई मेरो, भीज्यो पिछीरा । चतुरभुज दास २५ 
(॥ ) नीलाम्बर, पाटम्बर सारी, सेत पीत 'चुनरी' भ्रनारीर सूर० ७५४ 
< कृप्णादास पृ० ४४ अप्टछाप पदावली-सं० सोमनाथ 


२३० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सौन्दर्य 


. तैसिये सुरंग सारी पहिरे अंग । चतुभुज १२६ 
. पगनि जेहरि, लाल लेंहगा, अ्रंग पचरंग सारी । सूर १०४६ 
. चुनरी चोली बनी, चुनरी की सारी | चतुभुंज दास ३६५ 
. तन सुख सारी पहिरि भानी । चतुभु ज दास २०२ 
. लेंहगा लाल भूमकी सारी, कसू भी बरन पिय हेत रंगाई । 
कुम्मन दास ३१६ 
६. प्रेंग मरगजी 'पटोरी” राजति । सागर-वेंकटश्वर प्रेस १३२३२ 
आँगी, प्रंगिया श्रौर कंचुकी को ग्राकपंक बनाने के लिये कटावदार, 
जड़ाऊ और रत्न जटित चोली का वर्णन है । कंचन के सूत से या रत्नों के घागे 
से बनी श्रांगी का वर्णान है ;! इसमें विभिन्न रंगों के प्रयोग से ग्राकपंण उत्पन्न 
किया गया है। नील आंगी के साथ लाल मांडनि (तिकोना साज) का रंग-संयोग 
भ्रच्छा वन बड़ा है, 'श्रंगियां नील माड़नी राती ।” गोविन्द स्वामी ने पीली 
माड़नि का महत्व वर्शित किया है। 'चंपक तन कंचुुकी खुली, स्याम सुदेश 
सुढारी हो। मांडनि पिय पट पीत की ता ऊपर मोतिन हारी हो ॥$ यहाँ चम्पक 
वरण तन के साथ श्रांगी और मोती के हार का रंग-वैषम्य रूप को और अ्रधिक 
निखार कर श्राकपंण का कारण बना देता है । कंचुकी पर कसीदा काढ़ कर 
उसका प्राकर्षए बढ़ाया गया है। “कंचुकी सोभित कसीदा सु दर ।”+ 


मद ० ७ 0 ७ 


विभिन्न भ्रवसरों एवं पर्वों पर बठ-ठन कर सोलह-श् गार से युक्त होली 
खेलने का वरणांन है | गोषियों की सुरंग सारी, कसी हुई कंचुकी, नेत्रों का काजल 
रूप का आकर्षण बढ़ा देता है । 
१. सारी पहिरि सुरंग, कसि कंचुकी, काजर दे-दे नैन। 
बनि-बनि निकसि-निकसि भई ठाढ़ी, सुनि माघव के बेन । 
सूरसागर २६८० 
२. उततै सब सुन्दरि जुरि ग्राई, करि-करि श्रपनौ ठाठ। नन्ददास 
३. सकल सिंगार कियौ ब्रजबनिता, नख-सिख लौं भल ठानि । 
सू० सा० २८६१ 





१ देहों ब्रजनाथ हमारी आँगी।''''** 
सकल सूत कंचन के लागे, बीच रतनन की घागी । परमानन्द सागर २०१ 
2 सूरसागर 
3 गोविन्द स्वामी पद १३५ 
& गोविन्द स्वामी पद ४२ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २३१ 


४. आइ बनि-वनि सकल घोष की सुन्दरि, 
तजि अभिमान चली वृन्दावन । कु मनदास ७१ 
५. जुबती जन-समूह सोभित तहाँ पहिरे भूषन नाना भेस । 
चतुभु जदास ७१ 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्त्रों के कटावदार और रत्न जटित 
होने के मूल में इनका प्रयोग करने वालों की सौन्दर्य वृत्ति ही है। स्वर्ण के 
तार युक्त वस्त्रों का आकर्षण धारण करने वाली गोपियों में भी श्राकपंणा का 
विकास कर देता है । ऐसे वर्णानों में वैभव का प्रदर्शन भी होता है। वैभव 
सम्पन्न वस्त्रों का प्रयोग बहुधा होली या सावन के विभिन्न उत्सवों पर ही 
हुआ है । चत्रभुजदास द्वारा प्रस्तुत रूप-चित्रों में वेंभव की यही सम्पन्नता दीख 
पड़ती है ।! बस्त्रों के वेभव, डिजाइन रंग-साम्य और वैषम्य द्वारा व्यक्तित्व में 
भी ग्राकपंणा उत्पन्न किया गया है | इनका उद्ं श्य सामान्य “रति' का उद्दीपन 
न होकर श्रपने श्राराघ्य के रूप-सोन्दर्य को श्रधिक से अधिक रमणीय बनाना 
है । यही कारण है कि वस्त्रों के रंगादि का विशेष ध्यान रखा गया है । 


रंग-सौन्द्य-- श्रवसर के अनुकूल वस्त्रों के रूप में श्रन्तर आ गया है। 
शज्जार करते समय तनसुख की साड़ी का प्रयोग हुआ है ।” होली के अवसर 
पर ब्त्रों के रंगों में निरालापन श्रा जाता है। भूलन प्रसंग पर भी यही 
दृष्टिकोएण दीख पड़ता है। 
१. भूलन श्राई रंग हिडडोले । 
पचरंग वरन कसु भी सारी, कंचुकी सो वोरे । सू० सा० ३४५६ 
२. वाम भाग वृषभानु नन्दिनी, पहिरे कंसुभी सारी । 
चत्रभुजदास पृ. (२६६-अ्रष्ट ० परिचय से ) 
३. स्थाम अ्रंग कंसुभी नई सारी । सू० ३४१७ 
४. साँवरे तन कंसुभी सारी । ,. २७५८३ 
नन्‍्ददास ने श्यगार प्रसाधन और रंगों के श्राकर्पण के साथ रूप- 





? चत्रभुजदास पृ. ४२/पद ७८ 
2 दां तो तरल तर्यौना कार्क, भ्ररु तनसुख की सारी | सूरसागर ४४३५ 
(॥) जुबती अंग सिंगार-संवारति ।/०////०४४ 
छुद्रघंटिका कटि लहंगा रंग, तन तनसुख की सारी। स्‌. २११६ 


२३२१ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप सौन्दर्य 


सौन्दर्य का वर्णान भी किया है ।! चत्रभुजदास ने हिंडोला प्रसंग पर प्रकृति की 
पृष्ठभूमि में रंग-वेभव को दिखाया है ।2 भूलन के इस प्रसंग पर युगल रूप का 
चित्र एवं श्रीकृष्ण के सोन्दर्य का वर्णन मिलता है। ऐसे स्थलों पर रंगों द्वारा 
रूप-चित्रएा और वातावरण का निर्माण हो सका है ।* कवियों का सौन्दय- 
चित्र यहां पर दो रूपों में प्रकट हुआ है। (१) स्त्री का सौन्दर्य-चित्र 
(२) श्रीकृष्ण का सीन्दर्य चित्र । 

श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दय्य का वर्णन करने में अ्रनुरूप एवं प्रतिरूप वरां 
योजना की सहायता ली गई है । स्वर्ण दाम के अनुरूप रंग पीत काछनी और 
प्रतिरूप रंग नील वर्ण की सुन्दर योजना कृष्णदास ने की है। ' 

कटि तट सोहति हेमनि दाम । 

पीत काछ पर अधिक विराजत, न्‍्याइ लजावत काम । 

तेरे नील पट ओढ़ रसिक वर, अधिक विराजत जाम । 

अ्रष्ट० परि० पृ. २३५/ ५८ कृष्णदास 

चत्रभुजदास ने प्रतिरूप वर्णा-योजना द्वारा फहराते हुए नील पट पर 
लाल पाग का सौन्दर्य देखा है ।! छीत स्वामी ने वेष-भूषा श्रौर प्रकृति-चित्रणश 
में इसी रंग-योजना का सहारा लिया है ।* कुम्मनदास जी ने अनुकूल वर्ण - 
योजना द्वारा श्याम और पीत रंगों की संगति बंठाई है ।९ कृष्णदास ने वर्णों 


+ गोकुल की पनिहारी पनियां भरन चली, 

बड़े-बड़े नयना तामें खुभि रह्मयो कजरा । 

पहिरे कु सुभी सारी, अंग-अंग छविभारी, 

गोरी-गोरी वहियन तामें मोतिन को गजरा । 
2 छुबीले लाल के संग ललना भूलत सुरंग हिंडोरे । 

सोभित तन गोरे स्याम पीरो पद्ठ कंसुभी सारी । 

तैसिय हरित भूमि, तैसिये थोरी-थोरी बूरदें। 

चत्रभुजदास-पृ. ७४ पद १२२ काँकरौली । 

8 भूलत सुरंग हिंडोरं, मुकुटघर बंठे हैं नन्दलाल । 

लाल काछनि कटिपर बाँघे, उर सोभित बनमाल। अष्ट० परि० २२६/१४ 
4 झ्ाजु भाई पिताम्वर फहरात । 

कुडल लाल कपोल विराजत, लाल पाग फहरात । चत्रभुजदास ११२/२०५ 
56 च० ४१/६२ काँकरौली 
6 कंकन-कुनित चारु चल कु डल, तन चंदन की खोरी । 

माथे कनक वरन को टिपारो, भ्रोढ़े पीत पिछौरी । कु० ७६/२०५८ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २३३ 


का कहीं-कहीं ध्वनि द्वारा निर्देश किया है।! इनके मन में रंगों का विशेष 
मोह दीख पड़ता है । गोपी या राधा के वस्त्रों के विभिन्न रंगों द्वारा प्रिय को 
रिभाने की चेष्टा की गई है-- 

लहंगा लाल भूमक की सारी, पचरंग सिर ओढ़नी बनाई। 

नवरंग उर तन सुख की चोली, कंसुभी वरन पिय हेतु रंगाई । 

कृष्णदास पृ. १६ काँकरोली । 

ध्र,बदास ने गोरे शरीर पर हरी साड़ी द्वारा रूप को निखारने का 
प्रयास किया है । प्रसाघन के रूप में राघा की साड़ी, कंचुकी, वेनी आदि का 
वर्णन है । वस्त्र और आभूषण इन दोनों के युगपत्‌ प्रयोग द्वारा राधा की 
रूप-माधुरी व्यक्त की गई है-- 

सारी हरी ने हर्‌यी मन लाल को, मोहिनी-सोहिनी के तन सोहै । 
प्रंगिया लाल सुरंग बनी, लहि गातनि रंग खरों मन मोहै । 
“श्ूगार-सत' कवित्त १५४ ध्र्‌वदास 

छीत स्वामी ने नील पट के बीच पीत कंज्ुकी के रंग-वैपम्य द्वारा 
आ्राकर्षण उत्पन्न किया है । 

“राधे रूप-निधान गुन आ्रागरी नन्दनन्दन संग खेली ।ह हिल लिन 

नील पट तन लसे पीत कंच्ुकी कसे, सकल अंग भुवननि रूप-रेली ।*** 

गोपी या राधा श्रौर श्रीकृष्णा रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के बस्त्रों 
का प्रसावन रूप में समुचित प्रभाव उत्पन्न करने के लिये कवियों ने बत्त्रों के 
वर्णन में श्रपत्ती रंग-सम्बन्धी प्रतिभा का पूर्णा परिचय दिया है। स्त्रियों के 
वस्त्रों द्वारा रूप को झ्राकपंक बनाने का प्रयास अधिक किया गया है। सूरदास 
का रंग-विधान श्राकषंक था । सारी के लिये लाल और पीले रंग का वर्णन 
है । चूनरी के ग्रनेक रंग के होने का वर्णन है । “'नीलाम्बर पाटम्बर सारी, सेत 
पीत चुनरी भ्ररुनाए ।? “पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहे हो ।” पचरंग 
साड़ी का संकेत है । कुस्‌ भी रंग के अतिरिक्त नील, लाल, पीला श्रादि विभिन्न 
रंगों द्वारा आकषंणा उत्पन्न किया गया है। श्रीकृष्ण के नवरंगी स्वरूप का ह 
वर्णान है । भ्राजु बनौ नवरंग पियारो ।”* “झ्राजु बने नवरंग छवीले४ अनेक 
रंगों से युक्त वस्त्रों का श्रयोग भी वर्णित है 'पहिरे वसन श्रनेक वरन तन, भील 

+ 


श्रष्टण परि० पृ० २२६ पद १ 

सूरसागर १४०२ । ह 
सूरसागर ३२६३ | 9 2970/.../ (/)|५६६ 
सूरसागर २२६४ ' केक... 


>> ७0 ० ++ 


२३४ मध्यकालौन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


अरुन सित पीत-पट”?, “नये वसन आभूषण पहिर्त, अरुन सेत पाटम्बर 
कोरी' ।* बहुरंगी चूनरो» और श्रीकृष्ण के पीत-पट की शोभा सभी कवियों 
को आकृष्ट करने में समर्थ रही है ।* इसके अनेक रंग के होने का वर्णान है । 
चूनरी के गाढ़ पन को व्यक्त करने के लिये चुह-छुही ओर डह-डही जैसे शब्दों 
का प्रयोग है । 

कंचुकी श्र लहंगा के लाल, पीले और नीले रंग बताये गये हैं। कहीं- 
कहीं श्वेत भ्रंगियां का वर्णन है ।१ पाग जावक रंग में रंगी गयी है। 'लटपटी 
पाग महावर पागी ।' इन रंगों को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिये प्रकृति से 
उपमानों को ग्रहण किया गया है । नीले, पीले श्लौर श्वेत रंगों के लिये बादल, 
दामिनि-स्वर्णा रेखा, बक-पंक्ति आदि का साम्य उपस्थित किया गया है। फूलों 
के रंगों में केसर, कुमकुमा और टेसू के रंग का संकेत है | 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त 
बस्त्रों के धारण करने में भ्रवस्था, परिस्थिति और पव॑ आदि का विशेष ध्यान 
रखा गया है। विभिन्न अंगों में भिन्न-भिन्न वस्त्र घारण किये जाने की परम्परा 
थी । स्त्री, पुरुष बालक और बालिकाओं के बस्त्रों में भी भिन्नता भ्ौर भ्रवस्था 
के भ्रनुसार उनकी लजावंट और कटाव, कसीदाकारी झ्रादि होता रहा हैं। कई 
वस्त्र स्त्री-पुरुष दोनों घारणा करते थे । उपरेना ऐसा ही वस्त्र है। लहँगा का 
प्रयोग स्त्री भ्रौर किशोरी कन्याएं भी करती थीं। किशोरी के श्रयुक्त वस्त्र के 
लिये “फरिया' का प्रयोग हुआ है ।" गोपी या राघा के ब्त्रों के रंगों का 
गाढ़ापन उनके व्यक्तित्व को निखार देता है। नील, पचरंग, कुसुभी लाल, 
सतरंग ग्रादि से गोरा रंग और अधिक खिल जाता है । पुरुष व बालकों के 
ब्त्रों में भी भिन्नता है। श्रीकृष्ण का पाग गोपियों को श्राकृष्ट कर लेता 


! सूरसागर ३४८७ । 
१ वही ३५२६ 
8 जूही-चूही चूनरी बहुरंगना ३४४८। 
(४) रंग-रंग बहु भांति के गोपिन पहिराएं। ३६६० 
६ () भीजेगो पियरो पट झ्ावत है मेहता ३१६५ 
(४) नील-पीत दुकूल स्यामल गौर अंग विकार । सूरसागर 
5 सूरसागर ३४४६ 
6 नील वसन फरिया कटि बाँघे, बेनी रुचिर पीठ ऋकभोरी । सूरसागर 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २३५ 


है ।! उनकी श्याम लहरिया झ्राकपंक है ।” अ्रत: स्पष्ट हो जाता है कि 
रूप के आकप्षणा में सिले या बिना सिले हुए वस्त्रों का महत्व है। इनके रंगों 
के साम्य या वैषम्य द्वारा व्यक्तित्व को आकपंक वनाया जाता है । रूप-सौन्दय्य 
के वर्णन में वस्त्रों का प्रयोग अवस्था के अनुसार ही हुआ है। प्रसाघनों द्वारा 
रूप के प्रभाव की भी व्यञ्जना की गई है । सोन्दर्य को अभिव्यक्ति के साथ 
प्रसाघनगत उपकरण, नख-शिख और अंग-विशेष का चित्रण हो सका है। 
कोमल, .सुकुमार श्रौर भ्राकर्षक व्यक्तित्व द्वारा सोन्दर्य का उत्कषं वशित है। 
यही कारश है कि श्रीकृष्ण के वीर-कर्म के उपरान्त तत्काल भक्तिकालीन 
कवि की हृष्टि में उनका कोमल और मधुर व्यक्तित्व उभर ग्राता है श्र वह 
पीताम्बर धारी श्रीकृष्ण के आकर्षक रूप का वर्णान करने लग जाता है। उनका 
वीर-रूप अ्रधिक काल तक भक्त कवियों को नहीं रमा पाता । ऐसे वीर श्रौर 
मधुर रूप का वर्णान लीला-सौन्दर्य के भ्रंतगंत माना जा सकता है, जिसमें विभिन्न 
लीलाग्रों के उपरान्त उनका प्रसाधित सोन्दर्य वरशित है । ऐसे स्थलों पर कस्त्रों 
के साथ प्रंसाघन रूप में श्राभूषणों के प्रयोग से सोन्दर्य बढ़ जाता है। अ्रतः 
श्राभूषणों को प्रधान झौर मुख्य सौन्दर्य-प्रसाधक उपकरण माना जाता है। 
बस्त्रों के साथ आभूषणों का समुचित सहयोग सौन्दर्य को बढ़ा देता है। यही 
कप है. की भक्तिकालीन कवियों ने श्राभूषणों द्वारा सोग्दर्य वृद्धि का प्रयास 
या 
है बल >-सो लि -सािक उपकरणों में आभूषणों का मोह सदा रहा 
है । इसकी गणना शरीर पर घारण किये जाने वाले सीन्दयं-प्रसाधनों में 
होती है ॥घातु-रत्नों से निर्मित अलंकार शोभा बढ़ाने के पर्यात्त साघन हो 
जाते हैं । इनकी प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं । (१) खनिज पदार्थों के रूप में 
जमीन से प्राप्त होने वाले घातु एवं रत्न (२) प्राणियों से प्राप्त होने वाले 


उपकरणों में मोती की गणना होती है। इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों के 
प्रयोग का वर्णन भक्ति कालीन साहित्य में मिलता है । 


श्राभूषणों द्वारा व्यक्ति के सामाजिक स्तर और स्थिति का ज्ञान होता 
है । इससे उसकी श्रार्थिक स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। इसी से स्त्री श्लोर 


3. ता दिन ते मोहि श्रधिक चटपटी । 
जा दिन ते देखे इन नैननि, गिरघर बाँघे पाग लटपटी | 


परमानन्द प्रभु रूप विमोही, या ढोटा सों प्रीति भ्रति जटी । 
४ गझ्राजु अ्रति शोभित हैं नन्द लाल | 


श्याम लहरिया की पाग बनी है, तैसाई पिछोरा लाल । 
कृष्ण दास पृ० ११ पद ३० काँकरौली। 


२३६ मंध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


पुरुष दोनों ही आभूषण के प्रेमी रहे हैं। इन आभूषणों के घारण करने से दों 
प्रकार के उद्दं श्यों की सिद्धि होती है (१) आभूषणों के धारण द्वारा अपने 
बैभव का प्रदर्शन और उससे आत्म-तुष्टि का भाव। (२) आशभूषणों के 
माध्यम से रूप के आकपंणा को बढ़ाकर प्रिय को रिभाने का प्रयास । भक्तिकाल 
में इन दोनों उद्दे श्यों का वर्णन मिलता है । इस काल के कविगरणा स्वयं भी 
आ्राभूषणों के भ्राधिक्य से युक्त अपने आराध्य के ऐश्वयंपरक रूप को प्रस्तुत 
करके आत्मतृत्ति पाते हैं और गोपियों को भी सन्‍्तोष होता है कि उनके पास 
ग्राभूषणों की संख्या अधिक है । सामाजिक वैभव का पूर्ण-प्रदर्शन श्रच्छी प्रकार 
से हो सका है । यही कारण है कि इन भक्त-कवियों ने अपने श्राराध्य श्रीकृष्ण 
और उनकी अनन्त सहचरी श्रीराघा एवं गोपियों के सोन्दर्य को बढ़ाने तथा 
वैभव के प्रदर्शन हेतु आभूषणों की पूरी तालिका ही प्रस्तुत कर दी है। ये 
ग्राभूषण स्वर्णा, मोती, मारिणक, रत्न, लाल, आदि बहुमूल्य पदार्थों के बने हुए 
होते थे । इन बहुमूल्य पदार्थों को देखकर सहज में ही यह श्रनुमान हो जाता 
है कि श्राभूषणों की यह समृद्धि जन-सामान्य की नहीं हो सकती है । यह वर्णन 
एक ऐसे वर्ग का है, जिसके चारों ओर समृद्धि विखरी पड़ी है। विभाजन की 
हृष्टि से पुरुष एवं स्त्रियों के अ्रनेक श्राभूषणो में भिन्नता रही है। 

श्राभूषणों से युक्त श्रीकृष्ण की जिस शोभा का वर्णान किया गया है, 
वह प्रायः उनके शिशु रूप या किशोर रूप का चित्र प्रस्तुत करता है। उनके 
प्रत्येक प्रंग में भिन्न-भिन्न ग्राभूपण शोभा पाते हैं। सिर पर मुकुट साथे पर 
गजमोती, लटकन, कानों गे दुर' ग्लोर मकराक्ृत कुण्डल, गले में कढ्ुला 
हँसुली, मोती की माला, वाहु में ग्ंगमद श्रौर केयूर, हाँथ में चुरा ओर पहुँची 
कटि में क्षुद्रघंटिका शोर करघनी' पैरों में नूपुर पंजनी? आदि द्वारा शारीरिक 
श्राकषंण को बढ़ाया गया है । 


7. जितनों पहिरि ग्राजु हम आई, घर है याते दूनों । सूरसागर १५४१ 
£ भूषण 'मुकुट जराइ जर्‌यो है ।” सागर १०५० 
“भ्रष्ट छाप काव्य का सांस्कृतिकमूल्यांकन' से उद्घृत 
(॥) मोर मुकुट मुरली पीताम्वर अरु ग्रुजा बन माल | परमानन्द २२३ 
(४7) कटि किक्िनी चन्द्रिका मानिक, लटफन लटकत भाल । 
सागर १०-६६ 
(४) कंचन के हें “रदु' मेंगाय लिये, कहो कहा छेदनि आ्रातुर की । 
सु० सा० १ ०-रै८० 
(४) कद्ुला कंठ वज्ध फेह्रिनल राजत रुचिर हिये । सू० सा १०-८४ 


भक्ति-काल में रूप सौन्दर्य २३७ 


प्राणियों से प्राप्त होने वाले सौन्दर्य -प्रसाथनो में मोर का पंख श्रौर 
मोती मुख्य हैं । मोती. की माला गले में धारण के जाती रही है। मोर पंखों 
का बनना मुकुट श्रीकृष्ण का प्रमुख सोन्‍्दर्य-प्रसावन है। इसके बिना उनका 
आगार ही अधूरा, रह जाता है । मोर मुकुट का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता 
था । छीत स्वामी ते एक स्थल पर सेहरे 








के बीच मोर पंख को गूथकर नवीन 
और श्राकर्पक रूप उपस्थित करने की चेप्टा की है । 
“ग्रति उदार मोहन मेरे निरखि नैन फूले री । 

४“बीच-बीच वरुहा चंद फूलनि के सेहरा माई कुडल श्रवननि पर निगम- 
निगम भूलेरी ।”? आाभूषणों से युक्त श्रीकृष्ण की इस शोभा को देखकर गोपियाँ 
एवं राधा रीभ जाती है। मोरमुकूट तो उनके लिये विशेष आकर्षण का केन्द्र 
बन जाता हैं । वे स्वयं अपने रीक को व्यक्त कर देती हैं कि 'मेरा मन गोपाल 
हर्‌यौ री माई ॥' श्रीकृष्ण की इस शोभा के पूरक रूप में गोपियाँ एवं राघा 
के प्रसाधित सौन्दर्य का वर्णन करके रस-हृप्टि से पूर्णता पाने की चेष्टा की 
गई है । इसीसे ब्रजांगनागों के रूप-सौन्‍्दर्य की अ्रभिवृद्धि के लिए भक्त कवियों 
ने इन श्राभूषणों का सहारा लिया है । 
मम भूक्तिकालीन साहित्य में ब्रजांगनाओ्रों के आभूषणों की संख्या बारह- 
सोलह या. बीस बताई गई है ।* दान के प्रसंग पर श्रीकृष्ण द्वारा मोतीमांल, 
टीका, करनफूल, नकबेसरि कंठसिरि, हार, हमेल, कटावदार अ्रंगिया, चौकी, 


(४) कुडल स्रवन कपोल विराजत, सुन्दरता बन आई । 
४४६ ॥ परमान्द सागर १२० 
।।: (ल्‍)' कंठ कढुला ललित लटकन, भश्रकुटि मन कौ फंद । चतुजदास १० 
(श) काखा सोती हेंसुली घारे मोहन पीत भेंगुलिया सोहे । 
ः थक परमानन्द ६० 
(5) नख-शिख श्रंग सिंगार महर मनि मोतिन की माल' पहिराई। 
प्ररमानन्द ३०६ 

(>) फटि किकिनी कर फंकन श्रंगद, वनमाला पद कमल लुभाई। 
गोविन्द स्वामी ॥ 
(38) रुनुक-भुनुक पग वाजत पैजनियाँ-परमा० ४४ कह! 

2 द्वीतस्वामी ३६/५१॥। 

2. () द्वादस भ्राभरण सजि कंचन तन कीतंन सम्रह भाग २ पृ० १७८ सु० 

(॥) #ूलन श्राई सकल ब्रज सुन्दरि घटदस भूषनसारी । हे 
परमानन्द पृ० ७६१ 


२३८ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्ये 


बहुँटा, कंकन, वाजूबन्द, क्षुद्रघण्टिका, नू पुर, बिछिया आदि का वर्णन कराया 
है ।7 इन आभूषणों के सम्बन्ध में भक्तकवियों में मतंक्‍्य नहीं है । थोड़े प्रन्तर 
के साथ इनकी संख्या अधिक हो जाती है । झ्राभूषणों के प्रति सहज रुचि और 
उसके प्रदर्शन के माध्यम से समृद्ध वर्ग का ज्ञान होता है। गोपियाँ बड़े अ्रभि- 
मान के साथ कहती हैं कि तू एक ही हार मुझे क्‍यों दिखलाती है। तेरे तो 
नख-से-शिख तक ग्राभूषणा विराज रहे हैं, इन्हें क्यों छिपा रही है ? ? समृद्धि 
का यह प्रदर्शन दो रूपों में हो सका है (१) दूसरे गोपी द्वारा आभूषणों की 
गणाना वाले पदों से (२) स्वयं गोपियों की अपनी उक्ति द्वारा श्चाभूषणों का 
कथन ओर उससे उत्कपं को प्राप्त होने वाली शोभा का संकेत | एक गोपी 
भ्रपनी सखी से कहती है कि ग्रभी क्या देखती हो ? मैं ग्राज जितने आभूषण 
पहन कर श्राई हूं, घर पर अभी इससे दूने आभूषरा हैं, “जितनो पहिरि प्राजु 
हम आई, घर है यातें दूनौ ।/3 


आ्राभूषणों के माध्यम से समृद्धि की ग्रभिव्यक्ति करने भ्रौर प्रात्मतुष्टि 
के लिये एक-एक अंग में अनेक ग्राभूषण घारण किये जाते थे तथा प्रत्येक प्रंग 
में श्रलग-अलग आभूषण धारणा करने की परम्पर। थी। ये झ्राभूषण विभिन्न 
अंगों की शोभा बढ़ाते थे | टीका, शीशफूल, माँगपाटी, चन्द्रिका श्रौर मोती की 
लड़ से मांगों की शोभा बढ़ाई गई है ।* शीश पर बेनी या बेना घारण करके 
नवीढ़ाएं श्राज भी अ्रपना सौन्दर्य एवं श्राकषंण बढ़ाती हुई दीख पड़ती हैं “बेनी 
गुही बिज माँग सवारी, सीसफूल लटकारी ।”5 


भक्तिकालीन साहित्य के प्नुसार ब्रजाँगनाएँ कानों में प्रवतंस, कर्णं- 

फूल, खुटला, भुमका तरकी, तरिवन, तर्‌योना, ताटंक झादि घारण करती थीं। 
(४) कनक 'करनफूल' भूकुटि गति मोहत, कोटि प्नंग । 

चतुभु जदास १०५८ 


सूरसागर १५४० । 
सूरसागर २१५८ । 
सूरसागर १५४१। 
(४) बेनी गुही बिच मांग संवारी, सीसफूल लटकारी । 
गोविन्द स्वामी २०४ 
(४) मोतिन माँग विधुरी ससि मुख पर । कुम्मनदास ३०५ 
$ गोविन्द स्वामी २०४ 


-> ० ० न 


भक्ति-काल में रूप-सोन्दर्य २३६ 


(४) खुटिला ख्‌भी जराय की मृगमद ग्राड सुदेश । 
गोविन्द स्वामी-कीर्त न संग्रह भाग २ पू-१३० 
(४) करनफूल “भूसका' गज मोतिनि, विथुरि रहे लपटाने | 
चतुभु जदास-३६६ 
(+४) फूलन के 'तरौना' कु डल फूलन किकिनी सरस संवारी- 
नन्‍्ददास पृ-३७८ें 
(२) ख्रवन पास ताटंक सोहत, मानों रवि ससि जुगल परे मन फंद । 
कृष्णा० सोम० पदावली-पू० भ४ें 
तरकी घारण करने की परम्परा ग्राज भी बनी हुई है । प्रायः हीरे की 
तरकी पहनी जाती है । नाक के प्राभूषणों में वेसर, बुलाक, नथ, नथिया प्रादि 
पहनते हैं । 
गले में पहने जाने वाले आभूषणों की संख्या सबसे भ्रधिक है। हार, 
कंठश्री, चौकी, टीक, माला, मुक्तावली, हमेल, दुलरी, तिलरी, मोतिसिरि झादि 
द्वारा शोभा बढ़ाई जाती थी । हाथों में बाजूबन्द, टांड श्रौर बहुँटा; कलाई पर 
कंगन, कड़ा, चूरा, चूरी, पहुची, वलय, श्रेंगुलियों में मुदरी, भ्रेंगूठी, कटि में 
करघनी, क्षुद्रघंटिका, दाम काँची, मेखला, रसना; पैरों में श्रनवट, विछिया, 
'पैजनी, नूपुर, पायल, घें.घरू, जेहरि श्रादि आभूषण पहने जाते थे । 
उपयुक्त श्राभूषणों की श्रधिक संख्या और अ्रगों में उसके विन्यास 
द्वारा सामाजिक समृद्धि के साथ श्रात्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दीख पड़ती है । 
धारण किये जाने वाले सौन्दर्य-प्रसाधनों में ग्राभूषणों का महत्व निविवाद है । 
इन झ्राभूषणों को घारण करके सामाजिक स्थिति का ऐश्वयंपरक रूप चित्र 
प्रस्तुत किया गया है । श्रपने को सजाना तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ही । इन्हीं 
प्राभूषणों से सहज रूप श्रौर भी अधिक खिल उठता .है |? स्वयं 'मोहन' प्राभू- 
पणों से 'सिंगार' करके 'मोहिनी' की शोभा को बढ़ा देते हैं । 'नागरी' की 


7 सहज रूप की रासि राधिका, भूपन अ्रधिक विराज । सूरसागर २०६३ 
(४) बनी ब्रजनारी सोभा भारि। 
पगनि जेहरि, लाल लंहगा, श्रंग-एचरंग सारी । सूरसागर १६६१ 
(॥) जुवती श्रंग सिंगार संवारति । 
बेनी ग्रूथ मांग मोतिनि की, सीसफूल, सिर घारति । सू० २११६ 
(४) मोहन मोहिनि भंग सिगारति । 


र्‌४० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्द्य॑ 


शोभा अ्रनोखी हो जाती है, उसकी छवि बढ़ जाती हैं । सौन्दर्य वृद्धि में सहायक 
इन आभूपणों की उपादेयता भी कम नहीं. रहती है । घातु एवं रत्नों के भ्रति- 
रिक्त प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाले सुगन्वित पदार्थों को भी सौन्द्रये प्रसाघनों 
के. रूप मैं बारणा करने की परम्परा आजतक बनी हुई है । ऐसे पदार्थों में फूल- 
माला झ्रादि की गराना होती है। 
प्रकृति-सुलभ सौन्दर्य के उपकरण--शरीर पर घारण किये जाने वाले 
ीन्दर्य॑ प्रसाधनों में प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों का महत्व निविवाद है । 
ऐसे पदार्थों में ऐश्वर्य का प्रदर्शन न होकर मुक्त प्रकृति के साधनों का प्रयोग 
होता है | इसमें न|गरिक जीवन का वैभव न होकर स्वच्छन्द नैसगिक जीवन का 
उन्‍्मुक्त उपभोग करने के लिये प्राप्त साधनों का प्रयोग होतां है। ऐसे साधनों 
कौ दों कोटियाँ होती हैं (१) पणुप्रों से प्राप्त पदार्थ में मोर चन्द्रिका भौर 
लगाये जाने वाले साधनों में कस्तूरी का वर्शान किया गया है (२) वनस्पतियों 
सें: प्रार्त होने वाले पदार्थों में फूल, गुजी, वनमाल, तुलसी भ्रादि का प्रयोग 
बंशित है । 
भोर॑ चन्द्रिका श्रोर गुजां माल को धांरंण करके श्रीकृंष्ण की शोभा 
बैंढ़ाई' गई हैं। श्रीकृष्ण को श्यूगार मोर चन्द्रिका के बिना भ्रघूरा रह जाता 
हैं। सभी भत्ते कवियों ने इस साधन द्वारा श्रीकृष्ण के श्यू गार का वर्णान किया 
है ।! नील-नलिन श्याम तनं पर मोर चन्द्रिका शोभित है। 'सोभित सुमन मयूंर 


बैनी ललित ललिंत करे गूथत, सुन्दर मांग संवार्ति । 
 *' सेख-सिख सजत सिगार भाव सौं, जावक चरननि सोहति। 
सूर-स्याम तिय अंग संवारति, निरखि भ्रापु मन॑ मोहतिं। ' 
पंद ३२४६ सूरंसांगरे 
(४) श्राजुं तेरी छबि भ्रधिक बनी नागरी | 2 
कि 377 भाग मोतिन छटा; बर्दने पर केच लंटी,'  ) ४ 
नील पट घन घटा, रूप रंग श्रागरी | कृष्णदास 
2 "(| ) 'मुंख मुरली सिर मोरं पखौवां, वन-वन घेनुं चरोई | सूरैं& ३७७२ 
(॥ ) बरही मुकुट इन्द्रधनु मानहु, तंड़िंत देसेन-छवि लाजंति” १९४६ 
! “ (# ) 'सिखी-सिखण्ड सीस मुंख मुरली वंन्यौं तिलक उर चंदन ।” १०६४ 
(४ए) देख सखी चंदवा मोर के.। + (७* 
/. »:भ्राजु.बने सिर साँवरे पियके, पीत. छेवीली छोर के.। 
अष्ट ० परि० पृ०, ३२४५ ,नृन्ददास 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २४१ 


चन्द्रिका, नील नलिन तनु स्थाम' या 'मनिमय जटित मनोहर कुण्डल, सिखी 
चन्द्रिका सीस रही फवि ।”? मोर पंख के बीच के भाग को चन्द्रिका कहते हैं । 
श्रीकृष्ण के रूप और सौन्दर्य से सम्बन्धित सभी पदों में पीत-पट के साथ मोर 
चन्द्रिका की शोभा वर्णित है ।2 ग्राज भी बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में तीन 
या पाँच चन्द्रिका का मोर-मुकुट विशेष उत्सवों या पर्वों पर पहनाया जाता है । 

वनस्पति औ्ौर फूलों से भी श्रीकृष्ण एवं गोपियों के श्यू गार का वर्णन 
है । श्र गार-प्रसाधनों के रूप में फुल की महत्ता सदा से है। फूलों के व्यापक 
प्रयोग की बात प्रायः सभी कबियों ने की है । ग्रीष्मकाल में तो 'फूलों की 
मण्डली' नाम से एक उत्सव भी मनाया जाता है जिसमें श्रीकृष्ण ओर राघा 
का सम्पूर्ण श्रृंगार फूल से होता है । सम्पूर्ण वातावरण, सभी साघन 
आदि फूलमय हो जाते हैं । फूल के हिडोले पर फूल के खम्भे, डांडी, चौकी 
आदि सभी में फूल की निराली जग मगाहट रहती है ।* श्रीकृष्ण फूल के पाग 
बागा, ग्राभपणा और श्रीराघा फूल की चोली तथा कंकन आदि श्राभूषण घारण 
करती है ।* इस प्रकार फूलों का थ गार करके प्रिया-प्रियतम फूलों की सेज पर 


सूरसागर पद ७७२ और २५३७ 
2 (३) करि सिंगार सब फूलन ही को । सूरसागर रप€र 
(॥) कुसुमनि के श्राभूषण, कुसुमनि के परदा । गोविन्द स्वामी १४६ 
3 (३) माई फूलन के हिंडौरा वन्यो भूलि रही जमुना । 
फूलन के खंभ दोऊ, फूलन की डांडी चार, 
फूलन की चौकी बनी, हीरा जगमगा | 
फूले श्रति बंशीवट, फूले हैं जमुनातट, 
सब सखी मिल गावें, मन भयौ मगना। श्रष्ट० परि० ३२६ नन्ददास 
(॥ ) फूलन की गेंद कली टपकत उर छिएँ. 
हँसत लसत हिल-मिल सब सकल गुन-निघान।। झ्रष्ट० परि० २६७ 
4 (३ ) फूलन की पाग, फूलन कौ चोलना, फूलन पदुकाघारी । 
फलन के लेहगा सारी मधि फूलन प्ंगिया कारी । 
गोविन्द स्वामी पद संग्रह रे कांकरोली 
(॥ ) फूलनि की चोली, फूलनि के चोलना | परमानन्द ७७० 
(॥) फूलनि के वसन झ्राभूषण विराजें, फूलनि के फोंदा फूल उरहार है । 
नंद० परि० ४५ 
(+४) फुलनि के बागे अर भूषण फूलनि ही की पाग संवारी | चतु०१०४ 


ट 


रढर मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


फूलों का तकिया लगाये फूलों के ही भवन में शोभा पा रहे हैं। “फूलनि के 
मंडली मनोहर बैठे तहाँ रसिक पिय प्यारी । सोभित सब साज नाना विधि 
फूलन को भवन, परम रुचिकारी । फूल के थंभ फूल की चौखटि, फूलन बनी है 
सुदेश तिवारी । फूलनि के भूमका भरोखा, फूलनि के छाजे छवि भारी | सघन 
फूल चहुँ ओर कगू रनि फूलत़ि बंदनवार संवारि | फूलन के कलसा अतिशोभित 
फूलनि सजि विचित्र चित्रसारी | फूल की सेज गेंदृवा तकिया फूलन की माला 
मनुहारी । चत्रभुज दास प्रफुलित राघा रस फूले गोवर्धनघारी ।” 
अप्टछाप परिचय पृ० २६६ 
फूलों के ऐसे व्यापक उपयोग से स्पष्ट हो जाता है कि फूल सी सुकुमारी 
राधा फूल से श्याम के संग फूलों का श्रृंगार करके फूल सी ही खिली पड़ती 
है। फूलों के इस प्रयोग के कई उद्दे श्य दीख पड़ते हैं (१) अपने रूप सौन्दर्य 
को विकसित करना (२) प्रिय को रिकाना (३) चक्षु एवं घ्रारोन्द्रियों को 
तृप्त करता । इन तीनों उद्दं श्यों में भक्तिकाल का कवि सफल हुआ है | इसी से 
श्ट गार साधन में संवार-सेंवार कर उसका उपयोग किया गयाहै । इससे उत्कर्ष 
को प्राप्त सौन्दर्य प्रिय को रिभाने में समर्थ हो जाता है।“फूल सिगार प्यारी तन 
सोहत, मदन गोपाल रीभिबे काजे ।”! फूलों की सुनन्धि द्वारा वातावरण का 
सुखद निर्माण होता है । इन्द्रियों की तृप्ति होती है और भावनाओ्रों में अनुकूल 
वेदनीयता उत्पन्न होती है। विभिन्न फूलों की सुगन्वि मन के लिये रुचिकर 
प्रतीत होती है ।* 
फूलों के भ्रतिरिक्त गुजामाल, तु तसीमाल झ्ौर जबारा घारण करने का 
वर्णांन मिलता है। गुजा का दूसरा नाम “घुघची” भी है। इसका रंग लाल 
श्रौर मुख पर काला होता है। इसे श्रीकृष्णा गले में घारण करते थे ।* तुलसी 
की माला धारण करने का वर्णन भी मिलता है ।* कमल की माल उनके 
सोन्दर्य-प्रसाघनों में है।* शुभलक्षण सूचक “जवारा' बाँधने की चर्चा मिलती 
है । 'जवारा' दशहरे के पुनीत पव॑ पर घारण किय। जाता है ।९ 


7 दीत स्वामी ६१ 
* जूही जई केबरो केतकी, सौरभ सरस धरम रुचिकारी। चतुभु जदास १०० 
? केसरि की खौरि किये, गु'जा बनमाल हिये । 
+ _स्याम देह दुकूल दुति मिलि, लसति तुलसी माल । 
5 कंठ-कठुला नील मणि प्रंभोज माल संवारि सूरसागर १०१६६ 
6 आज दशहरा शुभ दिन नीको। 
गिरधरलाल जवारे वाँधत, वन्यौ है म।ल कुकुम को टीको । 
कीतंन संग्रह भाग २ पृ० २६३ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्‍्दर्य २४३ 


भक्तिकाल में शरीर पर धारण किये जाने वाले इन सभी सौन्दय्य 
प्रसाधनों से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल के नर-नारियों की सौन्दय-चेतना 
सदेव जागरुक रहती थी । इससे एक समृद्ध परिवार एवं समाज का ज्ञान होता 
था । इन साधनों की तीन कोटियों का वर्णान है (१) मनुष्यनिभित वस्त्रादि 
प्रसाधन-इसमें वस्त्रों के कटाव, उनकी सिलाई, कटाई, कढ़ाई श्रौर कसीदाकारी 
आदि द्वारा उसे ग्राकर्पफ बनाकर मानव शरीर को सजाने की चेष्टा की जाती है । 
(२) खनिज पदार्थों में बहुमूल्य धातुओं, रत्नों और समुद्र से प्राप्त मोती ग्रादि 
के आ्रभपरणों को धारण करके शरीर की कान्ति बढ़ाई जाती है। भपने वेभव 
का प्रदर्शन श्रौर श्रात्मतुष्टि इनका मुख्य उद्देश्य है। (३) प्रकृति-सुलभ सुगन्धित 
फ़ूल श्रादि से अपने को सजाने की प्रवृत्ति रही हैं । इनमें फूल, माला तुलसी, 
बनमाला श्रादि घारणा किया जाता है । इन पदार्थों से प्रकृति-प्रियता, सौन्दर्ये- 
वर्द्धंन और इन्द्रियों की तृप्ति होती है । शरीर पर घारण किये जाने वाले इन 
पदार्थों के अ्रतिरिक्त शटर'गार प्रसाधनों में भ्रन्य ऐसे पदार्थों की चर्चा होती है, 
जिसे शरीर पर लगाकर या सजाकर सौन्दय की श्री वृद्धि की जाती है। 

(लव) लगाये जाने वाले सौन्दर्य-लाघक उपकरण--श्ट गार के सोलह 
अ्रंगों में वस्त्रों ग्राभूपए भ्रौर फूलमालादि के उपरान्त शरीर पर लगाये जाने 
वाले सौन्दर्य प्रसाधनों की चर्चा होती है। इन उपकरणों में उबटन, मिस्सी, 
श्रंजन, सिन्दूर, महावर, मेंहदी, तिल, विन्दी, श्रंगराग आदि की महत्ता है। 
शरीर पर इन तत्वों के लगाये जाने के कई उद्द श्य प्रतीत होते हैं-- 

(१) शरीर में मादंव श्रौर सोकुमार्य के विकास के उपकरण-उबटन 

(२) शारीरिक सौन्दर्थ की अभिवृद्धि करने वाले उपकरण-मिस्सी, 
श्रंजन, महावर, मेंहदी, तिल आदि । 

(३) सौभाग्य सूचक उपकरणा-सिन्दूर का प्रयोग, माँग भरना, 
बिन्दी और तिलक । 

मृदुता उत्पन्न करने वाले उपकरणा--शश गार के उपयुक्त सोलह श्ंगों 
में से स्त्रियाँ सभी का उपयोग करती हैं |! परन्तु पुरुष पक्ष में इन सभी के 








3 नवसत सजे माधुरी श्रंग-प्रंग । सूरसागर ३२२६ 
(॥) स्यामा नवसत सजि सखि ले, कियौ वरसाने ते श्रावनो । 
सूरसागर ३४५० 
(॥0) सजे शगार नवसत जगमगि रहे अंगभूषन । हे १६७० 
(४४) षढ-दस सहित सिंगार करति है, प्रंग-अंग निरखि संवारति २११५ 


रेड मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


उपयोग का वर्णान भक्तिकाल में नहीं मिलता है। उबटन का वर्णन अनेक 
स्थलों पर किया गया है। इन प्रसावनों का मूल उद्दे श्य शारीरिक झ्राकर्षण 
को बढ़ाना है । इससे सर्वश्रथम स्पर्श सुख के लिये शरीर का सुकुमार होना 
आ्रावश्यक माना गया है | इसके लिये उबटन का प्रयोग होता है । 
भक्तिकालीन साहित्य में उबरटन को महत्वपूर्ण प्रसाघक सामग्री मानते 
थे । शरीर में स्पर्श की सुखदता लाने के लिये हल्दी, सरसों, तेल, चिरौंजी, 
केशर, अन्य गन्ध द्रव्य या सन्‍्तरे के छिलके आ्रादि को दूब में पीसकर लगाया 
जाता था ।! लोवान, गुलाब, भ्र्क बहार, ग्रगर, चन्दन, कस्तूरी और सेव 
ग्रादि के उबटन भी बनाते थे। उबटन का प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे । 
श्रीकृष्ण तो 'ताते जल' और “उबटन' को देखकर तत्काल भाग जाते थे !* 
वालक-बालिकाओं को आरम्भ से ही उबटन लगाया जाता था । भक्तिकाल में 
राधा के उबटन लगाये जाने का वर्णन अनेक पदों में है।” इस उबटन के 
तीन उद्ं श्य दिखाई पड़ते हैं (१) शरीर के मैल को छुड़ा देना।* (२) 
शरीर में मार्दव और सुकुमारता को उत्पन्न करना (३) शरीर की सुगन्धि 
द्वारा प्रारेन्द्रिय की तृप्ति और मन को श्राकपित करना । 
उबटन और स्नान के उपरान्त गोपांगनायें सुगन्धित द्रव्यों से शरीर 
को सुवासित करती थीं । इन सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग उबटन के साथ या 
गन्ध द्रव्य के रूप में होता था । सौन्दयं-प्रसाधन की यह एक प्राचीन परम्परा 
2 कुमकुम उबटि कनक तन गोरी । अंग-अंग सुगंध चढ़ाई किसोरी । 
(॥) प्रात समय उठि जसुमति जननी, गिरघर सुत को उबटि नहवाबति । 
अ्रष्ट० परि० पृ० २७४ गोविन्द स्वामी 
(४४) श्रतिहि सुगंध फुलेल उबटनो, विविध भाँति की सौज घर। 
भ्र० परि० पृ० २६५ छीतस्वामी 
(४४) भ्रमित सुगंध सुवास श्रंग करि 'उबदन' गुन गाऊंँ री । 
परमानन्द ६०८ 
(४) तेल उवटनो ले आगे घरि, लालहिं चोटत-पोटत री। सा. १०-१५६ 
तातो जल भ्ररु तेल उबटनौ देखत ही भज जाते । सूरसागर 
इत उबटि खोरि सिंगार सखियन, कुवरि चौरी झ्रानियों । सू. सा. १०७२ 
कैसरि को उबटनो बनाऊँ, रचि-रचि मैल छुड़ाऊं। सूरसागर १० /१८५ 
कैसर सोंधी घोरि-जननी प्रथम लाल अन्हवायो री | परमानन्द ०२०७ 


छा # ६० ४७ 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दय॑ २४५ 


रही है । इन द्र॒व्यों में केशर, कस्तूरी, ग्रगरू, अगरजा, कपूर, मृगमद, चोवा, 
कुमकुम आदि का प्रयोग होता था ।! इनका प्रयोग प्राय: होली के अवसर पर 
ग्रधिक वर्शित है । वसन्‍त पंचमी से श्रारम्भ करके होली तक इन द्रव्यों का 
प्रयोग श्राज भी मन्दिरों में होता है। भक्तिकाल में ऐसा वर्णान सभी कवियों 
ने किया है ।£ 

सोन्दर्योत्कर्षक-उपक रण--व्यक्तित्व के सौन्दयं की अभिवृद्धि में 'प्रंजन' 
ग्रालम्वन को ग्राकरयित कर लेने का प्रमुख प्रसावन है | इससे सम्पूर्ण शरीर 
की शोभा का विकास होता है | इससे नेत्र कटीले और नुकीले हो जाते हैं । 
नयन कोरों में वर्तमान भ्रंजन की एक क्षीणा रेखा अ्रनियारे हगों की शोभा 
बढ़ाने में पूर्ण समर्थ हो जाती हैं । काजल के प्रयोग के दो उहूं श्य दीख पड़ते 
हैं (१) प्रिय को रिकाना (२) प्रिय की रसिकता का ज्ञान प्राप्त कर लेना । 
इनमें सौन्दर्य की दृद्धि द्वारा रूप में निखार लाना तथा इसी के माध्यम से 





7 मृगमद मलय कपूर कुमकुमा केसर भलिए साख । सूरसागर ३६१७ 
(॥४) चोवा चंदन झौर भ्रगरचा, जा सुख में हम राजी ,, ३६०१ 

2 चंद बदन पर चोबा छिरकत, उड़त ग्रवीर गुलाल । 
नन्ददास अष्ट० परि० ३२६ 


(४) चोदा को ढोवा कर शाखर्यों केसर कीच घनी । | घ्&्‌ 
(8) चोवा चंदन श्रगर कुमकुमा, विविध रंग बरसाये। 
चत्रभुदास के ३२६ 
(४) मृंगमद पग्रगर कपूर कुमकुमा, मिले श्रगरजा देह चढ़ाऊँ । 
कृष्णदास रे र्२३े 
(४) तेल फुलेल श्रगरजा चोवा, कु कुम रस गगरी सिर ढोरी । 
परमानन्द दास ,, ३३३ 


(५) उड़त गुलाल कुमकुमा चंदन, परसत चारु कपोल । कुम्भनदास ८० 
(४४) चोवा चन्दन बूका बंदन, भ्रवीर गुलाल उड़ाए। चत्रभुजदास ७४ 
(शा) मोहन प्रात ही खेलत होरी। 
चोवा चंदन अ्रगर कुमकुमा केसरि अ्रवीर लिए भरि भोरी । 
छीतस्वामी-अ. परि. ५८ 
(+5) चोवा चंदन श्रगर कुमकुमा, उड़त गुलाल श्रबीर । 
गोविन्द स्वामी-ग्र ० परि० १०६ 


३४६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दयें 


प्रिय को रिभाने का उद्दे श्य प्रथम है ।! संयोग के अवसर पर प्रिय की प्रसन्नता 
का साधन है । काजर की एक रेखा वशीकरण मंत्र के समान है,” जिसके 
समक्ष गोपियाँ झ्रात्म समर्पण कर देती हैं । यह उनके हृदय में गड़ जाता है।* 
काजल की इसी उपयोगिता के कारण गोपियाँ श्रीकृष्ण के भ्रभाव में काजल 
लगाना छोड़ देती हैं। उनके पुनः मिलने पर ही इसे लगाने की बात 
कहती हैं ।* 

काजल प्रिय की रसिकता और उनके अ्रमर-वृत्ति को बताने के साधन 
के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसे स्थलों पर काजल का प्रयोग नेत्रों में न 
होकर मुख के भ्रन्य किसी भाग पर होता है। यह अनायास ही हो जाता है। 
प्राय: अ्रघरों पर काजल की रेखा देखकर प्रिय की इस रसिकता का ज्ञान होता 
है ।१ ऐसा वर्णन सभी भक्त कवियों ने किया है । 

“तिल” लगाने का उपयोग सौन्दर्य मुलक है । यह कपोल या चिबुक पर 
लगाया जाता है । तिल या तो नैसगिक रूप में स्वय वतंमान रहते हैं या 
प्रसाधन रूप में इनकी रचना कर ली जाती है। भक्तिकाल में नेसगिक एवं 
कृत्रिम दोनों प्रकार के तिलों का वर्णन है । सूर झ्रादि सभी कवियों की ऐसी 
प्रवृत्ति है ।१ तिल के सम्बन्ध में कवियों की उदुभावनाएँ मौलिक, नवीन भ्रोर 
सौन्दययं मूलक हैं। 


7? काजल की रेख बनी, नैननि में प्रीतम चित चोर । 
कृष्णदास-अष्ट ० परि० पृ. २२८ 
2 बसीकरणा रस सों भिजी रचि-रचि अंजन रेख बनाई। परमानन्ददास ६१६ 
3 चिबुक विन्दु बर खु भी नैन भ्रंजन घरिक॑ भ्रब जोहै। चतुभ्रु जदास १६६ 
4 तादिन काजल देहों सखी री । 
जा दिन नन्दनन्दन के नैना, अपने नैन मिलेहों सखी री । 
परमानन्द दास ५४४ पृ. १३५ 
5 प्यारी चित॑ रही मुख पियको । 
प्रंजन भ्रधर कपोलन विन्दन, लाग्यो काहू तिय को । सूरसागर 
6 () चिबुक चारु तिल ताकि बनायो। सूरसागर २६११ । 
(४) चिबुक विन्दु बिच दियो विधाता, रूप सींव निरुवारि | वही २११८ 
(४४) चिबुक मध्य सामल विन्दु राजे, मुख-सुख सदन सयानी । 
परमानन्द ६१६ 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दर्य २४७ 


१. आनन की उपमा पै सकल विकल भई, 
भली शोभा लै रह्यौ तिल कपोल पर को । 
पंकज के बीच आली अलिगो समाइ तहां, 
मानो री विछुरि छोना वैठयो मधुकर को ।! 
पंकज के बीच समा जाने वाले अमर का यह तिल बिछ्छुड़ जाने 
वाला छोना है | इसी प्रकार की श्रनेक नवीन उदुभावनाएँ और अ्रद्ूती कल्प- 
नाएँ समक्ष आती हैं ।2 इनसे कवियां की वीड्धिक उबंरता का ज्ञान होता है। 
हाथ श्रौर पैरों का सौन्दर्य बढ़ाने के लिये मेंहदी और महावर को 
प्रसाधन रूप में प्रयोग किया जाता रहा है | परमानन्द दास और कुम्भन दास 
ने मेंहदी रचाए जाने का वर्णान किया है “अचल सुहाग भाग्य की लहरें, हस्त 
हैं मेंहदी दागे ।* पाँय पैजनी मेंहदी राजति पीठि पुरट के पान ।/* महावर 
या जावक स्त्रियों का प्रमुख सौन्दर्य प्रसाधन है। इससे पैरों का आकर्षण 
बढ़ता है | इसे देखकर प्रिय प्रसन्न होता है “नखनि रंग जावक की सोभा, 
देखत पिय मन भावत ।'* जावक 'नाइन' लगाती थी “नाइन बोलई नवरंगी, 
ल्याऊँ महावर वेगि” ।९_ प्राय: श्टगार के अन्य उपकरणों के साथ इसका 
बर्णान किया गया है । 
सोभाग्यसूचक सोन्‍्दर्य के उपकरणा--शरीर पर लगाये जाने वाले 
सौन्दर्य -प्रसाथनों में सिन्दूर, विन्दरी और तिलक झ्रादि को सौभाग्य सूचक उप- 
करण मानते हैं । सघवा स्त्रियाँ सिन्दूर का प्रयोग करती हैं । बिन्‍्दी का प्रयोग 
कुमारी कन्याएँ भी करती हैं। इन उपकरणों से दो उद्दं श्यों की सिद्धि होती 





2 अ्रकवरी दरबार के हिन्दी कवि-पृ. ४२० 
2 (3)चंद से श्रानन में तिल राजत, ऐसे विराजत दाँत मसि के । 
कूलन की फूलवारिन में मनो खेलत हैं लरिक्रा हबसी के | गंग कवि 
(४) रूप की रासि मैं क॑ रसराज को, अंकुर श्रानि कढयौ शुभ होना। 
क॑ शशि ने तम ग्रास कियो, तिहि को रह्मो शेष दिखात सो कोना। 
प्यारी के गोल कपोलन पै, द्विजराजि रह्मौ तिल श्याम सलोना । 
के मधु पान पर्‌यौ श्रलमस्त किधघौं श्ररविन्द मलिन्द को छोना। 
3 परमानन्द ६१६ । 
4 क्ुम्भनदास ५० । 
5 सूरसागर १०५४ 
6 बही--१० /ई० 


२४८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


है (१) सौभाग्य की सूचना (२) रूप का ग्राकर्य वढ़ाना। इन दोनों 
उद्देश्यों की सिद्धि भक्तिकालीन रचनाओं में बताई गई है । 

बालों को संवार कर बीच से मांग निकालने और उसे सिन्दूर से भरने 
की परम्परा सघवा स्त्रियों में ही पाई जाती है । मांग निकालने को 'पाटी 
पारना' कहते हैं “मुण्डली पाटी पारि संवारे ।”! मांग को सजाने की स्पष्ट 
प्रवृत्ति दीख पड़ती है। इसके लिए तीन उपकरणों का उपयोग भक्तिकाल में 
किया गया है। फूल, मोती और सिन्दूर द्वारा मांग भरकर शोभा बढ़ाने का 
बार-बार वर्णांन किया गया है। मोती से मांग की शोभा बढ़ जाती है ।* फूलों 
के द्वारा मांग को सजाया गया है।* सिन्दूर तो प्रमुख उपकरण ही है। 
इसका प्रयोग अनिवाय रूप से होता रहा है ।* इससे स्त्रियों के मुख पर चमक 
झा जाती है । इसी कारण मांग की शोभा का वर्णन अधिक हुग्ना है ।१ सिन्दूर 
लाल रंग का एक विशेष ददार्थ होता है। इसी से मिलता एक दूसरा पदार्थ 
“इ'गुर' भी काम में लाया जाता है, जिसे भ्रश्नक, पारद श्र गंधक को घोटकर 
बनाते हैं । 

बिन्‍्दी अ्रथवा तिलक भी सौभाग्य का सूचक माना जाता है। बिन्दी 
के लिए सिन्दूर, रोरी श्लौर चन्दन का प्रयोग तथा तिलक के लिए मृगमद, केशर 
श्रादि का प्रयोग किया जाता था । तिलक का प्रयोग पुरुष वर्ग भी करता था । 
तिलक लगाने के कई प्रकारों का वर्णन है। सीबा और ग्राड़ा तिलक लगाया 
जाता था ।९ तिलक लगाने के लिए कुमकुम, गोरोचन, सिन्दूर ग्रादि का प्रयोग 
होता था । सिन्दूर सोभा'य सूचक है। गोरोचन शुभ अवसरों पर प्रयुक्त होता 


२ सूरसागर ३०२६ बेंकटेश्वर-प्रेस 
2 () मोतिन मांग विथुरी ससि मुख पर, मानहुँ नक्षत्र आए करन पूजा । 
कुम्मनदास ३०५ 
(४) गजमोतिनि सुन्दर लसत मंग । सूरसागर २८४६ 
8 () बेनी गुही बिच माँग सवारी, सीस फूल लटकारी । कुम्मनदास २५० 
$ () मुख-मण्डित रोरी रंग सेन्दुर मांग छुही । सूरसागर १०-२४ 
(४) मुखहि तम्बोल नैन भरि काजर, सेन्‍्दुर मांग सु देस जू । 
कुम्मनदास ६२ 
5 सिर सीमंत सवारी । सूरसागर २११८ 
6 (|) सोहत केसर आड़ कुमकुम काजर रेख । चतुभुंज ८० 
(४) कुमकुम झ्राड़ खत श्रम-जल मिलि । सूरसागर १७०३ 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य र४६ 


था ।! सिन्दूर के साथ कस्तूरी या मृगमद के आड़े तिलक की सजावट 
आराकषंक हो जाती है ।? कुम्मनदास ने काजल का तिलक लगाये जाने की 
वात कही है, “काजल तिलक दियो नीकी विधि, रुचि-रुचि मांग संवारी |” 
ऐसा लगता है कि गोरे बदन पर काले काजल के तिलक से रंग-वंषम्य का 
वैचित्र्य उत्पन्न किया गया होगा। सूरदास ने तिलक के चारों तरफ चूनी 
लगाकर यही निरालापन दिखाया है, “ताटंक तिलक सुदेश भलकत, खचित 
चूनी लाल । बिन्दी द्वारा मुख की शोभा वढ़ाई जाती है । “गोरे ललाट सोहैं 
सेन्द्गरर को विन्दू ।/4 हरि इस विन्द' को देखकर रीभ जाते हैं “बंदन विन्दु 
निरखि हरि रीमे, ससि पर बाल-विभास ।” केसर के तिलक के बीच में 
बनाया गया सिन्दूर बिन्दु अदभुत शाभा युक्त हो जाता है। अब तक स्पष्ट हो 
गया कि शरीर पर लगाये जाने वाले सौन्दर्य साधनों में तीन हृष्टियां-शरीर 
को कोमल बनाना, सोन्‍्दर्य की अ्रभिवृद्धि करना और सौभाग्य की सूचना-- 
कार्य करती रही हैं । इन तीनों द्वारा क्रिसी न किसी रूप में सौन्दर्य स्पष्ट ही 
होता है। इन सभी श्टज्ञार-प्रसाधनों का एक मात्र उद्ं श्य प्रिय को रिभाना 
है । इस रूप में भक्तिकालीन कवियों को सफलता मिली है । 

(ग) सोन्दर्य-साधक श्रन्य उपादान- सोलह »ः£ गार के शभ्रत्तगंत जिन 
सौन्दर्य-प्रसाधनों की चर्चा की गई है, उनमें शरीर पर घारण किये जाने वाले 
आर लगाये जाने वाले उपकरणों के भ्रतिरिक्त भी कुछ ऐसे सोन्दर्य-प्रसाधन हैं, 
जो इन दोनों की सीमा में नहीं आते हैं, फिर भी उनकी गणना श्वगार-साधन 
के अन्तगंत ही होती है । इनसे सौन्दर्य उत्कर्प को प्राप्त होता है । ऐसे प्रसाधनों 
में स्नान, केश-विन्यास और पान रचना का नाम लिया जा सकता है। स्नान 
से शरीर की 'सुधरता” खुल जाती है, केश-विन्यास से मुख का झ्राकषंणा बढ़ता 
है और पान अ्रधर की लालिमा को निखार कर व्यक्तित्व का आाकषंणा बढ़ा 
देता है। भक्तिकालीन साहित्य में इन तीन सोन्दर्य-प्रसाधनों का वर्णन है । 

स्नान से शारीरिक निर्मलता के सम्बन्ध में मत-वेभिन्य नहीं है । प्रायः 
उबटन ग्रौर तेल-मर्दन के उपरान्त ही स्नान की व्यवस्था होती है । स्नान के 


२ दघि रोचन को तिलक कियो सिर । परमानन्द ४८५६ 

2 (+) भाल-लाल सिन्दूर विन्दु पर मृगमद दियो सुधारि। सूरसागर २११८ 
(॥) सेन्दुर तिलक तम्बोल खुटिला बने विसेख | चतु० ८० 
(४॥) तिलक केसरि को ता विच सिन्दूर बिन्दु बनायो । स्रसागर २६११ 
सूरसागर २८४२ 

$ वही-१०७६ 





२५० मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


जल में सुगन्बित पदार्थ मिलाये जाते थे । भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य में स्नान 
के जल में केशर ग्रौर अप्टगंघ मिलाये जाने का वर्णान मिलता है ।॥? यह 
जल ऋतु के अनुसार उप्ण या शीतल हुम्ना करता था ॥£ स्नान का वर्णन 
प्रायः श्रीकृष्ण के प्रसंग में ग्राया है। स्नान के पूर्व 'तेल-मर्दन” एवं उबटन का 
वर्णन बार-बार किया गया है ।* तेल मर्दन एवं स्नान से शरीर में मृदुता और 
चमक पैदा हो जाती है । 

स्नान के उपरान्त केश-विन्यास द्वारा मुख की शोभा बढ़ाई जाती है । 
केश-विन्यास का मूल सम्बन्ध स्त्रियों से रहता है। सद्यः स्नाता के लटों से 
टपकते हुए जल का वर्णांन किया गया है ।+ लम्बे एवं एड़ी तक पहुँचने वाले 
बालों का सौन्दर्य वर्शित है ।£ ऐसे बालों को सुगन्धित द्रव्यों एवं तेल-फुलेल से 
सुबासित करके उसे चमकीला बनाया जाता है। बिना तेल के बालों में लटें 
आरा जाती हैं। वालों के द्वारा ही नायिका की मानसिक स्थिति का ज्ञान हो 
जाता है । वियोग की श्रवस्था का आभास वालों के रुखेपन से हो जाता है। 
कृष्ण की दूरी बढ़ जाने से गोपियों के बालों की लटें बन जाती हैं," ये केश- 
विन्यास करना छोड़ देती हैं । कृष्ण के वियोग में राघा के अलक भी छूट जाते 
हैं प्रोर उसका बदन कुम्हला जाता है। 

संयोगावस्था में वालों की ऐसी दशा नहीं रहती है । प्रिय मिलन की 
भूमिका के लिये विग्यस्त केश ग्राकषंक होते हैं । रूप गविता या प्रेम गविता 
ब्रजांगनाओ्ों के केशों का विन्यास श्रीकृष्ण स्वयं करते हैं ।” कभी-कभी सखियाँ 


3 केसर सौंधि घोरि जननी प्रथम लाल अन्हवायो री। परमानन्द २०७ 
(४) प्रष्टगंघ उष्णोदक सौँ श्रस्नान कराये। 
नन्‍्ददास-रुक्मिणी मंगल पृ० १४६ 


2 तातो जल अरु तेल उबटनो देखत ही भज जाते । सूरसागर 
(४) उष्ण शीतल अन्हवाय खोर जल चंदन अंग लगाऊँगी । परमा० ६०५८ 
तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन, वस्तर मलि-मलि घोए। सूरसागर १-५२ 
तैसीय लट बगरि रही उर पर, खस्रवत नीर भ्ननूप । सूरसागर ११६६ 
बड़े-बड़े बार जु एंड्नि परसत, स्यामा अपने अंचल में लिए। सू० २६१७ 
झलक जु हुती भुवंगम हू सी, बट लट मनहेँ भई। सूरसागर रे४०४ 
7 मोहन मोहिनि अंग सिगारति । 

बैनी ललित ललित कर गूथत, सुन्दर माँग संवारत । 


] 


७ का के 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २५४ 


भी वेनी गू'यकर उसे सजा देती हैं। वेनी चम्पक वकुलनि ग्रथित, रुचि-रुचि 
सखिन सवारी ।” संयोग की अवस्था में वालों को ग्रथकर वेणी बना ली 
जाती है । इसे फूलों से सजाया जाता है। कलियों का गजरा लगाते हैं। फुदने 
से सुशोभित करते हैं, “पाँच चेंवर पटियन प॑ गूथी, डोर चुनाव में इले। 
भूलत छवि फबि सुन्दरता फुदना जहाँ समतूले ।”! बालों के सजाने से ही 
मन के उल्लास का ज्ञान होता है। वेणी के बंबे होने से प्रिय के सानिध्य का 
ज्ञान होता है और उनका खुला और विखरा होना वियोगावस्था का सूचक है। 
मान-दशा में भी बिखरे बालों का वर्णान है। यह भी एक प्रैकार का वियोग 
ही है । मिलन एवं विछोह की मानसिक अवस्थाग्रों की सूचना वालों के विन्यास 
अथवा उसके विखरे हुए होने से ही मिल जाती है। अतः संयोग में ये बाल 
सौन्दर्य सावेक श्रौर वियोग में दुःख को व्यक्त करने वाले होते हैं। यहाँ पर 
सौन्दयं-साधक रूप में बालों के विन्यास का महत्व स्वीकार किया गया है । 

स्नान श्रौर केश-विन्यास के साथ पान-रचना का महत्व भी श्ज्ञार 
के प्रसाधनों में रहा है । सोलह श्टज्ञार में इसकी गणना होती है । इससे श्रघर 
में लाली श्राती है श्रौर मुख का सोन्दर्य बढ़ता है। प्रायः मुख की बढ़ी हुई 
छर्बिं, भ्रवर की लाली और हरि के सुरंग वर्णा की चर्चा पान खाने के प्रसंग 
पर की गई है ।2 पान के संग सुगन्धित पदार्थों के सेवन से मु्च सुवासित हो 
जाता है । पान खाने या खिलाने के माध्यम से प्रेम भाव की अ्रभिव्यक्ति होती 
है । प्रायः रच-रच कर पान खिलाया जाता था ॥$ प्रिया-प्रियतम एक दूसरे 
को पान देकर तृष्त होते हैं ।+ 


( ) बेनी सुभग गुही अपने कर, जावक चरनन दीन्हों। 
(४) बेनी सुन्दर स्थाम गुहीरी--गोविस्द० २०३ 
7. परमानन्द० ६१६ 
2 उज्ज्वल पान कपूर कस्तूरी, श्रारोगत मुख की छबि रूरी। सूरसागर ३६६ 
(॥ ) तब बीरी तनक मुख नायो, श्रतिलाल श्रघर ह्व॑ भायो। 
सूरसागर १०-१८३ 
(४) पान मुख बीरी रांची हरि के रंग सुरंगे । परमानन्द ६६७ 
2 तब तमोल रचि तुम्हहिं खवावों | सूर० १०-२११ 
(४) बीरी देत बनाय-बनाय । परमानन्द ६७७ 
& परमानन्द दास को ठाकुर हँसि दीनो मुख बीरा । परमानन्द ७१२ 
(४ ) लेकर वीरी पिय प्रिया बदन मनोहर देत। 


लेत नांहि जब लाडिली, विनय करन सुख हेत । 
युगल शतक पद ४४ 'भ्रादि वाणी । 


२५२ अच्यकालीन हिन्दी कुष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


भक्ति साहित्य में यान की पीक की चर्चा भ्रधिक हुई है । इसका वर्णान 
खण्डिता-प्रसंग पर रसिक नायक की लोलुप अमर वृत्ति को व्यक्त करने के लिए 
किया गया है । कपोलों पर लगी हुई पान की पीक नायक की इस वृत्ति को 
स्पष्ट कर देती है ।! परन्तु श््भार प्रसाघन के रूप में इससे मुख की शोभा 
बढ़ाई गई है। इसी से इसके सेवन से अघर में लालिमा के कारण आकर्षण 
बढ़ता है; दांतों की द्यूति हीरे के समान उज्ज्वल हो जाती है ।* प्रालम्बन 
खिचकर आश्रय के सौन्दयं-पाश में बंध जाता है । पान के अभाव में मुख की 
शोभा खिल नहीं पाती है । इसी से विरह के प्रसंग पर प्रायः इसके प्रभाव से 
उतन्न प्रभाव का वर्णान मिलता है, क्‍योंकि वहाँ मुख की मलिन द्यूति का ही 
संकेत होता है ।* 

उपयुक्त विचारों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सोन्‍्दय्य 
प्रसाधन के रूप में भक्त कवियों ने जिन उपकरणों को ग्रहण किया है उन सबसे 
शारीरिक सौन्दर्य की ही सिद्धि होती है । इन्हें ग्रात्मगत साघन के श्रन्तगंत न 
मानकर सौन्दर्य के बाह्य साघन बताये गये हैं। गुण झोर चेष्टा का सम्बन्ध 
नायक या नायिका की स्वाभाविक्रया अजित वृत्ति से रहता है, जो इसके 
आश्रय या आ्रालम्बन में स्वतः ही रहते हैं । इससे इन्हें सौन्दर्य के श्रात्मगत 
साधन के रूप में स्वीकार किया गया है । 

सौन्दर्य के बाह्य उपकरणों में सोलह-श्यज्भार का वर्णन हुआ है । इन 
उपकरणों का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व होता है, परन्तु इनके प्रयोग से शारीरिक शोभा 
का विकास अधिक होता है । इन उपकरणों की तीन कोटियाँ बताकर उनके 
व्यावहारिक रूप की समीक्षा द्वारा प्रसाधनगत सौन्दर्य का स्पष्टीकरण किया 
गया है । नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा । 


(४) बीरी अरोगत गिरधरलाल । 
अपने कर सों देत राधिका, मोहन मुख में मधुर रसाल । 
अष्ट ० परि० पृ० २०० परमानन्ददास 
3 अघर दसन छत वसन पीक सह अ्ररु कपोल स्रम-विन्दु देखियत । 
गोविन्द दास २४५ 
2 पीरे पान पुराने बीरा। खात भई दुति दाँतनि हीरा। 
मूगमद कन कपूर कर लीने, बॉटि-वाँटि ग्वालिन को दीने । 
सूरसागर १२१३ 
5 मुख तंबोर नहिं काजर विरह शरीर विगोये । परमानन्द ५२१ 


+क्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २५३ 


प्रसाधनगत सौन्दर्य -27ज्ञार प्रसाधनों वा वर्गीकिरण:-- 
(क) शरीर पर लगाये जाने वाले उपकरणा-- 
(श्र) मृदुता उत्पन्न करने वाले उपकरण --उबटन, तेल ग्रादि 
इनका उद्देश्य (4) शरीर को निर्मल करना 
(3 ) सुवासित करना 
(४) सुकुमार बनाना । 
(था) सीन्दर्योत्तपंक उपकरण-- 
अंजन, महावर, मेंहदी, तिल श्रादि 
उद्देश्य ( ) सौन्दर्य की वृद्धि 
(४) प्रिय को रिकाना 
(इ) सौभाग्य सूचक उपकरण-- सिन्दूर, विन्‍्दी, तिलक 
उदं श्य ( ) सोभाग्य की सूचना 
(॥) आकर्षण का बढ़ाना। 
(ख) शरीर पर घारण किये जाने वाले उपकरण -- 
बस्त्र, श्राभूपषणा, फूलमाला आदि । 
प्राप्ति के स्रोत 
(श्र) मनुष्य निर्मित--वस्त्रादि 
(+ ) दैनिक प्रयोग के वस्त्र 
(४) ऋतु एवं पर्वों के वस्त्र 
उद्दे श्य--स्त्री श्रोर पुरुषों के रूप सौन्दयं को बढ़ाना 
(श्रा) धातु एवं खनिज--आ्राभूषण 
उद्दे श्य-- ( ) वैभव का प्रदर्शन झौर भात्म तुष्टि 
(४) सौन्दर्य का उत्क्ष 
स्रोत-- ( ) प्राणियों से प्राप्त होने वाले-मोर पंख, मोती 
(४) खनिज रूप में प्रा स-स्वरां, हीरा, मासिक भ्रादि 
डे (३) प्रकृति से प्राप्त होने वाले उपकरण 
( ) पशुओं से प्राप्-मोर चन्द्रिका, कस्तूरी (मृगमद) 
(४) वनस्पतियों से प्रास-फूल, गु जा. वनमाला, 
तुलसी 
(ग) श्रन्य सौन्दर्योत्कर्षक पदार्थ:--स्नान, केश-विन्यास और पान 
रचना 


२५४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


उद्देश्य (+ ) शारीरिक स्वच्छता और 

निर्मलता । 

(४ ) आकर्षण की अभिवद्धि । 

(४४) नायिका की संयोग या वियोग।- 
वस्था का ज्ञान। संयोग में 
इनका महत्व और वियोग में 
इनका ग्रभाव । 

तटस्थ-सोन्दर्य-- 

भक्तिकाल में आलम्बन से भिन्न सोनन्‍्दर्योत्कर्षक बाह्म-तत्वों का 
ग्रहण अपने इष्ट देव के माध्यम से किया गया है। ऐसे तत्वों में तटस्थ 
भ्र्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थों द्वारा आलम्वन की भावना को उद्बुद्ध करने की 
चेष्टा की गई है। इस काल में वशित प्राकृतिक सौन्दर्य में मानव-भावनाओं 
की सापेक्षता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से प्रकृति प्रायः भगवान के 
भ्रस्तित्व को लेकर ही समक्ष ग्राती है, उन्हीं के समक्ष गतिमान्‌ श्रोर क्रियाशील 
होती है, सहानुभूति तथा चेतना का प्रसार करती है। यह चेतना प्रकृति की 
अ्रपनी न होकर कवि की आत्म चेतना है। इसी से वह अनेक रूपों में प्रस्तुत 
की गई है । 

१. प्राकृतिक-सोौन्दर्य का श्रादर्शात्मक रूप - यहां प्रकृति के माध्यम से 
उसके मुग्धकारी रूप द्वारा वातावरण निर्माण की मोहकता उत्पन्न की जाती 
है । कृष्णा की लीला-स्थली में सर्वत्र प्रकृति की वसन्‍्तकालीन सुषमा छाई रहती 
है । प्रकृति की शोभा लीला के माध्यम से ही रहती है। भ्रतः उसका चिरन्तन 
सौन्दर्य मुग्धकारी वना रहता है । सूर के वृन्दावन में सदेव, बसन्‍्तकालीन शोभा 
बनी रहती है।” परमानन्ददास की सौन्दयं-कल्पना में यमुना का श्ुवगाहन 
सुखद रहता है, लहरें चंचल होकर भलकती हैं, कपोतादि गान करते रहते हैं ।* 
गोविन्ददास ने लीला भूमि में चिर बसन्‍्त देखा है । 

प्राकृतिक सौन्दयं द्वारा रास एवं मुक्त-क्रीड़ाओं के लिये सुखद वातावरण 
की सृष्टि होती द्वै । इसमें यथार्थ प्रकृति की नवीनता द्वारा सौन्दर्य की कल्पना 
करके उसे मानव भावनाओं के ग्रनुकुल बनाने की चेष्टा की गई है । इस वर्णन 
में प्रकृति के रंग-रूपादि के कथन द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया गया है। 


7. वृन्दावन निज घाम कृपा करि तहां दिखायो। 
सव दिन जहाँ बसन्‍्त कल्पवृक्षन सो छायो । सूरसागर 
£ “अति मंजुल जल प्रवाह ।” कीरंग संग्रह (भाग ३ उत्तराद्ध )पृ०८ 


भक्ति-काल में रूप-सोौन्दर्य २५५ 


(२) प्रकृति का सौन्दर्य लीला की भावना से होने के कारणा विस्मय- 
कारी हो जाता है । वह भगवान के समक्ष गतिमान्‌ और क्रियाशील हो जाती 
है । उसमें सहानुभूति और चेतना का प्रसार हो जाता है | वशी-नाद से चल- 
अचल सभी स्तम्भित हो जाते हैं, जमुना का प्रवाह रुक जाता है। हृष्ण द्वारा 
अपने मुख में अ्ंगूठा मेलने से भी प्रकृति का यही विस्मयकारी रूप देखने को 
मिलता है । इसका कारण कवि की आ्रात्म चेतना ही है । प्रकृति तो एक रस 
रहती है । कवि अपनी भावनाओं के ग्ननुकूल उसे बना लेता है । प्रकतिगत 
मोहकता के मूल में भावनाओं का ही प्रथम महत्व है, उसका यथातथ्य रूप 
गौणा महत्व रखता है । 

(३) प्रकृति का गतिमय रूप कवि के मन के उल्लास को व्यक्त करता 
है । यह उल्लास भगवान के आनन्द रूप के कारण है। वसन्‍्त फाग और 
हिंडोले के प्रसंग पर प्रकृति का उललसित रूप देखने को मिलता है। यहाँ कृष्ण 
एवं गोपियों के मानसिक आ्ानन्द का सोौन्दयय॑ प्रकृति में दीख पड़ता है । प्रतः 
प्रकृति-सौन्दर्य प्रमुख श्रालम्बन का विषय न होकर भगवान के माध्यम से प्रंपने 
रूप-सौन्दर्य का विस्तार पाती है । उसके रूप की गति, चेतना आदि कृष्ण के 
सानिध्य के कारण ही इतनी मोहक हो जाती हैं । 

(४) तटस्थ-सौन्द्य का वर्णांन करने के लिये श्रालम्बन से भिन्न प्रकृति 
आदि जिन पदार्थों को ग्रहण किया गया है, उसमें मानवीय रूप-सौन्दर्य का 
ध्यान वरावर बना रहा है । प्रस्तुत की सोौन्दर्याभिव्यक्ति में प्रकृति का ग्रहण 
श्रप्र॒स्तुत रूप में भी हुआ्ना है । राघा श्रादि के रूप-सोन्दर्य वर्णान में प्रत्यक्ष रूप 
से साहश्य-विधान द्वारा प्रकृति-सौन्दर्य का बोध कराया गया है। यह बोघ 
“कूट-शैली” द्वारा अथवा सामान्य-कथन द्वारा हो सका है। सूर का “भदम्रुत 
एक अनुपम बाग” पद कूट शैली का प्रसिद्ध पद है, जिसमें केवल उपमानों के 
माध्यम से ही उपमेय के सौन्दर्य का बोध करा दिया गया है। ऐसे स्थलों पर 
उपमानों की उन-उन सौन्दर्यंगत विशेषताओं के द्वारा उपमेय के रूप-सौन्दर्य की 
व्यञ्जना की गई है । प्रकृति की शोभा के साथ श्रीकृष्ण या राघा श्रादि के 
रूप-सौन्दर्य का ध्यान स्वत: ही श्रा जाता है । 

अन्त में कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन कवियों ने श्रालम्बन से 
भिन्न प्रकृति आदि तटस्थ सौन्दर्य का जो वर्णान किया है उसमें श्रात्मीय सम्बन्धों 
की ही भ्रधिक व्यञ्जना हुई है। यह सम्बन्ध इष्ट देव के माध्यम से व्यक्त हुआ 
है । श्रलंकारों की योजना द्वारा प्रकृतिगत उपमानों के प्रयोग में भी भावों की 
ही प्रघानता है। दूती श्रादि के कथनों में प्रकृति के साहश्य मूलक झौर सीन्‍्दर्ये- 


२५६ मध्यकालीन हिन्दी ह्रप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


विधायक ग्रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्राकृतिक सौन्दर्य का 
तादात्म्य मानव से कराग्रा गया है । इससे पात्र के भावों का प्रतिविम्ब प्रकृति 
में दीख पड़ने लगता है और वह ग्रवसर एवं परिस्थिति के अनुकूल मोहक, 
मादक या उद्बीपषक बनकर समक्ष ग्राती है। प्रकृति में मानव-सहानुभूति की 
चेतना का विकास कहीं-वहीं पर यौन-भावना के संग होने लगता है। इससे 
प्रकृति का ग्रहण मानसिक्र भावनाय्रों के प्रतिविम्ब रूप में होता है । मन प्रकृति 
से सौन्दर्य का संचय करके सीन्दर्य की ग्रनुभूति कराता है | इसमें प्रकृति के रूप 
एवं गुरा की नितान्त उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वही उसकी आधार भूमि है। ऐसे 
रूप पर भाव का आरोप ही अ्रनुभव एवं चयन द्वारा सौन्दर्य का विधान करता 
है। भक्तिकालीन साहित्य में प्रकृति के रूप और हृदय के भाव की युगपत्‌ महत्ता 
है । प्रकृतिगत इस सौन्दर्यानुभूति में 3स्तु का गुर रूप-पक्ष के आधार पर व्यक्त 
होता है श्रौर विभिन्न गुणों को ग्रहणा करने की भावना विषयक भनुभूति से वह 
सुन्दर बनता है । भ्रतः कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन तटस्थ सीन्दयं में 
प्रकृति हमारी भावना श्रौर हमारे विचारों से युक्त होकर ही सुन्दर लगती है। 
निष्कर्ष 

भक्तिकाल के उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर इस नि्णंय पर पहुँचा 
जा सकता है कि मानवीय रूप-सौन्दर्य वर्णन के हेतु स्त्री और पुरुष रूप में 
राघा-ऋष्ण के सौन्दर्य का चित्र अंकित किया गया है। इन दोनों के चित्रों में 
समता और भिन्नता दोनों ही दृष्टियाँ दीख पड़ती हैं । 

श्री कृष्ण का रूप-सौन्दर्य--श्रीकृष्ण के रूप सौन्दर्य का अ्रंकन करने 
में भक्तिकालीन कवियों ने गुण, चेष्टा, वेशभूषा भ्रादि को भ्रपरिहाय महत्व 
दिया है। भ्रग-वर्णन की विशेष रुचि प्रदर्शित की गई है। प्ंगों के स्थूल 
भाकार से झ्रारम्भ करके द्यूति आदि की सूक्ष्मता का भ्न कन भ्रप्रस्तुत विधान 
द्वारा हुआ है। श्रगन्द्यूति के लिये श्रतिसी कुसुम, सजलमेघ, मरकतमरिश 
भौर पीताम्बर-द्यू ति के लिये विद्युत श्रादि का प्रयोग है । 

श्रीकृष्ण लावण्य-निधि हैं । ब्रज बालाएं उनके अंग-प्रग पर रीभ 
जाती हैं । उनके नेत्र 'शोभा-निधि' श्रीकृष्ण के रूप में ड्रबते-उतराते उसमें भव- 
गाहन करने लग जाते हैं । क्षण-क्षण परिवर्तित होती हुई रमणीयता को प्रांखों 
में बन्द कर लेने के लिये गोपियां रोम-रोम में झ्रांखों के हो जाने की अभिलाषा 
करती हैं । उनकी छवि की चमक से गोपियों पर रूप की ठगोरी पड़ जाती हैं । 
वे अनेक माध्यम एव' बहानों से श्रीकृष्ण को देखने की चेष्टा करके भी तृप्त 
नहीं होतीं । उनकी मोहिनी के समक्ष सुर, नर मुनि सभी विवश हो जाते हैं । 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २५७ 


गोपियों करी झ्रांखें तो उनके “रूप-रस में रांची” सदा उन्हीं में लगी रहती हैं । 
ऐसे श्रीकृष्ण के प्रसाबनों से उनकी शोभा बढ़ गई है । 

श्रीकृष्ण का सहज सौन्दर्य कोटि-कंदर्प को लज्जित करने वाला महा- 
प्रकाश का पुझ्ज है । ऐसे रूप-पुझज के चित्रांकन में आशभूषणों का मोह कवियों 
के मन में सदा बना रहा। सिर पर मोरमुकुट, क्रीट; गले में मोतियों की माला, 
वनमाला, गुड्जामाल, कनक-दुलरी झ्रादि; कानों में कुण्डल; हृदय पर कौस्तुभ 
मणि; भुजाओं में केयूर आदि; कटि में कनक मेखला; चरणों में नूपुर और 
शरीर में पीतपट शोभा को बढ़ा देते है। कपोलों पर रत्न जटित मुकुट की 
अदभुत शोभा विराजमान है । श्रीकृष्ण के इस प्रसाधन में कवियों की दो हृष्टि 
काम करती थी (१) श्री कृष्ण के सहज रूप की उदुभावना और (२) पअप्र- 
स्वुत रूप में प्रकृति के रमणीय एवं मनोज्ञ वस्तु या दृश्यादि का ग्रहण । इन 
अप्रस्तुतों के कथन में व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपकादि अलंकारों का प्रयोग 
है । मुख को देखकर चन्द्रमा हतप्रभ हो जाता है. सूर्य -चन्द्र दोनों छिप जाते 
हैं । नेत्रों के समक्ष खंजन, मीन, मृगज, की चंचलता नीरस प्रतीत होती है । 
श्रलक छबि के समक्ष अ्लि कुल मात हो जाता है । कमल प्रतिदिन खिलकर भी 
मुस्कान की शोभा धारण नहीं कर पाता । दाँत के समक्ष दाड़िम का हृदय 
फट जाता है . शुक नासिका के समक्ष लज्जित है । अ्बरों की भ्ररुण्िमा के 
समक्ष बंधुक, विम्बफल श्रौर प्रवाल पंक्ति की महत्ता नहीं रह जाती । गहरी 
नाभि सुवा सरसी हैं रोमावली, ग्रलि श्रे णी, बंक-मृकुटि, कमान है । इस प्रकार 
अनेक उपमानों के माध्यम से श्रीकृष्ण की शोभा बढ़ाई गई है । 

श्रीकृष्ण की चेप्टाओ्रों से साक्षात्‌ रस की धारा प्रवाहित होने लगती 
है । उनकी मन्द मुस्कान, मन्‍्थरगति चटक-लटकभरी चाल, बंक बिलोकनि, 
छवीली चितवन, मुरली वादन, नृत्य-भंगिमा, त्रिभंगी रूप श्रादि की मोहकता 
सर्वोपरि है । उनके अनुभाव उद्दीपक है । उनकी छेड़-छाड़ में हृदय परबस 
हो जाता है। हास-परिहास में आ्राकर्षण है श्रौर ऐसी चेष्टाश्रों से युक्त उनके 
शरीर का रंग-बैभव श्रपूर्व है। श्यामल तनन्यति, अरुण भ्रघर, श्वेत दंत- 
पंक्ति, नेत्रों का तीन रंग, गगन की नीलिमा, वाल पअ्ररुण की रक्तिमा झादि 
अ्रसामान्य शोभा विधायक रंग वैभव हैं । इन सभी के संग पीतवस्त्र, फूल- 
मालादि की श्वेतिमा मणिणियों की प्रतिबिम्बित कान्ति इन्द्रधनुषी शोभा को घारण 
करता है । हरित, नील, पीला, श्ररुण, श्वेत आदि रंगों का ऐसा दुलंभ सम- 
न्वय श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा, परन्तु श्रीकृष्ण की यह शोभा राघा की शोभा 
के विना प्रधूरी है। श्रतः भक्तिकाल में राधा के रूप-सौन्दर्य की श्रभिव्यञ्जना 
पूर्णां तन्मयता से हुई है । 


रेश्८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


कृष्णा तमालतरु की कनक-वल्लरी राधा के शरीर रूपी केलि-सरोवर 
का सम्पूर्ण शैंशव जल यौवन सूर्य ढ्वारा शोपित कर लिये जाने पर रूप की 
उस राशि की सहज माधुरी सम्पूर्ण विश्व के उपमानों की शोभा धारण करने 
लग जाती है । उसकी तन-द्यू ति चम्पक एवं कनक की स्पर्द्धा का कारण बन 
जाती है | रति, रंभा, उमा, रमा, उर्वसी का रूप उसके रूप के समक्ष मलीन 
हो जाता है। उपमान अंग छवि वर्णान में ग्रसमर्थ हो जाते हैं । रूप की निधान 
राघा विश्व के सम्पूर्ण सौन्दर्य तत्वों के सार से निमित होकर सर्वातिशायिनी 
हो गई है । वह सुन्दरता की सहज राशि है । उसका अ्र ग-प्रत्यंग आकर्षक है। 

राघा के नेत्र खंजत मीन और मृग की महत्ता नप्ट कर देते है। गुरु 
नितम्ब पर भूलती वेणी स्वर्ण खम्भ पर सपिणी की शोभा घारण करती है। 
कुटिल भूकूटि में कामदेव के घनुष का रूप दीख पड़ता हैं। बिखरे क्‌ चित केश 
मुख-शशि का मधु पान करने वाले सप॑ हैं । भुजाड्रों में कमल नाल की सुडौ- 
लता है । उरोज कनक-कलश, चक्रवाक युग्म, श्रीफल या अनंग के मंगल 
कलण हैं । अधर में विद्रम॒ की लालिमा है। नाभि हद के समान गहरी है । 
रोमावली मानो रेंगकर जाती हुई स्विणी है ! चरणा में मसृणता और सुढरता 
है । उपमानों की सम्पूर्णा शोभा घारण करने वाली राघा के रूप को देखकर 
पशु-पक्षियों को भ्रम हो जाता है। मोर कबरी को सर्प, भ्रमर चरण को कमल, 
शुक करों को नवांकरित किसलय समभने लगता है । ऐसी राघा का रूप अनुपम 
है । सौन्दर्य के भ्रपूव घटक से निर्मित हुग्रा है। वह कृष्णा “चन्द्र” की निर्मल 
“चन्द्रिका' है। उनकी शोभा भूषणों से श्रधिक बढ़ती हैं | वेश भूषण-भूषित 
होने पर श्रधिक सौन्दर्य को धारण करता है। 

सोलह श्ज्ञार मण्डित पद्मिनी राघा का ग्रग भूषणों से व प्रसाधनों 
से मण्डित है। मुख पर केशर, मृगमद या सिन्दुर-विन्दु, नयनों में अ्ंंजन की 
रेख, चिबुक में श्यामल विन्दु शोभित है । कानों में ताटंक, नाक में वेसर, 
मांग में गूथे मोती, चिक्र में कुसुम, कर्ण में कंठ में मशिमय भूषण 
कटि में किकिनी, चरणों में जेहर श्रौर नू पुर, हाथों में कंकन व चूड़ियां भ्रादि 
ग्राभूषण शोभा को बढ़ाते हैं। गोरे बदन पर रंगीन ब्त्रों की शोभा अकथ- 
नीय हैं । नीलवसन, नीली साड़ी और नीले अम्बर में मेघ में यामिनी तुल्य 
राघा का श्रनुपम सौन्दर्य चमकता है। मुख नव घन में मयंक की प्रभा तुल्य है । 
अवस्था की वृद्धि के संग बस्त्रों के रंग में चटकीलापन झ्राता जाता है । पचरंग 
साड़ी और नीली अंगिया से शोभा बढ़ जाती है। 

राघा का सम्पूर्ण रूप श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु है। वह इतनी 
रूपवती है कि स्वयं ही रीक जाती हैं। इस रूप की सार्थकता कृष्ण के समक्ष 


भक्ति-काल में रूप-सौन्दर्य २५६ 


पूर्णा समर्पण्ण में है । योवन उपभोग के योग्य है। उस सौन्दर्य के पान और 
समर्पण में मानसिक उल्लास रहता है । प्रिय की स्मृति उसमें नवीन छवि का 
संचार कर देती है । राबा की इस शोभा के साथ रत्युपरान्त उसकी तन्द्रिल 
अ्रस्त व्यस्त बिखरे श्यज्जार की शोभा अवर्णानीय है। इस शोभा का वर्णन 
सभी भक्त कवियों ने किया है। खण्डिता प्रसंग में श्रीकृष्ण की भी इस शोभा 
का वर्णन कवियों ने मनोयोग पूर्वक किया है। इस वर्णान में काम शास्त्रीय 
प्रवृतियाँ दीख पड़ती हैं । अधर कपोल और क्‌ुचों का नख-क्षत, विध्ुुरी अ्रलक, 
ढीली नीवी की शोभा अ्रनुपम है । इस समय की मुद्रा एवं चेप्टा दर्शनीय है । 
बाँह उठाकर कमनीय कामिनी का जंँभाई लेना आकर्षक है। नीचे गिरती 
हुई वाँह विजली जैसी है । रति के कारण राधा की कमनीयता में जो झ्लाक- 
पंण श्रा जाता है, उसका पूर्ण सचाई के साथ वर्णन किया गया है । इस अवसर 
पर प्रयुक्त उपमानों में सम्पूर्णा शोभा एवं सौन्दर्य की चेतना वर्तमान रहती है। 
ऐसी राघा की उद्दीपक चेप्टाएँ इतनी मनोहर हैं कि कृष्ण पूर्णांत: उनके दास 
हो जाते है । 


गुण रूप चेप्टा प्रसाधन ग्रादि से बढ़ा हुआ सहज सौन्दर्य अनंग को 
भी विवश कर देता है | युगल शोभा का वर्णान करने में कवि असमर्थ हो जाता 
है । भक्तों के राधा कृष्ण सुन्दरता की खान हैं, रस के समुद्र हैं, आनन्द को 
देने वाले हैं। ऐसे रूप-रस में उलभा हुञ्रा कवि उसीमें तन्‍्मय होकर आात्म 
सुधि खो बैठता है । उसकी सम्पूर्ण सावना. उसकी भक्ति, सब कुछ मानों 
सौन्दर्य की साधना है और इस साघना में भक्तिकालीन कवि पूर्ण सफल 
हुआ है । रूप की इस आ्रासक्ति का प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर भी पड़ा 
श्रौर उन्होंने भक्तिकाल के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राधा-कृष्ण का 
ऐसा सौन्दर्य उपस्थित किया, जो अपने आकर्षण भर चमक में बेजोड़ है । 


अनिर्वचनीय रूप-सौन्दर्य के श्रनन्‍्त भण्डार श्रीकृष्ण की छवि इन्द्रनील- 
मणि एवं नील कमल की कान्ति से युक्त भूषणों को भूषित करने वाली है। 
पीताम्बरधा री, रत्न-मण्डित, कुड्चित श्रौर दीर्घकेश, मस्तक पर तिलक, र्णा- 
यमान रक्त नीलोत्यल कान्ति तुल्य नेत्र, मण्णि-कुण्डल सुशोभित कर्ण युगल, 
कोटि चन्द्र प्रभ मुख, त्रिभंगी मुद्रा आदि से कन्दर्प-मोहक शक्ति वाले श्रीकृष्ण 
की शोभा श्रवर्ण्य है । सौन्दर्य उनके अ्रंगों में मूरतिमाव्‌ हो जाता है, श्रंग-कान्ति 
से सभी प्रकाश-पुज मन्द पड़ जाते हैं | नख चन्द्र तुल्य और अंगुलियाँ भ्रुण 
कान्ति तुल्य है । माधुय एवं सौन्दर्य के समूह श्रीकृष्ण का सब कुछ मधुर है) 
वर्ण, प्रवस्था, क्रीड़ाएँ, चेप्टाएँ, शरीर, रूप भूषण, वस्त्रादि, वचन, प्रसाधन 


२६० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सामग्री आ्रादि में यही मधुरता है | संसार में सभी मधुर वस्तुओं के शिरोमरिण 
हैं । उनका व्यक्तित्व माधुर्य की पूर्णाता से युक्त है | वे सौन्दर्य के शिरोमणि हैं । 
ऐसे माधुर्य एवं सौन्दर्य-शिरोमरिं भगवान कृष्णा की उपासना भक्तों का घ्येय 
है | श्राचार्य बललभ ने अ्रपने 'मधुराष्टक' नामक ग्रन्थ में कहा है कि 'मथुरा के 
अ्धिपति श्रीकृष्ण की सभी वस्तुएँ मधुर हैं ।” अवर, वदन, नयन, मुसकान, 
हृदय, गमन, वचन, चरित्र, वसन, वलित, वेणु, रेणु, पाणि, पाद, नृत्य, सख्य, 
गीत, रूप, रमणा, गुजा, माला, कमल, लीला, गोपी, भोग, हृष्टि, गौ, यष्टि, 
सृष्टि, श्रादि सभी कुछ मधुर है । मधुर भाव की इस सर्वाज्धीणता में वल्लभा- 
चार्य ने कृष्ण और उनसे सम्बन्धित वस्तुओ्रों में यही माधुर्य देखा है।यह 
माधुयं अ्रंग, चेष्टा, नृत्य आदि सब पदार्थों में दीख पड़ती है। ऐसे माधु्य और 
सौन्दर्य के निधि भगवान की ओर किस रसिक का मन आक्ृप्ट न हो जायगा । 
उनके विशाल लीलायित नेत्र किसको दास न बना लेंगे। इन नेत्रों में मद 
की अरुणता, रस की शीतलता, भोग का आलस्य एवं लीला की विशालता 
आदि है। 

अंगों का लावग्य प्रतिक्षण एक दूसरे में प्रतिविम्बित होता रहता है। 
उनके रूप की अपार छबि मिलन का आमन्त्रण देती है। गौर श्याम वरण की 
युगल शोभा एक दूसरे में प्रतिविम्बित होती रहती है। उनके नख-शिख के 
सर्वाज्धू-सौन्दय में मन विभोर हो जाता है, आँखें रूप देखने में अतृत्त ही रह 
जाती हैं । मुख की मुसकान, भ्रद्धॉन्मीलित पलकें, बंकिम भौंह, अंग-लावण्य, 
ख्य गार, सुरंग पाग, दन्‍्त-कान्ति, कुण्डल-मण्डित कपोल और मोहक गज गति 
को निरख भक्त ओर गोपियाँ दोनों ही अपने को भूल जाती है।! वे कृष्ण 
की रूप-माधुरी का पान करने के लिये व्यग्र रहती हैं ।? स्वयं राघा की भी 


? लालकी रूप माधुरी नैननि निरखि नेकु सखी । 

रंग मगी सुरंग पाग लटकि रही वाम भाग, 

चंपकली कूटिल अभलक वीच-बीच रखी। 
« . भ्रायत हग अरुण लोल, कु डल मण्डित कपोल, 

श्रधर-दसन दीपति की छवि क्‍यों हूं न जाति लखि ।****«* 

उर पर मंदार हार, मुक्ताहार वर सुढार, 

दुरद गति, तियन की देह दशा करखी । हित हरि वंश-स्फुट वाणी 
2 सखि, मोहि हरि-दरस रस प्याइ । 

हों रंगी श्रव स्याम मूरति, लाख लोग रिसाइ। 

स्याम सुन्दर मदन मोहन, रंग-रूप सुभाई। 

सूर स्वामी प्रीतिकारन सीस रह्मौ कि जाइ। 

अनुराग-पदावली पु. ३६ गीता प्रेस 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २६१ 


पक 


यही दशा है । राधा-कृप्णा में कौन अधिक सुन्दर है, इसका निर्णय नहीं हो 
पाता । दोनों ललिता से जानना चाहते हैं |! यहां सौन्दर्य के आधिक्य की 
व्यञ्जना सीधे-सादे और सरल शब्दों में की गई है । ऐसे रूप-सौन्दर्य की निधि 
युगल-स्वरूप में सावक रम जाता है। इन भक्त कवियों के सौन्दयय॑ वर्णन में 
दो दृष्टिकोण दीख पड़ता है-- 

(१) श्रीकृप्णा को प्रधान मानकर 

(२) राधा को प्रधान मानकर 

श्रीकृष्ण की प्रधानता वाले पदों में उनके रूप, कान्ति, छवि, लावण्य 
की श्रतिशयता द्वारा गोषी या राधा के मुग्व भाव का चित्रण है। श्रीकृष्ण के 
रूप-मा ट्ये में भक्त श्रपनी भावनाञ्रों को तललीन करके सदा उनका पान करना 
चाहता है । ऐसे श्रीकृष्णा के रूप-वर्णान की विभिन्न विधाओ्ों के आघार पर 
तीन भेद करेंगे-- 

(१) कौमार रूप का वर्णन । 

(२) पौगण्ड रूप का वर्णात । 

(३) किणोर रूप का वर्णान । 

उपयुक्त तीनों प्रकार की अ्रवस्था प्रों में स्फुरित होने वाली भावनाओ्रों 
एवं क्रियाप्रों आदि के सौन्दर्य के साथ रूप-सौन्दर्य का वर्णान मध्यकालीन सभी 
कवियों ने किया हैं, परन्तु साम्प्रदायिक हृष्टिकोण के कारण वल्लभ सम्प्रदाय 
के श्रनुगामी भक्तों ने श्रीकृष्ण रूप की महत्ता स्वीकार की तो राघावल्लभियों ने 
राघा-रूप को महत्वपूर्ण और प्रधान माना । इस दृष्टि भेद के कारण सूर आदि 
की सख्यभक्ति हित हरिवंश श्रादि में सखी-रूप की विभिन्न अ्रभिलाषां में 
परिशित हो गई । इसी से पहले में रूप का माधुय॑ और दूसरे में केलि का 
माघुय्य प्रघान हो गया । सूर अश्रादि की दृष्टि में बाल रूप की प्रमुखता है श्रौर 
हित हरिवंश में किशोरी रूप की । पुरुष ओर स्त्री रूप में ग्रालम्बन की भिन्नता 
के कारण सौन्दर्याकन की विधा में स्पष्ट श्रनन्‍्तर दीख पड़ता है। उनकी 
क्रियाओं, चेष्टाग्रों, श्रनुभावों, अंग-वर्णन, नख-शिख।दि में यह अ्रन्तर देखा 
जाता है। दृष्टिकोण की यह्‌ भिन्नता साम्प्रदायिक मान्यताड्रों के कारण है। 





2. बातकरत रस-रंग उच्छलिता । 
फूलन के महल विराजत दोऊ, भेद सुगंध निकट वहीँ सरिता । 
मुख मिलाय हेंसि देखति दरपन, मुरत स्रमित उर माल विगलिता । 
'परमानन्द' प्रभु प्रेम विवस हम दोउन में सुन्दर को कहि ललिता । 
परमानन्द सागर 


२६२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ए-काव्य में रूप-सौम्दर्य 


कहीं पर युगल रूप का युगपत्‌ चित्र प्रस्तुत करते हुए 'राधा-लली' की ओर 
कवियों की पक्षपात पूर्ण दृष्टि रही है ।? 

श्रीकृष्णा के रूप-सौन्दर्य का वर्णन करने के हेतु अवस्था क्रम से उनकी 
विकसित होती हुई भावनाओं एवं क्रियाग्रों का वर्णन है। ऊपर बताये गये 
भ्रवस्था के तीन रूपों में पांच वर्ष तक की ग्रायु कौमार अवस्था कही जाती 
है । ब्रज की आरम्भिक लीलाएँ इसी अवस्था की हैं । इस अ्रत्रस्था के तीन भेद 
हो सकते हैं:-- 

(१) श्राद्य कौमारावस्था में वालक के सौन्दर्य का वर्णन है । अतिशय 
कोमलता, दंतुलियों की ईपत्‌ श्वेत छवि, जंघों की स्थूलता आदि का वर्णन हुआ्ना 
है । विभिन्न चेष्टागत सौन्दर्य में चलना, गिर पड़ना, देहली लांघना, अ्रंगूठा पीना 
श्रादि व्शित है । आभूषणों में वघनख, करघनी, सूत्र तथा अन्य प्रसाघनों में 
तिलक-काजल आदि का वर्णन है । 

(२) मध्य कौमारावस्था के विकास के संग चेष्टाओं में अ्रन्तर झा गया 
है । प्रलकों का इघर-उघर फैलना, मधुर तोतले स्वर, थोड़ा रेंगना, मुक्ता के 
बेसर, नवनीत, किकिणी ग्रादि से शोभा बढ़ाई गई है । 

(३) शेष कोमार अवस्था के प्रसाधनों में भ्रन्तर आरा जाता है। अंगों का 
विकास होने लगता है । मोर-पंख, लंगोटी, काछनी, लकुटी ग्रादि से शोभा बढ़ाई 
गई है । सखाझ्रों के संग क्रीड़ा का वर्णन है । वेरयु श्ट् ग ग्रादि वादन की रुचि 
व्यक्त की गई है । 

पौगण्ड भ्रवस्था में श्रीकृष्णा के रूप-सौन्दर्य के क्रमिक विकास का वर्णन 
है । विभिन्न नवीन क्रीड़ाओ्रों में श्रभिरुचि व्यक्त की गई है । गायों के बीच रज- 
मण्डित शोभा, केलि-नृत्यादि युक्त लीलाएँ, पीताम्बर, घातु के श्रलंकारों का 
घारण, वन-विच रण आदि का वर्णन मिलता है । नख-शिख की भावना का 
ईषत्‌ संकेत है । अघरों की लालिमा और उदर की क्षीण॒ता, कम्बुग्रीव की शोभा 
भ्राकषंक है । इस ग्रवस्था के द्वितीय चरण के अंगों में गोलाकार कपोल और 
वाश्वभाग, सुन्दर नासिका, तिल और स्तनिग्घता जन्य शोभा है। मुखकान्ति 
से मणि एवं दर्पण का दर्प समाप्त हो जाता है । उष्णीष और लकुटी विशेष 
प्रसाधन हैं । श्रलौकिक लीलाओं में गोवद्ध नधारण अभ्रादि का वर्णन है । 


2 बेसर कौन की अति नीकी । 
होड़ परी प्रीतम श्ररु प्यारी, अपने-अपने जी की । 
न्याय परो ललिता के आगे, कौन सरस को फीकी । 
नन्ददास प्रभु विलगि जिन मानो, कछु इक सरस लली की । 
नन्ददास ग्रन्थावली पृ० ३४६ पद ६& 


भक्तिकाल में रूप-सोन्दय बे 


रत 
न 


पौगण्ड अवस्था के अन्तिम चरण में शरीर शोभा में अभ्रनोखापन व 
झ्राकपंक शक्ति का उद्भव हो जाता है । उन्नत स्कन्घ, अ्रलकों का लीलापूर्वक 
हिलना आदि वरशित है। प्रसाधनों में पगड़ी, केसर का तिलक, कस्तूरी विन्दु 
आ्राकपित करती है । वचन की बंकता, नर्म सखाओों के साथ वार्तालाप का झानन्द 
झौर बालाग्रों की शोभा की प्रशंसा होती है । 

कृष्ण के किशोर रूप के वर्णन में सभी कवियों की रुचि रही है । 
राघावल्‍लभीय और चैतन्य सम्प्रदाय के भक्तों के लिये यह भ्रवस्था परम सुख- 
कारी है । पौगण्डावस्था में क्रीड़ाओं का महत्व, कोमारावस्था में वाल्य केलि 
का सौन्दय्य और कंशोरावस्था में रति-केलि के सौन्दर्य का वर्णन है । 

किशोर वय के आरम्भ में वर्ण की उज्ज्वलता, नेत्रों की लालिमा, और 
रोमावली का उद्भव होता है । भौंहों की बनुपाका रता, नखों की तीक्ष्णता, दांतों 
की शुभ्रता आदि रूप-सौन्दर्य के लक्षण दीखने लगते है । वेजयन्तीमाला, मयूर 
पंख, वस्त्रादि की शोभा, नटवर-वेप, वंणी की मधुरता से श्रीकृष्ण का आकर्षण 
बढ़ जाता है । इस अवस्था के मध्य भाग में स्मित पूर्णा आनन, विलास युक्त 
चंचल कटाक्ष, चितवन और मुसकान, मधुर भ्रनुभावादि प्रकट होने लगते हैं । 
शरीर के प्रंगों में बाहु, वक्षस्थल ग्रौर जंघाओ्ं की शोभा बढ़ जाती है। 
त्रिवली दीखने लग जाती है । शरीर का सौन्दर्य मूतिमाव्‌ हो जाता है । गोपी- 
लीलाओं का यह्‌ प्रमुख काल है । इसमें टोली, क्‌ जलीला रासलीला ग्रादि अनेक 
रसमय लीलाओों का आचररणा हुआ है । अन्य लीलाओं में नृत्य, हिडोला, भूला, 
होली, द/न, मान, रास, जल क्रीड़ा आदि लीलाओों का वर्णन है। इन सभी 
लीलाओं में पूर्णावतार श्रीकृष्ण की रासलीला के अन्तर्गत हाव-भाव, नृत्य-गीत, 
प्रालिगन चुम्बनादि का वर्णान है । यहाँ गोपी और ऋृष्ण के सौन्दर्य से मिलकर 
प्रकृति का सौन्दर्य साधक बन गया है । 

राघा-सौन्दर्य वर्णन की प्रघानता राधा-वल्लभ सम्प्रदाय की विशेषता 
है । इस सम्प्रदाय में राघा के रूप-गुणादि का वर्णन करके श्रीकृष्ण को उसका 
अ्भिलाषी बताया गया है | लीला की अपूर्व॑ता में दृष्टिभिद के कारण सक्रीयता 
राघा की है, कृष्ण की नहीं ।” राघा या गोपियों के समस्त रूप-श्टज्ञार का 


एक मात्र लक्ष्य श्रीकृष्ण का सुख है । 





2 पिय को नाँचन सिखावत प्यारी । 
बन्दावन में रास रच्यो है, सरद चंद उजियारी । 
रा लिये न 
मान गरुमान लकूट लिये ठाढ़ी, डरपत कुज बिहारी । 


'व्यास” स्त्रामिनी कौ छवि निरखत, हँसि-हेंसि देकर तारी । 
भक्त कवि व्यसा ३६१ पृ. पद३२२ 


२६४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


युगल रूप-सोन्दर्य में क्‌ जविहार के प्रसंग की मधुरिमा वश्त है। 
दोनों एक दूसरे के रूप से मुग्धघ हो बस में हो जाते हैं । इस छवि का वर्णन 
उपमा श्रादि के द्वारा स्पष्ट नहीं होता । कहीं वेसर की अ्रच्छाई के सम्बन्ध में 
प्रतिस्पर्दधा है, कहीं रतिकेलि जन्य गात के सौन्दर्य का वर्णन है | युगल-सोन्दर्य 
वर्णन प्रसंग पर भक्तों का ध्यान पारस्परिक अनुराग की ओर रहा है। 
सौन्दर्य की खान राधा को देखकर कृष्ण तन्‍्मय हो जाते हैं । वे स्वयं बेनी 
भूथकर उसमें फूल लगा देते हैं । श्रंजन, महावर, चित्र ग्रादि लिख देते हैं । 
श्ज्भार सज्जित राधा के रह: केलि का वर्णन अच्छे ढंग से हुआ है। कृष्ण 
द्वारा श्द्भार करने का वर्णान ओर प्रेम प्रदर्शन अनेक स्थलों पर हुआ है ।? 

इस प्रकार की संयोग सुख को बढ़ाने वाली चेप्टाओं से 'रूप की माद- 
कता बढ़ जाती है। भक्त इस रह:केलि में गोपीभाव से सम्मिलित होता है । 
रस की अविरल एवं सान्द्र घारा प्रवाहित होने लगती है | वह उसमें ह्ृवकर 
सम्पूर्ण जगत से विमुख हो जाता है । उसे सर्वत्र श्याम का रूप-सौन्द्य दीख 
पड़ता है विश्व उसके लिये 'श्याम-मय' हो जाता है “जित देखौं तित स्याम मई 
है ।” भक्तिकाल के इस आ्राघार का सहारा लेकर रीतिकालीन कवियों ने श्री 
कृष्ण का मोहक रूप उपस्थित किया, जिसको शोभा लौकिक घरातल पर 
अ्रधिक रमणीय बन गई । 


“'प्ररी प्यारी के लाल लागे देन महावर पांय । 
जब भरि सींकहि चहत स्याम घन, दीज चित्र-विचित्र बनाय । 
रहत लुभाय चरन लखि इकटक विवस होत रंग भर्‌यौ न जाय । 


“नंददास' खिजि कहत लाड्िली रहो, रही तब पगनि दुराय । 
नन्ददास ग्रन्धावली पृ. ३४७ 


रीतिकाल मे' रूप-सोंन्दर्य॑ 


(१) सामयिक परिस्थिति व पृष्ठ-भूमि 
(२) रोतिकाल में श्रीकृष्ण का रूप 
(श्र) श्रात्मगत गुणा परक सौन्दर्य 
(क) श्रात्मगत सूक्ष्म गुरा 
(सर) श्रात्मगत स्थूल गुण 
(श्रा) झ्रात्मगत चेष्टा परक सौन्दर्य 
(क) विशेष चेष्टा 
(ख) सामान्य चेष्टा 
(इ) प्रसाधनगत सौन्दर्य (घोडश श्य्र गार ) 
(क) षोडश श्टूगार श्रौर इनका उद्देश्य 
(ख) लगाये जाने वाले प्रसाधन 
(ग) शरीर पर धारण किये जाने वाले प्रसाधन 
(घ) शरीर की रक्षा करने वाले सोन्दर्य प्रसाधन 
(ई) सोन्दर्य के उत्कर्ष के भ्रन्य श्यू गार प्रसाधन 
(उ) तटस्थ सोन्‍्दर्य 
पक) 
झुड ९767... “५४०८ 
32९! 


रीक्तकाल की सामाजिक मान्‍्यता-- रीतिकालीन समाज के जीवन- 
दर्शन में नारी की मान्यता अधिक रही है । विदेशी यात्रियों के विवरणों से 
स्पष्ट है कि नारी की कल्पना भोग्य पदार्थ के रूप में की जाती थी । राज- 
महलों में श्ज्भारिक नृत्य, गीत, जासूसी, वासना आदि का प्राबल्य था। सुन्दर 
स्त्रियां घोखे से लाई जाती थीं। नारी केवल प्रमदा और कामिनी थी, पत्नीत्व 
का महत्व लुप्त हो चुका था। रक्षिताओ्रों के इगित पर शासक अपनी मर्यादा 
को भंग कर रहे थे । नैतिक जीवन मूल्यों का ह्लास तीब्र गति से आरम्भ हो 
गया था। भक्तिकालीन आध्यात्मिक उच्चता समाप्त हो चुकी थी। इस युग 
में श्राकर भक्ति के ग्रालम्बन॒ सामान्य नायक-नायिका के रूप में प्रस्तुतकिये 
जनि लगे थे । श्रार्श का महान्‌ स्तर समाप्त हो गया था । इससे काव्य के 
क्षेत्र में उज्ज्वल रस या भक्तिभावना का माधुर्य लौकिक श्णज्भार में स्थुल-रूप 
ग्रहण करने लग गया था । 

. नैतिक आादर्शों के स्थान पर वांसनापूर्ण वातावरण का विकास हो 
गंया । काम प्रधान इस वातावरण में निर्वाध-वासना और स्थूल रसिक चेष्टागओं 
की प्रधानता थी इसी से शारीरिक-सौन्दर्य की इयता में ही प्रेम का अन्त स्वी- 
कार किया गया, मानसिक आात्मिक प्रेम कम ही दीख पड़ता है। यह सब 
सामन्‍्तीय वातावरण एवं दृष्टिकोण का प्रभाव था । इसीसे चेतन आकर्षण 
के स्थान पर निष्क्रिय भोग प्रधान श्राकर्पण की ही महत्ता थी। नायिका-भेद 
में नारी के इसी रूप का विस्तार किया गया । नारी के सानिष्य की उलभनों 
झऔर भोगों पर अपेक्षाकृत दृष्टि केन्द्रित रही है। सहेट, सहचरी, मिलन 
परक्रीया, अभिसार आदि प्रसंग वर्णान के विषय रहे हैं । नारी के अन्य रूपों- 
मातृत्व पत्नीत्व, भगिनीत्व आदि पर या तो दृष्टि गई ही नहीं है या उनका 
स्पर्श मात्र ही हो सका है । ऐसी एक आ्राध पंक्तियाँ ढृढ़ने पर मिल जाती हैं । 
यहाँ चेतन नारी की अनुभूति प्रधान श्टज्जारिक चेष्टाओ्रों की प्रमुखता न होकर 
एक विशेष निष्क्रिय यन्त्र में लगी हुई क्रियाओं का वर्णान रूढ़ि और परम्परा 
के भ्राघार पर हो सका है | स्वकीया की कुलकानि, खण्डिता का मान, क्रिया 
विदग्घा की चातुरी, श्रभिसारिका की गोपनीयता, विप्रलब्धा की चिन्ता श्रादि 
में ही कवियों का काव्य-वै भव श्रपनी सीमा पाने लगा । 


रीतिकाल की दो काव्यगत प्रवृतियाँ-श्राचार्यत्व श्रौर कवित्व-मानी गई 
हैं । इन पर तत्कालीन भावनाशञ्रों का प्रभाव है। सैद्धान्तिक विवेचन के प्रसंगों 


२६५ मंध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्ये 


पर भी उदाहरण के रूप में शद्भार परक उक्तियां ही लाई जाती रही हैं । 
काम जीवन का श्रनिवार्य सत्य बन गया था । यो तो हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
युग में इसको उचित स्थान मिला था, परन्तु रीतिकाल में एक मात्र काम एवं 
ख्यद्भार तत्व की ही प्रघधानता थी। यहां तक कि जीवन से निराश होकर 
आ्राध्यात्मिक स्फुरण के क्षणों में प्रलोकिक सत्ता के साथ भी अपनी यही 
श्वृद्भार भावना रूप ग्रहण करती रही है । भक्ति युगीन साधना में राबाकृष्ण 
के जिस रूप की स्थापना हुई थी, समय की गति से उसमें भी स्थूल लौकिक 
श्यद्भार का समावेश हो गया। नारी के दृष्टिकोण में रसिकता झा गई । 
कलत: नारी का नंसगिक रूप लुप्त हो गया और उसकी मान्यता झ॒इज्धार 
साधना के रूप में हो गई । 

समाज में सामन्‍्तीय युग की प्रधृृतियों का प्रभाव कई रूपों में बढ़ने 
लगा । 

(१) ऐश्वयं और वैभव के उपकरणों में विलास पूर्ण वातावरण की 
सृष्टि की गई भ्रौर रत्नों आ्रादि की जगर-मगर ज्योति में नायिका का सौन्दर्य 
वर्णित हुआ । 

(१) प्रकृति के ग्रहण से पुष्पों श्रादि के माध्यम द्वारा श्ज्ञार साधन और 
उपवनों के एकान्त मिलन को बल मिला । सरोवरों के स्नान में सुन्दरियों का 
अनावृत सौन्दर्य वर्णित हुआ । 

(३) गन्धन््रव्यों के प्रयोग से झआाकपंण बढ़ा। चोवा, चंदन, कपूर 
इत्रादि से शरीर सुगन्धित रहने लगा । इसकी मादकता और मोहकता का चित्र 
बस्त्राभूषणों के आकर्षण, कीने ओर पारदर्शी बस्त्रों से भाकते हुए भ्रग 
नायिकाओं की उन्‍्मादक शोभा के विधायक हो गये । समाज की दिनचर्या में 
सुन्दर स्त्रियों की उपस्थिति का महत्व बढ़ा । लोगों के ग्राभिजात्य की कसौटी 
उनकी रसिकता और श्रास्वदयोग्यता बनी । काव्यानन्द लेने की प्रवृति छोटे- 
छोटे जागीरदारों में भी बढ़ने लगी । ग्राम्य-संस्कृति की रुचि बढ़ी । फलस्वरूप 
ग्रामीण नायिकाओ्रों के अपूर्व सौन्दय॑ की ओर ध्यान झाकृष्ट हुआ । उनके 
उनन्‍्मादक सौन्दये में जगमग उठता हुआ यौवन, कुच और उनन्‍मादक अंग वर्णन 
के विषय बने । 

इस युग में समाज में दो वर्ग बन गये थे । उच्च वर्गीय लोगों में अभि- 
मान की भावना अधिक थी । शोषण करना इनका ध्येय था। निम्न वर्ग द्वारा 
उपाजित घन का श्रपव्यय अधिक होता था। वेश भूषा और जीवन में विला- 
सिता अधिक थी । जरी काम के कपड़े, मलमल के पारदर्शी वस्त्र एवं रेशम 
झादि के उत्तम कपड़ों में वैभव का प्रदर्शन था । वस्त्र और झभूषणों का 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य २६६ 


मूल्यवान्‌ होना सामाजिक उच्चता का प्रतीक मार लगा । उच्चता के 
प्रतीक इन तत्वों के ग्राकप णा के कारणा इनका आई ऊ प्रयोग होने लग गया । 
मुगल रनिवासों में स्त्रियों की श्रधिकता के कारणा ने को सजाकर प्रिय को 
आ्राकपित करने की विभिन्न सौन्दर्य प्रसाघधक सा “यों का उपभोग होने लग 
गया था । इन सामग्रियों के फल स्वरूप बाह्य * ““यं की महत्ता बढ़ गई । 
मांसल सौन्दर्य का अ्नावृत रूप प्रदर्शित होने लगा ॥।र इसी का प्रभाव रीति- 
कालीन साहित्य पर भी पड़ा । 
इस काल में वैभवपूर्ण साथनों की सम्यन्नता लोगों को श्राकधित करती 
रहती थी । नारी की आकृति, स्वभाव, ग्रादि का चित्रण होने लगा । उसके 
सौ-दर्य को बढ़ाने में रत्न, हीरे, स्वर्णा, रजत ञ्रादि काम में आने लगे ।। स्त्र॑ण 
अभिव्यक्तियों में काव्य की उच्चता मानी ज,ने लगी | नारी केवल उपकरण 
मात्र रह गई । इसी रूप में कवियों ने उसे प्रस्तुत किया | सौन्दर्य चेतना 
राजसी ठाठ में दीख पड़ने लगी। नारी को यही राजसी वंभव प्राप्त हुआ 
इन बहुमूल्य वस्तुश्रों से नारी का सजा हुग्ना भ्रंग लोगों का ध्यान अपनी ओर 
श्राकपित करने लगा । यथा-- 
१. लहरत लहर लहरिया लहर बहार । 
मोतिन जरी किनरिया, बिथुरे बार । 
लागेऊ ञ्रति नवेलियहि मनसिज बान । 
उकसन लाग उरोजवा, हग तिरछान ॥। 
२. छुची जभीरी सी बनी, गोल लाल हैं गाल । 
जाके नयन विसाल वह, गरे लगे कब बाल ॥॥ 
नारी की इस शारीरिक शोभा से कवियों की उदुभावना में कोमलता श्रा 
गई । उसके रूव-वर्णान में कला सार्थक होने लगी । पुरुष नारी के चरणों में 
भुक गया । यहाँ तक कि श्रीकृष्ण भी राघा का अ्रवलम्ब ग्रहरा करने लग गये। 
समाज की इस स्थिति का उत्तरदायित्व तत्कालीन राजन॑तिक विचारों पर 
है, क्योंकि राज्य सत्ता की व्यावहारिकता का अनुसरण समाज का सामान्य 
वर्ग भी करने लग गया था। 
राजकीय-परिस्थिति--रीतिकालीन विभिन्न परिस्थितियों और साहित्यिक 
प्रवृत्तियों से काव्य के प्रभाव और उसके रूव का निर्माण हुआ्रा है। युग चेतना 
साहित्य में श्रपनी अ्रभिव्यक्ति पा लेती है । प्रेरक तत्वों के श्रभाव में साहित्य 
सृजन की कल्पना केवल कल्पना मात्र ही स्वीकार की जा सकती है । इन तत्वों 
में विभिन्न प्रिस्थितियाँ पृष्टभ्रूमि का कार्य करती हैं | रीतिकाल में राजनैतिक 





२७० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्य 
चेतना ने काव्य-प्रएयन की दिशा को रूप दे दिया । इस युग की व्यक्तिगत 
निरंकुश राज्य-सत्ता द्वारा जीवन-दर्शन का नियमन होने लगा। जीवन के कई 
क्षेत्रों का शोपरा स्पष्ट होने लगा । व्यतवहारिकता में ऐसे शासकों द्वारा नारी का 
सर्वा ज्वीरा शोषण हुआ । काम सहायक अंगों का उत्त जक एवं मादक वर्णन 
किया गया । साहित्य में इन भावनाग्रों के वर्णन का दायित्व राजनैतिक परि- 
स्थितियों पर है । 

मुगलकाल में ग्रकवर की दूरदर्शिता समन्वय की साघना करने वाली 
थी । जहांगीर का सुरा और सुन्दरी के प्रति आग्रह, शाहजहाँ की कलात्मक 
प्रतिभा में व्यक्त हो गई । कलागत और सांस्कृतिक चेतना शान्ति की प्रतीक बन 
कर स्पष्ट हुई । प्रदर्शन श्नौर अलंकरणा की प्रवृत्ति बढ़ चली। इसी से श्ज्ञार- 
परक जीवन दर्शन और काव्यात्मक प्रदर्शन को इस युग में सहाश् मिल गया। 
साहित्य और कला की महत्ता बढ़ी, उन्हें सामन्‍्तीय झ्ाश्रय प्राप्त हो गया । 
अपने काव्य को अ्रधिक से ग्रधिक प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करने पर ही यह्‌ 
सम्मान प्राप्त हो सकता था। इससे चमत्कारपूर्णा शब्द नियोजन प्रौर प्नभि- 
व्यञ्जनात्मक फौशल का प्रदर्शन बढ़ गया । शाहजहाँ की अभिरुचि भ्रौर दारा 
की उदारता से हिन्दी और संस्कृत के कवियों को भी संरक्षण प्राप्त हो गया । 
सुन्दरदास और चिन्तामणि को पुरस्कार मिल चुका था। निरणंय सिन्धु (कम- 
लाकर भट्ट) और ऋग्वेद की व्याख्या (कवीन्द्राचाय) की जा छुकी थी। 
पण्डितराज द्वारा दाराशिकोह तथा ग्रासफ खां का प्रशस्तिगान किया गया । 
नित्यानन्द ने ज्योतिष ग्रन्थों का सृजन किया । इस प्रकार दरबारी प्रवृत्तियों ने 
काव्य-प्रणयन की दिशा को पूर्णतः मोड़ दिया | यहाँ तक कि भक्तिकालीन 
कृष्णा भ्रौर राम की आध्यात्मिकता भी इन शासकों की रसिकता में परिणित 
हो गई । श्वृज्भार वर्णन प्रौर राज प्रशस्ति में पाण्डित्य प्रदर्शन एवं कवि कर्म 
की महत्ता स्वीकार की जाने लगी। | 


इन विदेशी शासकों की भ्रपनी भाषा के प्रति रुचि बनी रही | फारसी 
में शीरी-फरिहाद, लैला-मजनू' भ्रादि की प्रेम कथाएँ यहाँ के कवियों को प्रभा- 
वित करने लगीं । प्रेम के प्रालम्बन के रूप में राधा-कृष्ण का वर्णान चण्डीदास, 
विद्यापति, जयदेव ञ्रादि कवियों ने की थी, इसमें भारतीय झादर्श बना रहा। 
राजसत्ता की रुचि ग्रौर परम्परा की बढ़ती हुई श्रज्ञारिता में श्ज्जार के 
आलम्बन और आश्रय भारतीय परम्परा में राघा और कृष्ण ही बन सकते थे, 
क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य में इन्हीं का प्राजन्य था । इघर युग की 
भावनाओं के भ्रनुसार प्रसिद्ध श्रालम्बन के श्ज्भारी रूप की माँग बढ़ने लगे गई 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २७१ 


थी । राघा का मार्देब श्रीर त्याग शारीरिक मांसलता और चंचलता में बदलने 
लगा । फारसी का विलास राज सत्ता के कारण नारी के नायिका-भेद के रूप 
में प्रकट हो गया । इन भेदों में नारी-सौन्दर्य को परखने की चेष्टा की गई । 
राघा के परकीया रूप की स्थापना हो गई । मान अभिसारादि का चित्रण 
श्रारम्भ हो गया । शाहजहाँ के शासनकाल में काव्य एवं कला की श्रीवृद्धि 
होती रही, परन्तु बाद के शासक औरज्जेव के ध्रमय में इनकी गति अवरुद्ध 
हो गई । 

श्रौरज्जजेब की कट्टरता और ग्रसहिप्णुता से सामाजिक स्थिति में एक 
अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। विधियों का नाश उसके जीवन का मूल मंत्र हो 
गया । हिंदु धम्म, संस्थानों एवं मूर्तियों की तोड़-फोड़, कला की अवहेलना, संगीत 
एवं साहित्य के प्रति घृणा के भाव आदि प्रवृत्तियों से कलादि के संरक्षण के 
समक्ष प्रश्न का चिह्न लग गया । सौन्दर्य, ऐश्वर्यं, विलास श्रौर रागात्मक तत्त्वों 
का पूरणांत: वहिष्कार कर दिया गया । कवि कलावंत दिल्ली दरबार से निकाल 
दिये गये । कला प्रदर्शन, नृत्य गीतादि, वेश्याकर्म, मद्यपान भ्रादि को भ्रवैधानिक 
घोषित कर दिया गया फिर भी सामन्तों आदि की रक्षिताओं और रनिवासों में 
सत्रीयों की बहुलता बनी रही । इस प्रवृत्ति को वड़प्पन का प्रतीक माना जाने 
लगा । काव्यकला को हेय दृष्टि से देखा गया । मन्दिरों के विनाश प्ें स्थापत्यकला 
की मर्यादा भंग होने लगी | मुगल दरबार के राजकीय संरक्षण का प्रभाव हो 
गया । फलस्वरूप कलाकारों ने सामन्‍्तों और नरेशों का आश्रय लिया । इन 
राजाओं के लिये भी यह गोरव की वस्तु मानी गई । यहीं पर दरबारी कविता 
का विकास हुम्न। | कोटा, ओरछा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र श्रादि 
दरवारों में इनकी महत्ता बढ़ी । 

राजस्थान में कविता के प्रश्नय का दूसरा कारण यह था कि मुगल 
श्राक्रामकों के भय से वृन्दावन की मूर्तियाँ राजस्थान में पहुँच गई | 'सिहोर” 
नामक स्थान पर श्रीनाथ जी की स्थापना हुई । काकरौली, भी वैष्णवों का केन्द्र 
हो गया | इसी घर्म के संरक्षण में कविता का विकास राधा-कृष्ण के प्राश्रय 
श्रालम्बन में होता रहा । बाद में चलकर श्शृज्भार युग के कारण घर्मं की पवि- 
त्रता नष्ट हो गई श्रौर राधा-कृष्णा का नाम मात्र रह गया । इसी रूप में कृष्ण 
काव्य का सृजन होने लगा । ऐसी कविताझों में इस झा।ल की सभी विशेषताएं 
श्रा गई | धर्म की पवित्रता युग के श्रज्भार घर्के में रष्ट हो गई । 

मुगल दरबार में हिन्दी की श्रवहेलना होने लगी। उनकी भ्रपनी राज- 
नैतिक समस्याओ्रों की जदिलता से उन्हें श्रवकाश नही था, परन्तु मुगल दरबार 


२७२ मध्यकालीन हिन्दी क्रष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


की कोमलता राजपूतों के रक्त में भी समा गई। पौरुष का स्थान विलास 
ने ले लिया । इन राजपूतों ने कला को विलास के रूप में ही ग्रहण किया । 
दूसरी बात यह थी कि राजाग्रों के विश्वासपात्र उच्चरर्गीय न रह कर निम्न वर्ग 
के व्यक्ति हो गये । आ्राश्चय प्राप्त कवि भी इनके निर्देशन में कल्पना और वाक- 
वैदरध्य के द्वारा भोगपरक जीवन दी व्यक्ञषना करने लगे । इन सब का यह फल 
हुआ्मा कि राजनंतिक व्यवस्था से इस युग में साहित्यादि कलाओं को ऐश्वर्य और 
अलंकार के भोगपरक उद्दीपनात्मक रूप में ग्रहण किया गया । जनभाषा होने के 
कारण हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार जन सामान्य में होता रहा, यद्यपि श्रौर- 
जूजेब द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था। इस राजकीय संरक्षण के 
अभाव में उसका समुचित विकास नहीं हो सका। यह बात दूसरी है कि सामन्तों 
ओ्रौर नरेशों की प्रदर्शन प्रियता ने काव्य के मान्य रूपों को नई दिशा में मोड़ 
दिया । उन्होंने प्राचीन आ्राख्यानों, पात्रों भ्रौर नायकों को नवीनता के ढाँचे में 
ढालकर उन्हें युगानुकूल श्ज्ञार प्रधान बनाने में सफलता भ्राप्त की । उनका 
श्रतीत प्राश्रयदाता की रुचि में बदलकर नये कलेवर में झ्राया श्रौर कवियों ने 
राधा-कृष्ण को भी रसिक नायक-नायिका के रूप में प्रस्तुत किया । यहाँ विषय 
की इतनी महत्ता नहीं है, जितनी वचन-वक्रता, विदग्घता, शब्द चयन, और मण्डन- 
शिल्प की है | इससे विषय तत्व में प्रायः परम्परा का ही पालन किया गया है। 
इसका प्रभाव ग्रन्य कलाओं पर भी पड़ा । स्त्रियों. का नग्न-सोन्दर्य चित्रों में 
ब़्ताग़ा गया । ऐन्द्रिय भावना बढी, श्रीकृष्ण श्ज्ञार नायक बन गये । राघा 
का] भ्रनावृत्त सौन्दर्य प्रकट हुग्रा, जिसकी नींव विद्यापति के सद्यः स्नाता* 
पद के वर्णन में पड़ चुकी थी। इस भ्रकार राजनैतिक व्यवस्था, 
सामन्तीय वातावरणा, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विलासमूलक .प्रवृत्तियों 
प्रादि ने कलाकार की पआरात्मा को प्रभावित करके उनकी सूक्ष्म भावना के ऊपर 
स्थूलता की इयता का प्रभाव उत्पन्त कर दिया । इसके प्रतिरिक्त घामिक 
प्रवृत्तियों से भी काव्य में रूपादि के चित्रण की प्रभिरुचि बढ़ी । 


। 7घॉमिक परिस्थितियाँ--समाज में नैतिक हास के साथ धर्म की 
-उदांत्त भावना भी क्रमशः क्षीण होने लगी। अनेक विकृृतियों का प्रादुर्भाव होने 
लगा। अंध-विश्वास, बाह्य आ्राउम्बर, रूढ़ियों के भ्रनुकरण में धर्म की सम्राप्ति 
मोती जाने लगी । धर्म अग्रगण्यों ने श्रपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा 
गुरु पूजा में गोपी भाव ने भ्रनाचार को पल्‍लवित किया । इस भक्ति में वित्तजा 
सेवा ने महन्तों के वैभव भौर विलास को प्रश्नय . दिया । देवदासियों का भनुपम 

भौर भ्रछूता सौन्द्य सढाघीशों की सेवा में भ्रपंण होने लगा। धुघरुओों की 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २७३ 


भनकार भावनाग्रों को उद्दौप्त करने में सहायक सिद्ध हुई | आध्यात्मिकता की 
यह विक्रति स्थुलता के ग्राकर्पणण में परिणत होने लगी । 

भक्तिकाल की माधुर्य-भावना की उदात्तता समाप्त हो गई। श्रीकृष्ण 
की भक्ति क्रमण: स्थूल और मांसल शज्ञार के रूप में परिण्णित होने लगी । 
श्रीकृष्णा-सम्प्रदाय की परम्परा में मान्य माधुर्य भक्ति की स्निग्व सरल उपासना 
की कामरूपा और सम्बन्ध रूपा रागानुगा प्रवृति की उदात्तता और प्राञ्जलता 
क्रमश: स्थूल शशज्ञा रपरक भावना में बदलने लगी । भक्ति की आड़ में अ्रष्टाचार 
बढ़ चला । रागात्मिका भक्ति के मूल रूप को समभने की मानसिक स्थिति का 
ह्वास हो गया । इस भावना में 'राग” तो शेप रह गया था, परन्तु उसमें भक्ति 
का ग्रभाव हो चला । इसी से राधाकृष्ण की उदात्तता समाप्त हो गई । 





भक्ति के क्षेत्र में उज्जवल रस की प्रधानता बड़ी । माधुयं में प्रेम लक्षणा 
भक्ति और उज्ज्वल रस में श्रज्भार परक भावनाएँ समक्ष झ्राई । रूप गोस्वामी 
ने चैतन्य-परम्परा का ग्ननुसरण करते हुए प्रेम के उच्च रूप की प्रतिष्ठा करने 
की चेप्टा की। इन्होंने यद्यपि स्थूल तत्वों को परिमाजित करने का प्रयास 
किया परन्तु आगे चलकर काम परक चेप्टाड्रों की ग्रभिव्यक्ति में ही भक्ति का 
स्वरूप देखने की प्र१त्ति बढ़ चली । चैतन्य और राघावल्‍लभ सम्प्रदाय रसिकता 
के केन्द्र हो गये । राम-सम्प्रदाय का आदर्श भी स्थिर न रह सका। मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम 'रसिक सम्प्रदाय! में सरयू के तट पर कृष्ण के पद चिह्नों का 
अनुसरण करते हुए काम-क्रीड़ा में निमग्न होने लगे। उनकी वीरता श्टूगार 
के मार्देव में बदल गयी । सीता रमणी हो गई और भक्त सखी वनकर उनकी 
लीलाग्ों का दर्णन करने लगे । साथकों की स्त्रेण चेप्टाओं श्ौर स्थूल शारीरिक 
श्राकांक्षाओं ने भक्ति के ग्राध्यात्मिक स्वरूप में परिवर्तन ला दिया | फल यह 
हुआ कि भक्ति का स्वरूप बदल गया और झ्राराष्य का केवल नाम मात्र शेष 
रह गया । उसकी दीब्यता पूर्णातः समाप्त हो गई । कवियों ने सचाई के साथ 
श्रपने इस भाव को व्यक्त किया क्रि “आगे के सुकवि रीभिहैं तो कविताई, 
नातरु राधिका कन्हाई सुमिरन को वहानो है ।” इस प्रकार भक्तिकालीन काव्य 
के रूप में प्राप्त भावनाएँ लौकिक रूप में स्वीकार की जाने लगीं । 

इसके पूर्व वैष्णवों की भक्ति में कृष्ण के रूप की कल्पना अलौकिक 
थी । श्रीमदु भागवत में उतके किशोर रूप के प्रति श्राकषंण उत्पन्न किया गया 
था । निम्बा्क, चैतन्य श्रौर बल्‍लभाचार्य ने इसी रूप की उपासना पर जोर 
दिया था । वल्लभाचार्य ने वालरूप और श्री विट्वलनाथ जी ने किशोर कृष्ण 
की युगल लीलाओओों को भक्ति में स्थान दिया । बाल, पौगण्ड श्र किशोर में 


रेड मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


तीसरी भ्रवस्था ही रस दृष्टि से सर्वोत्तम है । रात्रा भी यहां किशोरी हो जाती 
है । इसी छवि का वर्णांन अधिक किया गया है। “कुज में विहरत नवल 
किशोर”, “नवल किशोर नवल नागरिया “किशोरी अंग-अंग भेटी श्याम”! 
आ्रादि पदों में किशोर और किशोरी के इसी रूप का संकेत है । देव ने शज्ञार 
के सार रूप में इन्हें माना है “वानी को सार वखान्यो सिगार, सिंगार को सार 
किशोर-किशोरी ।” सुख सागर तरंग छं० १०। 


रीति कालीन कृष्ण काव्य को प्रभावित करने में परकीया भाव का 
अत्यधिक महत्व रहा है । ब्रजांगनाग्नों को 'कृष्णवधू' कहा गया है ।! जार- 
भाव या परकीयात्व में ग्राकर्पए श्रधिक बढ़ जाता है । इसी से चैतन्य मत में 
परकीया का पक्ष लिया गया । गौड़ीय वैप्णावों ने राधा को परकीया रूप में 
ही ग्रहण किया । चंडीदास में भी यही भाव है। निर्म्वाक में स्वकीया होते हुए 
भी परकीयात्व का ग्राभास है। सूर ने राघाकृष्ण के गान्धर्व विवाह का वर्णन 
किया है। इस प्रकार कवियों या आचार्यों की साघना कहीं न कहीं' नारी 
जीवन से ग्रवश्य सम्बद्ध रहती है। यही कारण था कि भक्तिकाल का गढ़ 
व्यञज्जक भाव रीति काल की श्ज्भार परक उक्तियों में बदल गया | सात्विकता 
समाप्त हो गई । राधा नाम ही स्वकीया या परकीया का पर्याय हो गया और 
कृष्णा सामान्य नायक बन गये । बाद में भ्रवव के नवाबों को भी “कन्हैया” 
बनने का शौक बना रहा । 


भक्तिकाल में वर्शित कृष्णा लीलाग्रों को भी एक नये रूप में ग्रहण किया 
गया । इनका उपयोग युग की प्रवृत्तियों के ग्राघार पर होने लगा । '“्रष्टयाम' 
में देव ने कृष्ण की श्रष्टकालिक क्रिया का लौकिक प्रेम व्यापार-युक्त वर्णन 
, किया । ये लीलाएँ केवल प्रेम प्रदर्शन का माध्यम मात्र रह गई'। अतः यह 
कहा जा सकता है कि भक्तिकाल के दीव्य एवं भ्रलौकिक कृष्ण को रीतिकाल 
के सामान्य नायक में परिवर्तित कर दिया, उनकी लीलाओं का ऐहिकता परक 
भ्र्थ व वर्णान हुआ, उनका किशोर वय आाकपंण का बेन्द्र बना तथा मघुर भाव 
को श्द्भारिक रूप में ग्रहण किया गया । भक्त कवियों ने राधा-कृष्ण के रूप 
में भगवान की लीलाश्रों का जो वर्णंन किया था, साम।न्‍्य लोगों के लिये उसमें 
शज्भारिकता ही भ्रधिक मिली । राज दरवारों का आश्रय कृष्ण के वासनामय 
प्रेम के उदृगार को व्यक्त करने का साधन बन गया। श्रीमदु भागवत के ही 
कृष्ण किशोरी राधा के साथ भक्तिकालीन कवियों को परमानन्द देने वाले स्‍प्रौर 


3 श्री मदृभागवत १०/३३/८५ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २७५ 


रीति कालीन रसिकों को »ट£ गारिक प्रेरणा देने वाले वन गये थे। ऐसे ही 
राघा-क्ृष्णा का रूप-सौन्दर्य इस काल में प्रस्तुत हुआ । 

धर्म में श्वगार भाव के इस प्रवेश में वोद्धों के वज्लयान शाखा के 
महासुख की कल्पना और त्िपुर सुन्दरी के साथ ही पराशक्ति की भावना काम 
करती रही है । इसने मध्यकालीन कवियों को बहुत अधिक प्रभावित किया । 
भक्ति काल में इस पर ग्राध्यात्मिक रंग चढ़ा था, परन्तु रीति काल में मानवीय 
प्रवृत्तियों श्रोर उसकी विपरीत लिंगी के प्रति सौन्दर्य-चेतना श्रधिक सचेष्ट 
रही । सूर आदि भक्त कवियों ने ग्रनजान में ही श्यज्ार की खुली श्रौर स्पष्ट 
रचनाएँ प्रस्तुत कर दी थीं। परकीया भाव की प्रघानता कई सम्प्रदायों में 
बल पा चुकी थी । साहित्य में राघा का प्रवेश एक विशेष घटना हो गई और 
बाद के कवियों ने इसका पूरा लाभ उठाया। भागवत की प्रसंख्य गोपियाँ 
हिन्दी कवियों की रात के व्यक्तित्व में समा गई । इससे उसकी शोभा श्रधिक 
विस्तार पाने लग गई थी । क्ृप्ण का असंख्य गोपियों से सम्पर्क बाद में उनके 
जार भाव का प्रतीक वन गया । परकीया का महत्व बढ़ गया और पर पुरुष को 


रिभाने के लिये अंग-प्रत्यंग वर्णान, नायिका की शोभा, लावण्य और सम्पूर्ण 
सौन्दर्य में ग्राकर्पएा उत्पन्न करने की भावना बढ़ती चली गई। राधाकृष्ण 
अ्यू गार-रस के अ्रधिष्ठाता देवता माने जाने लगे। इस प्रकार विभिन्न वैष्णव 
धर्मों और दर्शन की शक्ति भावना ही राघावाद के रूप में विकसित हुई । 
भक्तिपरक इस परिवेश एवं विचारों के कारण तत्कालीन साहित्यिक रचनाएँ 
प्रभावित हुईं । विभिन्न भक्ति सम्प्रदायों में राघाकृष्ण और गोपियों के स्वरूप- 
निर्धारण में यही प्रवृत्ति कार्य करती रही । 

साहित्यिक पृष्ठभूमि--हिन्दी के रीतिकालीन साहित्य की रचना का 
एक साहित्यिक विकास क्रम रहा है । हाल की सतसई, भ्रमरुक शतक झौर गोव- 
धंन की श्रार्या सप्तशती श्रादि ःइज्जार ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । इनमें प्राकृत जीवन 
का सहज सीन्दर्य और श्रलंकरण की प्रवृत्ति है। संस्कृत में भी कालिदास का 
अज़ार तिलक, घटकर्पर, भतृं हरिकृत शटज्जञा रशतक, विल्हण की चौरपंचाशिका 
श्रादि सरस ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी । भक्ति परक मुक्तकों में दुर्गासप्त- 
शती, चंडीशतक, वक्रोक्ति पंचाशिका और कृष्णलीलामृत भ्रादि स्तोत्रों में श्ट ज्भार 
की प्रघानता है । श्टज्ञार और स्तोत्र ग्रल्थों के साथ ही कामशास्त्र के ग्रन्थों 
का प्रणायन भी श्रारम्भ हो गया था । कामसूत्र, रतिरहस्य भौर अ्नंगरंग की 
रचना का प्रभाव भी नायिकाभेद और श>टज्ञार मुक्तकों पर पड़ा । 

हिन्दी साहित्य के विकास के प्रारम्भिक युग में शइज्धार के प्रति रुचि 
दीख पड़ती है । पृथ्वीराज रासो के पदुमावती-समय में नख-शिख का वर्णंन 


२७६ मध्यकालीन हिन्दी क्रष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


है । विद्यापति की ऐन्द्रिय श्ज्ञारिकता रीतिकालीन भावनाग्रों को प्रभावित 
करने में समर्थ सिद्ध हुई है । इनके काव्य में भक्तिरस के साथ ऐन्द्रिय-उल्लास 
की प्रधानता है । 
सूर में शज्भार चित्रों की अश्विकता है । अलंकरण का प्राचुर्य और 
नाथिका भेद के अन्य सभी रूप देखे जा सकते हैं | सूर ने विपरीत रति और 
रति चिन्हों का वर्णान भी किया है । रस, हाव-भाव, सभी प्राप्त 
हो जाते हैं । इस प्रकार एक ओर जहां भक्ति के ऋ्रोड़ में शज्भार पलता रहा, 
वहीं दूसरी ओर 'साहित्य-लहरी' की रचना से अ्रलंकारों और रीति परम्परा 
का मोह भी व्यक्त हो रहा था। रहीम का नाथिका-भेद और नम्ददास की 
रस-मज्जरी श्रादि नायिकाश्रों पर लिखे गये सरस ग्रन्थ हैं । इन सभी पृष्ठ- 
भूमियों का प्रभाव हिन्दी की रीतिकालीन रचना पर पड़ा । एक ओर रीतिबद्ध 
ग्रन्थों की रचना हुई और दूसरी ओर रीति मुक्त । इन दोनों प्रकार की रचनाओं 
में पूर्व साहित्य श्रौर सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा । यही कारण है कि इस युग के 
कवि की रचनाग्रों में शज्भार की ही प्रधानता है, भक्ति तो नाममात्र के 
लिये है । 
हिन्दी साहित्य में भी शज्जार परक रचनाओं की परम्परा है । विद्यापति 
ने ग्रभिसार, मान, मानभंग, मुग्धा के रूप विन्यासादि का श्ज्भा रिक रूप प्रस्तुत 
किया है। सूरदास ने संयोग-वियोग वर्णान के साथ नायिका के विभिन्न रूपों 
वासक सज्जा, खण्डिता आदि का ग्रच्छा चित्र उपस्थित किया है। नन्ददास 
के सामयिक कवियों में मोहनलाल मिश्र का “श्रृ्भार सागर' करनेस का 'कर्णा- 
भरण' “श्र तिभूपण' और “भूप-भूषणा' इसी समय लिखा गया है | इनमें रीति 
परम्परा का पूर्व रूप है। केशव की रसिक प्रिया प्रसिद्ध है । 
संस्कृत काव्यों में भी इस प्रकार की परम्परा थी । शज्भार का वर्णन 
सौन्दर्यानुभव के साधन के रूप में किया जाता रहा है। गीत गोविन्द में कहा 
है कि “हरि कथा में मन सरस हो और विलास में कुतृहल हो, तो जयदेव की 
ललित पदावली सुनो ।! इस कथन में भक्ति श्रौर श्द्धार दोनों का ही संकेत 
युगपत्‌ किया गया हैं। भागवतकार ने भक्ति के लिए श्रद्धा और रति का 
समर्थन किया है ।/ इन सबका वाद की रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ा । 
१ यदि हरिस्मरणो सरसं मनो यदि विलास-कलासु कुतृहलम्‌ । 
मधुर कोमल- कान्त-पदावली श्वृण्यु तदा जयदेवसरस्वतीम ॥। 
2. सतां प्रसंगान्मम वीयंसंविदो भवन्ति हत्करांरसायन्त: कथा: । 
तज्जोषणादाश्वपतगंवत्मनि. श्रद्धारति्भक्तिरनुक्रिमष्यति ॥ 
भागवत ३/२०/२२ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २७७ 


हिन्दी में प्रेममार्गी शाखा के कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से 
ग्रलौकिक ईश्वरीय प्रेम तत्व का आभास दिया । इसमें किसी राजकुमारी के 
अनुपम सौन्दर्य की चर्चा रहा करती थी । ऐसी कथाओं द्वारा जन-सामान्य में 
मांसल प्रेम का ही प्रचार हुआ और इसके उद्दीपन के रूप में नारी-अंगों की 
शोभा का वर्णन हुआ । इस शाखा के मुसलमान कवियों के सम्पर्क से हिन्दु 
कवियों ने भी अपनी श्यू गारिक मानसिक ग्रन्थियों को स्पप्ट करने के लिए 
राबा और क्रष्ण को अपना झ्राधघार बनाया । इस प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियां 
पहले से वर्तमान थीं, उन्हें केवल युगानुरूप बनाने का काम सामधिक कवियों 
ने किया । 

उपयुक्त प्रेरणा स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि रीति- 
कालीन कविता की अभिव्यज्जना में संस्कृत काव्य-शास्त्र सहायक सिद्ध हुआ 
श्रौर उसका बर्ण्यविषय एवं रस भक्तिकालीन कविता का ही विकसित रूप 
है । भक्तिकालीन राबाकृष्णा की लीलाएं अनेक विघधाओं में रीतिकाल में पल्‍ल- 
वित हो गई । विरासत में प्राप्त भावपरक इन रचनाओं को रीतिकाल में 
युगानुरूप लौकिकता प्रदान कर दी गई । इससे राधा और कृष्ण सामान्य 
नायिका और नायक बन गये और इनकी लीलाग्रों का ऐहिकतापरक लौकिक 
अर्थ लगाया जाने लगा | फल यह हुआ्ना कि श्ट गार के लिए सर्वोत्तम अवस्था 
किशोर वय का उन्मादक रूप-सौन्दर्य रीतिकाल में ग्रहण किया गया । इस 
काल वी रचनागओईं में श्री कृष्णा के व्यक्तित्व-चित्रण एवं रूप-सौन्दर्य के चित्रण 
में यही भावनाएं कार्य कर रही थीं। श्री कृष्ण के इस रूप का संक्षिप्त विचार 
श्रसंगत नहीं माना जायगा । 
रीतिकाल में श्रीकृष्ण का रूप-- 

भक्तिकालीन श्रीकृष्ण के रूप एवं चरित्रांकन का श्राधार लेकर रीति- 
काल में कृष्ण-साहित्य विशेष परिवेश में उपस्थित हुआ | माधुयं-भाव में ही 
भक्ति-साहित्य का अ्रधिक वर्णान हुझा था । सूर और नन्‍्ददास जैसे प्रवीण 
वात्सल्य रस के पोपक कवियों का अन्तिम वर्ण्य माधुयें भाव था । विभिन्न 
सम्प्रदायों के गोपी-भाव और सखी भाव में यही माधुर्य दीख पड़ता है । उनका 
आ्यू'गार वर्णन उज्ज्वल रस नाम से प्रसिद्ध हो गया । जन मानस ने इस भाव को 
पूर्णतया ग्रहणा कर लिया । भक्ति की तल्लीनता में इन कवियों को उस युगल 
केलि वर्णान में किसी प्रकार की अश्रश्लीलता नहीं दीख पड़ी, परन्तु इस भाव के 
लोप होते ही श्रीकृप्णा राधा के रूप वर्णन में स्थुल एवं मांसल कायिक चेष्टाओं 
का प्रभाव बढ़ गया । उनके अनुभावों, रूप-चित्रणों और सौरदर्या कन में यही 


र७५ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


मांसलता दीख पड़ने लगी। भक्तिकाल के आलम्बन श्रीकृष्ण रीतिकाल में 
“नायक' कृष्ण हो गये । वे श्रपना समस्त भक्तिपरक रूप भूल गये और 'नायक' 
रूप में विभिन्न नायिकाओ्रों की उद्भावना के प्रेरक बने । ऐसी नायिकाओं से 
धिरे श्रीकृष्ण का वैभव-परक वर्णांन हठी आदि अनेक कवियों ने किया । स्पष्ट 
रूप से इन कवियों वर दरबारी संस्कृति ओर वातावरण का प्रभाव पड़ा । 
श्रीकृष्ण की रसिकता देखकर वे ही श्यू गार के अ्रधिप्ठाता बनाये गये | उनका 
वर्णांन लाल, ललन, रसिक आ्रादि रूप में होने लगा और इसका आ्राभास भक्ति- 
काल में प्रचलित उनकी साज सजा के संकेत से होने लगा ।? उनकी भक्ति- 
कालीन लीलाएँ महत्त्व हीन हो गई । उनका माधुर्य रूप प्रधान हो गया। वे 
रसिक बनकर “कुझ्ज कुटीर में राधा के पाँयन पर लोटने' लगे |” उनके नायकर्तव 
की महत्ता बढी । 

नायक के रूप में श्रीकृष्ण की रसात्मकता का चित्रण, बाल, पौगण्ड 
और किशोर रूप में हुआ है । इन सभी में श्यू गार का स्वर प्रमुख था । उनकी 
पौगण्ड लीला में सौन्दर्य के अनेक चित्र हैं। किशोर चित्र में उनका भुवन मोहन 
रूप कोटि कंदर्पों के मद को मदित करने वाला और अ्रपनी कमनीयता जन्य रूप- 
लावण्य से अ्रसंख्य गोपियों में काम की विह्नलता उत्पन्न करने वाला है । किशोर- 
किशोरी का इतना रमणीय, झ्राकृपंक और मधुर रूप अन्यत्र नहीं मिलता। 
उनके प्रेम की गहनता श्रीकृष्ण को अधिक मथुर बना देती है। इनके 
इस रह: केलि में प्रकृति सहायक होती हैं, वे राधा का प्रसाधन करते हैं। ऐसे 
प्रसंगों पर श्यूगार का वर्णन मिलता है।? उनका 'उपपति' रूप स्पष्ट होने 
लगा । भक्तिकाल के वात्सल्य रस के बोधक 'लाल' रीतिकाल में नायक 'लाल' 
हो गये । गोपियाँ रूप गुणा से उत्पन्न विभिन्‍न चेष्टाओं से मोहित कर लेने वाली 
बन गई । विलास और वैभव की छटा सूर्य-किरण के समान भ्रपना प्रकाश 
फैलाने लगी । यह वैभव श्यू गार प्रसाघक सामग्री और उपकरणों में दीख पड़ने 





२ कहा लड़ते हग करें, परे लाल बेहाल । 

कहुँ मुरली कहुँ पीत-पट, कहुँ मुकुट बनमाल। 
2 देख्यों दुर॒यौ वह कुझ कुटीर में, बेख्यो पलोटत, राधिका पायन। रसखान 
3 श्राइ हो पाँय दिवाय महावर कुझन सों करिक सुखदेनी । 

साँवरों आजु संवारो है श्रंजत, नैननि को लखि लाजत ऐनी । 

बात के बूकत ही 'मतिराम', कहा करिए मद भौंह तनेनी । 

मूदी न राखति प्रीति प्रली यह गूदी गुपाल के हाथ की बेनी । मतिराम 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २७६ 


लगा । कृष्ण के नायक रूप को रिक्ाने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किये गये। 
ज्यूगार सामग्री प्रस्तुत की गई । रूप सौन्दर्य का चित्रण हुआ ' नख-शिख का 
वर्णन अप्रस्तुत योजनाओं, आरभूपषणों एवं प्रसावन सामग्रियों के साथ हुआ । 
रति की उद्दीपक चेष्टाओं का प्रभाव बढ़ा और ऐन्द्रिय रूप-सौन्दर्य के वर्णान को 
प्रमुखता प्राप्त होने लगी । दोनों एक दूसरे का श्ट गार करने लगे । ] दूब के 
समान जोबन वाली अहीरी मोहन को मीठी लगने लगी,“ और कृष्ण की सुघराई 
आ्रौर लटक को देखकर सास और माय की अ्रटक समात्त होने लगी:-- 
“माय की अश्रटक तौलों सासु की हटक जोलों, 
देखी ना लटक मेरे दूलह कन्हैया की ४” रसखान 
रीतिकाल की श्य गार-परक दृष्टि ने नाथिका के सम्बन्ध में ही श्रीकृष्ण 
का रूप-चित्र प्रस्तुत किया है । उनके स्वतन्त्र रूप चित्र का प्रभाव है । वे 
नायक रूप में ्राये हैं। इसी से उनकी चेष्टाओं आदि का मोहक रूप मिल 
जाता है, परन्तु उनकी वेश-भूपा ग्रादि का ग्राकर्षक चित्र कम मिलता है । 
कहीं-कह्दी भूले-भटके रूप में मुकुट, गुजामाल, पीताम्बर श्रादि का कथन भक्ति- 
कालीन क्षीण होती हुई कृप्णा विचारधारा का संकेत कर देती है। भक्तिकाल 
में श्रीकृष्ण की श्ट गार भावना बड़ी प्रव॒ल थी । उनका नयनाभिराम वह रूप 
रीतिकाल में वर्णन का विपय नहीं रह गया । इस काल में पुरुष का सौन्दर्य 
चित्रण न होकर नारी के सौन्दर्य का ही चित्रण अनेक रूपों में किया गया और 
ऐसा कमनीय €प प्रस्तुत हुग्ना कि श्रीकृष्ण भी अ्रपनी उदात्तता भूलकर भौतिक 
घरातल पर रूप के रसिक हो गये । श्रीकृष्ण विपयक ऐसा वर्णान विशेषतः 
रीति-बद्ध कवियों द्वारा किया गया है । रीति मुक्त कवियों के विचारों में थोड़ा 
अन्तर दीख पड़ता है । 
इन रीतिमुक्त कवियों में रसखान श्रालम श्रादि के प्रेम की सूक्ष्मता ने 

श्रीकृष्ण के रूप-वर्णान में पुनः उन्हें श्रलौकिकत्व की श्रेणी में लाने का प्रयास 
किया । रीतिकाल में प्रचलित स्थूलता और मांसलता की ओर से इन्होंने श्रपनी 
रस तन दन्ट 
2 वीतम पाग संवारि रखी, सुधराई जनायो प्रिया श्रपनी है ॥ 

प्यारी कपोल के चित्र बनावत, थ्यारे विचित्रता चारू सनी है । 

“दास' दुहूं को दुहंं को सराहिबो, देखि लह्यो सुख लूटि घनी है । 

वे कहें भामते, कैसे बते, वे कहें मन भामती, कसी बनी है। दास 
2 माखन सों मन दूध सो जोबन, है दथि सों अ्रधिकी उरईठी ।*“* 

ऐसी रसीली अहीरी अरहै कहौ, क्‍यों न लगे मन मोहन मीठी । देव 


रै८० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


दृष्टि हटाकर मानसिक पक्ष की ओर उसे स्थिर किया । संसर्ग जन्य शारीरिक 
रमणीयता का महत्व कुछ कम हुआ, अश्लील चेष्टाग्रों के वर्णन की रुचि-प्रियता 
कम होने लगी । झ्रान्तरिक मनो दशाझ्रों के चित्रण की प्रवृत्ति भक्त कवियों में 
बढ़ने लगी । अपनी अनुभूतियाँ ही प्रेम-चित्रणा या रूप के आस्वादन में प्रकट 
हुई हैं। रसखान, आनन्दघन, आलम की भाव-सघनता प्रसिद्ध है। ठाकुर और 
बोधा की भावनाएं स्थूल और सूक्ष्म के मिश्रित रूप को लेकर चली हैं | इन 
कवियों में प्रेम की गम्भीरता है, रीतिबद्ध कवियों के समान रसिकता की उदाम 
भावनाझ्रों का मांसल रूप सौन्दर्य नहीं है । 

रीतिमुक्त कवियों में रसखान का रूप वर्णन देव-मिश्रित मानव का रूप 
वर्णान है। कृष्णा का रसात्मक स्वरूप अपनी मोहक़ता में ग्रतुलनीय हैं । कृष्ण 
सम्बन्ध से अन्य लौकिक परिवेशों का सीन्दर्य उन्हें अधिक आक्ृष्ट करता है । 
इसी से वे ब्रज के पाहन, करील कुझ्ों, पशु, मानुष झ्रादि विभिन्न रूपों में भ्रपनी 
ब्रज वास की भ्रभिलापा व्यक्त करते हैं।कलघौत के धाम को करील के 
कुझों पर वार देना चाहते हैं ।! आलम के कृष्णा गोपीवल्लभ हैं । उनका रूप 
सौन्दर्य दृष्टि की पकड़ में नहीं श्राता और अन देखे सग्तोष नहीं होता । इस 
प्रकार दोनों ही स्थितियों में दुःख का ही अनुभव होता है।? इन्होंने संचारी 
भावों का भ्रच्छा भ्रंकन किया । लज्ा और अभिलापा क। संघर्ष बड़ा मधुर है। 
कृष्णा का लोक मंगलकारी रूप भी दीख पड़ता है । घनानन्द में मधुर भाव की 
व्यज्ञना दान-केलि हास-विलासमय प्रसंगों पर हुई है। वे राघा-वल्लश हैं। 
उनकी तरुनाई की नई अ्राभा फूट पड़ती है ।* ठाकुर ने श्रीकृष्ण के माधुय॑ एवं 
रूप-सौन्दर्य का वर्णन मानवीय रति की दृष्टि से किया है । कृष्ण यहाँ मानव 
प्रेम के पोषक हैं ग्रोर इसी रूप में इनका रूप सौन्दर्य रीतिकाल में वर्शित है। 
सौन्दर्य साधक उपकरण:-- 

रीतिकाल के रूप-सौन्दय वर्णन में कवियों के उद्दं श्य और आलम्बन 


7 कोटिक हों कल-घौत के घाम करील के कुझन ऊपर वारीौं। 
2 देखे टक लागे झनदेखे पलकौ न लागे, 

देखे भ्रन देखे नेना निमिष रहत हैं । 

सखी तुम कान्ह हो जु आन की न चिन्ता, 

हम देखे हू दुखित भ्रन देखे हु दुखित हैं । प्नालमकेलि छंद १८५ 
8 नई तरुनई की श्रोप भई मुख सुख समोह पुलकाते । 

रीकि चोप आनन्दघन बरसत मिलत हार करि हाते । 


रीतिकाल में रूप सौन्दर्य २८१ 


के स्वरूप में अन्दर आ गया। समाज में विलास की बढ़ती हुई भोगपरक 
भावना ने रमणी रूप के आकर्षण को बढ़ाने में सहयोग दिया । सौन्दर्य-प्रसाघन 
का प्रयोग अधिक से अ्रधिक होने लगा । युवा काल में ये प्रसाधन सौन्दर्य के 
उत्कप में सहायक होते हैं । नायिका के गुणा, चेप्टाड्रों ग्रादि से भी आकर्षण बढ़ 
जाता है । ग्रतः गुरा, चेष्टा, अलंकार, प्रसाधन ग्रादि को सौन्दर्य साधक उप- 
करण कहा जायगा । इस दृष्टि से सौन्दयंपरक सम्पूर्ण उपकरणों को दो 
कोटियों में विभाजित किया जा चुका है । इन्हें श्रात्मगत उपकरण झौर बाह्य 
उपकरणा बताया गया है । 

ब्रात्मतत उपकरणा- ८िछले अ्रध्याय से स्पप्ट हो गया है कि आलम्बन 
से सीधा और प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने बाते सोन्‍्दर्थोत्कर्पषक साधनों को आत्मगत 
उपकरण कहते हैं । ये उपकरण शरीर में बिना किसी बाह्य साधन के श्रपने 
प्राप ही वर्तमान रहते हैं । गुणा श्लौर चेष्टा के रूप में सौन्दर्य-विघायक इन 
तत्वों का महत्व युवाकाल में अ्रधिक होता है । रीतिकालीन साहित्य ने इसे 
इसी रूप में ग्रहण किया है । 

गुरा--नायक एवं नायिकाझओरों की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं 
का नाम 'गुण' है । इन गुणों में कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से अपने श्राप शरीर में 
युवाकाल के झारम्भ होते ही प्रकट होने लगते हैं और कुछ पर नायिका या 
नायक का नियंत्रण बना रहता है। इस दृष्टि से कायिक और वाचिक गुरों 
का विश्लेपएा पहले किया जा चुका है। क्रमण: रीतिकालीन साहित्य में इन्हीं 
गुणों का विश्लेषण किया जायगा। 

क(यिक गुए- शरीर की शोभा बढ़ाने वाले श्राकारगत अ्रथवा आकार 
में वर्तमान शोभा, लावष्य आदि विशेषताओं को कायिक गुणा की संज्ञा दी गई 
है । इन गुणों को दो वर्गों में-भौतिक स्थूलगुणा और सूक्ष्मगुणा--विभाजित 
क्रिया जा झुका है। इनमें स्थूल गुण झ्राकारगत विशेषता को ओर सूक्ष्म 
गुण उस झ्राकार में वर्तमान सत्त्व से उत्पन्न होने वाली विशेषता में माना 
जाता है । 

सूक्ष्म गुणों के अन्तर्गत वय, रूप-लावण्य, रमणीयता, श्रभिरूपता, 
सौकुमार्य, यौवन में सत्तव से उत्पन्न होने वाले गुणों भ्रादि की चर्चा होती है। 
इन गुणों से श्रालम्बन का रूप-सौन्दर्य अपेक्षाकत अ्रधिक श्राकर्पक प्रतीत होने 
लग जाता है | रीतिकालीन सामयिक चेतना के फलस्वरूप इस काल में नारी 
को ही वर्णन का प्रधान श्राधार वनाया गया है । पुरुष या तो कवियों की 
आ्रांखों को लुब्ध न कर राका श्रथवा ग्वाल जैसे एक दो कवियों ने श्रीकृष्ण के 


रैपरे मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्ये 


रूप-सौन्दर्य का स्वतंत्र वर्शन किया, जिसका अनुसरण अन्य कवियों द्वारा नहीं 
हो सका । प्रासंगिक रूप में भी कहीं-कहीं श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य का खण्ड 
चित्रांकन किया गया है । इससे नारी सोन्दर्य के आधार पर ही रीतिकालीन 
सौन्दर्य विषयक भावनाएं व्यक्त की गई हैं । 

गुण-परक सोन्दर्य के सृक्ष उपादान--सोन्दयं-निरूपणा में गुण परक 
उपादान का स्थूल और सूक्ष्म भेद किया गया है इनमें स्थूल गुणों में अंगों के 
आकारादि का वर्णन अंग के भ्रलग-प्रलग रूप में या सर्वाज्भ के सामूहिक रूप 
में किया गया है| इन दोनों में कवियों की दृष्टि उसकी स्थूलता पर रही है । 
इससे झंगों का मांसल और स्थूल गुण स्पष्ट होता है। स्थूल गुणों के वर्णन 
में नख-शिख वर्णान और सम्पूर्ण वर्णान श्राता है, जिसकी रीतिकालीन परम्परा 
रूढ़ि होकर रह गई है । 

सूक्ष्म गुणों में श्राकार रहित गुणों का वर्णन होता है । इन गुणों का 
एक स्वतन्त्र अस्तित्व होता है । शरीर में स्थित रहते हुए भी इनका अ्रस्तित्व 
होता है, परन्तु शरीर से अलग रहकर इनकी सत्ता नहीं रह सकती है। ग्रतः 
शरीर में झ्राश्नय लेने वाले इन गुणों का महत्त्व निविवाद है। इन गुणों से 
वास्तविक सौन्दर्य का आभास मिलता है, रूप में चमक आती हैं, झआाकपण 
उत्पन्न होता है और 'रूपवती' संज्ञा सार्थक होती है ! इन गुरों में रूप, लावण्य, 
रमणीयता, नवीनता, भ्रभिरूपता, सोकुमाय और यौवन में सत्त्व से उत्पन्न 
होने वाले गुणों की चर्चा होती है । इन्हीं गुणों के माध्यम से 'विशेष-वय में 
प्रभिवृद्धि को प्राप्त सौन्दयं का विश्लेषण होगा । 

बय सौन्दर्य --शारीरिक सूक्ष्म गुणों में योवन का झ्रागमन अपने भाप 
में स्वयं भी सौन्दर्य का जनक होता है । इसके साथ सत्व से उत्त्पन्न गुणों का 
सहयोग सोने में सुगन्धि का कार्य कर देता है। नायिका के स्वरूप का निर्धारण 
करते हुए कहा गया है कि जिनमें योवन, रूप, गुणा, शील, प्रेम, कुल, वेभव 
और श्राभूषण हो, वही नायिका है। इन आठ विशेषताओं में योवन को प्रथम 
स्थान दिया गया है इसका सम्बन्ध वय और स्वास्थ्य से है। युवाकाल भोर 
स्वास्थ्य के भ्रभाव में रूप का महत्व ही नहीं रह जाता है । 'योवन” और “रूप! 
आ्राकंषण का प्रथम तत्त्व है। मानसिक गुणों का १रिचय व्यवहार से मिलता 
है । यह बाद की चीज है। प्रथम दर्शन से हृदय में स्थान पाने के लिए रूप 
झौर योवन ही महत्त्वपूर्णा है। रूप और यौवन में स्थायित्व नहीं होता । प्नतः 
प्रेम के आ्राकर्ण में निरन्‍्तरता लाने के लिए नायिका में अन्य मानसिक गुणों 
का वर्णांन किया गया हैं। इन गुणों से रूप भी शोभा पाता है। रूप के संग 


रीति-काल में रूप-सीन्दर्य रेपरे 


गुण का मिश्रण नायिका के सौन्दर्य में ग्रनोखापन ला देता है । यौवन अव- 
स्थागत गुण है । रीति काल में इसके वर्णान के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि 
यौवन का अकस्मात्‌ आगमन नहीं हो जाता । शरीर में इसका प्रवेश क्रमशः 
होता है। इस क्रम की दृष्टि से यौवन को चार भेदों में विभाजित कर देते 
हैं । इन्हें क्रश: वय: सन्धि काल, नव्य-यौवन, व्यक्त यौवन और पूर्णा यौवन 
मान सकते हैं । 

वय: सन्विकाल से यौवन का आरम्भ माना जाता है। इसे मुग्घा के 
भेद के श्रन्त्गंत स्वीकार किया गया है | मुग्घा नवीन वय वाली, रति से विमुख 
और क्रोध में मृदु स्वभाव वाली नायिका होती है । इस अवस्था में विभिन्न 
काम सहायक अंगों का विकास आरम्भ हो जाता है । वयः सनस्विकाल यौवन 
और वालपन के विचारों का ऐसा सन्वि-स्थल है, जहाँ नायिका के मन में 
अस्थिरता बनी रहती है। वह बालपन और यौवन दोनों ही विचारों से परि- 
चालित होतं। हुई भी यौवन के आ्रागमन से अ्नभिन्न रहती है। रीतिकालीन 
साहित्य में इस ग्रवस्था का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है:-- 

१. मानसिक श्रस्थिरता और परिवर्तित होती हुई भावनाओं का 
आकर्षक वर्णन । 

२. शारीरिक परिवतंन । 

३. विभिन्न अंगों के उठान एवं काम-कथाओओं के प्रति जिज्ञासा के भाव । 

रीतिकालीन कवियों के श्रनुसार वयः सन्धि काल में नेत्रों का नवीन ढंग 
से विक्रास होने लगता है, चतुरता एवं छबि उत्कर्ष को प्राप्त होने लगती है, 
शरीर में लालिमा का संचार होने लगता है, अंग खिलने लगते हैं ।* वैस के 
उठान के साथ “रूप' चूने लग जाता है, नयनों में चंचलता श्रा जाती है, मदन के 
मद से 'औरे श्राभा' हो जाती है । नेत्रों का बिलास, मद का आधिक्य शारीरिक 
ग्राकर्षएण की श्रभिवृद्धि कर देते हैं। इन लक्षरों से युक्त वय:सन्धिकाल का सरस 
बर्णन हुआ है ।? 'श्यामा' का सलोना तन दो एक दिन में मन्‍्मथ के श्रधिकार 





2 झ्रावत जोबन कछुक तन होत डहडहे अंग । 
शिशुता की हलचल कही, ललिता ललित सुरंग । 
कछु जोबन श्राभास ते बढ़ी वधू दुति अंग | 
ईगुर छीर परात में परे होत जो रंग। 
कृपा राम-रीति काब्य संग्रह पृ० १३६ 
2 बैस फी उठान ठोन रूप की श्रनूष कान्ह, 
अंग-परग श्रौरे कछू श्रोप उलहति है। 


२८४ मंध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


में पहुँच जाता है । शिशुता और यौवन इस प्रकार लगते हैं जैसे शीशी में जल 
या सुमन में पराग हों ।! कहीं इस काल का वर्णन दो चुम्बकों के बीच पढ़े 
हुए लोहे के समान किया गया है | नाथिका शिशुता और यौवन दोनों के द्वारा 
समान रूप से खिची चली जाती है ।१ शारीरिक परिव्तनों का वास्तविक 
स्वरूप नव्य-योवन काल में दीख पड़ता है । 


इस वय में अंगों के उठान के प्रति रीति कालीन कवि जागछक हैं । 
इसकी झ्रारम्भिक चेतना एवं विकास 'व्यक्त-यौवन' में स्पष्ट हो जाता है। यहां 
आकर रूप एवं कान्ति में गतिमयता आरा जाती है । रूप का आधिक्य श्र अंग- 
ज्योति का वर्णन भ्रधिक किया गया है । मुकुलित स्तन बढ़ने लगते हैं। त्रिवली 
दीख पड़ने लगती है। पूर्णा यौवन में अंगों का विकास अपनी पूर्णाता को प्राप्त 
करता है । यौवन की इन सभी भ्रवस्थाग्रों का वर्णन रीतिकालीन साहित्य में 
हुआ है । इस प्रवस्था के विभिन्न परिवर्तनों पर कवियों की दृष्टि रही है। 
यौवन रूप-राशि को विखेर देता है । शरीर से ज्योति उमगने लगी है ।* आ्रांखों 
में दीघंता श्रा जाती है, भ्रपांग कानों तक पहुँचने लगते हैं । देह की दीप्ति से 


“चिन्तामणि' चंचला विलास को रसाल नेन, 
मदन के मद औ,रे आभा उमहति है। 
कुन्दन की बेली सी नवेली अ्रलबेली बाल, 
केतिक गरव की साँ गौरता गहति है। 
उभकि भरीौखे तुम्हें चाहिवे को चन्द्रमुखी, 
दयोस हूँ में चन्द्रिका पसारति रहति है। 
रीतिकाव्य संग्रह पृ० १६७ चिन्तामणि 
१ स्थामा कौ सलोनोतन, तामें दिन दक माँ, 
फिरी सी चहत मनमथ की दुहाई सी। 
सीसी में सलिल जंसे, सुमन पराग तंसे, 
सिसुता में भलकत जोबन की भाई सी। 
ब्रज भाषा साहित्य का नायिका भेद-पृ० २३२ गंग कवि 
४ लरिकापन यौवन सन्धि भई, दुहुँ वेस को भाव मिले न हिले। 
बिबि चुम्बक बीच को लोह भयो, मन जाइ सके न इते न उते । 
रीतिकाब्य संगह पृ० ४०७ 
5 रीति काव्य संग्रह पृ० २०१ और ३४० 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य र८घ५ 


भवन फटिक के समान स्वच्छ हो जाता है ।! राधा की इस देह दीप्ति को 
देखने के लिए घड़ी भर के लिए यमुना भी रुक जाती है । मुख की नई भलक 
से रूप खिलता जाता है ।? यौवन की लाली चमक उठती है। इन गुणों से 
सम्पन्न काया में ग्रनोखापन ग्रा जाता है। क्रमश: बढ़ती हुई अभ्रवस्था के साथ 
रीतिकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों का संकेत किया गया है । शरीरगत और 
भावगत । इन परिवर्तनों के माध्यम से नायिका का रूफ-चित्र अ्रच्छे प्रकार 
से प्रस्तुत किया गया है । 

शरीरगत परिवर्तन के अ््तगंत सूक्ष्म और स्थूल परिवर्तन का वर्णन 
किया गया है । सूक्ष्म परिवर्तन 'रूप' में रहकर भी रूप से भिन्न अ्रस्तित्व रखता 
है। इन गुणों से सुकुमारता आदि की गराना की जा चुकी है। रूप, लावण्य 
छवि, ज्योति, उज्ज्वलता, कान्ति झ्ादि द्वारा इसी सूक्ष्म गुण का संकेत 
मिलता है। 

रूप-लावण्य--आत्म परक सूक्ष्म गुणों के भ्रन्तगंत रूप-लावण्यादि का 
संकेत किया जा चुका है। मोती में उसकी कान्ति की तरलता के समान भ्रंगों 
में स्वत: प्रतिभासित होने वाली ज्योति को 'लावण्य' कहते हैं । पअ्रंगों में भूषण 
श्रादि प्रसाधनों के बिना ही जब शोभा भूषणादि वारणवत्‌ प्रतीत होती है, 
तो ऐसी शोभा को रूप कहते हैं। इसके ग्रंगों में एक प्रकाश रहता है, 
जिससे सौन्दर्य की वृद्धि होती है । इससे व्यक्तित्व में ग्राकरषण उत्पन्न होता है । 
यह सौन्दर्य का श्रावश्यक तत्व है। लावण्य के व्युत्पत्तिगत भ्रर्थ में 'लबणस्य भावः 
लावण्य:' कहा गया है ग्रर्थात्‌ शारीरिक नमकीनपने के भाव में लावण्य रहता 
है। जैसे खाद्य सामग्री में नमक के योग से उसका स्वाद बढ़ जाता है, इसी 
प्रकार शरीर में लावण्य से सर्वाज्ञ की शोभा बढ़ जाती है। यह लावष्य रीति 
कालीन काव्य में छब्रि, ज्योति, श्रंग दीप्ति श्रादि रूपों में प्रकट होता है । 





३२ फटिक शिलान सो सुधारो सुधा मन्दिर, 

उदछधि दधि की सी अश्रधिकाई उमेंगे श्रमत्द । 
बाहिर ते भीतर लॉ भीति ना दिखाई देति, 

दूध कंसो फेन फैल्यों आंगन फरस वन्द। 
तारा सी सु तामें ठाढ़ी श्रानि भिलि-मिलि होति, 

मोतिन की जोति मिलि मल्लिका को मकरन्द। 
श्रारसी से श्रम्वर में श्राभा सी उज्याहीं लागें, 

व्यारी राधिका कौ प्रतिविम्व सों लगत चन्द। 
रस-रत्नाकर पृ० ६६४ 


पे 


२८६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काब्य में रूप-सोन्द्य 


इस लावण्य का विश्लेपगा करने से उसके वर्णान में कवियों की दो 
प्रवृत्तियां लक्षित होती है। १. लावण्य का काम मूलक हृष्टिकोण २. लावण्य 
के निरपेक्ष सौन्दर्य का वर्णन । 
काममूलक हृष्टिकोश के अन्तगंत युवा काल में उत्पन्न होने वाले 
अयत्नज अलंकारों की गणना होती है । यौवन में इन श्रलंकारों से नायिका की 
शोभा उत्कर्प को प्राप्त होती है। ग्रतः शोभा-विधायक इन अलंकारों को कृति- 
साध्य न मानकर स्वयं-संभूत अलंकार मानते हैं। इनकी इस नैसगिकता से रूप 
का ग्राकपंण बढ़ जाता है श्रौर अंग-शोभा में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इनके 
प्रन्तगंत सभी अयत्नज अलंकारों को न मानकर केवल शोभा, कान्ति, दीप्ति 
और माधुय को ही मानेंगे । शेष तीन अ्रलंकारों--प्रगल्भता, श्ौदार्य और घैय॑ 
में चेष्टा भ्रथवा मानसिक गुणों का समावेण होता है। इससे इन तीनों 
प्रलंकारों को सीमा गुणापरक तथा काम मूलक नेसगिक शोभा से भिन्न है। 
भ्रत: केवल प्रथम चार अलंक्गरों का ही संकेत किया जाता है । 
शोभा! रूप यौवन और सुख-भोग से युक्त शरीर की सुन्दरता को कहते 
हैं। इसका वर्णान दो प्रकार से किया गया है (१) क्षण-क्षण की नवीनता 
ग्रौर (२) शारीरिक विकास में श्रनोखापन । यथा :-- 
१. छन-छन नवता लहत हैं, छबि छलकत भ्रवदात । 
चन्द्र सरिस सुन्दर बदन, मृदुल सलोने गात । 
२. विसरन लागो बालपन को अयानप, 
सखीन सों सयानप की बतियाँ गढ़ँ लगी। 
हग लागे तिरे चलन पग मन्द लागे, 
उर में कछूक उकसन सी बढ़ लगी। 
अंगन में आई तरुनाई यों भलकि, 
लरिकाई भश्रब देह तें हरे-हरे कढ़न लगी। 
होन लागी कटि भ्रव छटी की छला सी, 
द्व॑ज चन्द की कला सी तन दीपति बढ़ लगी ।* 
इन दोनों उदाहरणों में दोनों प्रवृत्तियाँ व्यक्त हुई हैं। पहले में क्षण- 
क्षण की नवीनता ओर दूसरे में अंगों के विकास का वाँकपन व्यक्त हुआ है। 
स्मर-विलास से बढ़ी हुई शोभा को “कान्ति' कहते हैं। इसमें विभिन्न 
भ्रंगों में रमणीयता और भ्रनोखापन झा जाता है, जो गति, हाव-भाव या 


7 रस-रत्नाकर पृ० १४४ 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य २८७ 


विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्त हो जाता है। नेत्र, भौंह आदि में विलक्षणता श्रा 
जाती है। यथा:-- 


फरकी लगीं खंजन सी श्रँखियाँ, भरी भायन भौहें मरोरे लगी। 
ग्रेंगराई कछू श्रेगिया की तनी, छवि छाकि छिनो छिन छोर लगी । 
बलि जैवे परे 'द्विजराज” कहै, मन-मौज मनोज हिलौरे लगी । 
वबतियांन में आ्रानन्द घोरे लगी दिन हँ में पियूष निचोरे लगी। 
अ्रधिक मात्रा में बढ़ी हुई कान्ति ही दीप्ति कही जाती है। इसमें 
स्मर-विलास का प्राधान्य रहता है यथा । “दीपावली तन द्यूति निरखि दबकी 
सी दिखराति । विविब जोति उजरी फिरति जरी बीजुरी जाति ।” “प्रत्येक 
दशा की रमणीयता को “माधुरय' कहते हैं । इस माथुय॑ से शोभा का विकास 
होता है । यथा “तिरछे चलि लड्ढि बंकता, करि चंचलता मान । अ्रधिक मधघु- 
मयी बनति है, ललना की प्रेंखियानि ।* 
उपयुक्त चारों ग्रुणों के मूल में वर्णित शोभा कामपरक दृष्टि से स्पष्ट 
की गई है । यौवनागम से इन गुणों का स्वतः विकास होता है। इससे ये यौवन 
में कामपरक गुरा के भ्रन्तगंत माने गये हैं । 


(ख) लावण्य का निरपेक्ष-सौन्दर्य-- 

रीतिकाल में लावण्य के स्वरूप का निर्धारण करने के हेतु उसका समु- 
चित चित्र-विघान किया गया है। उसके वर्णान में ऐसे उपमानों का प्रयोग 
होता है, जिससे ला4ण्य का मूर्त-विघान हो जाता है। प्रंगों में वर्तमान छवि, 
ज्योति और अंग-दीप्टि का श्रंकन किया गया है। इनके वर्णन के अ्रप्रस्तुत 
विधान में अभ्रनेक बातों का ध्यान रखा गया है। ये श्रप्रस्तुत ग्रुण मूलक, 
क्रियामूलक श्रौर प्रकाशमूलक वर्णित किये गये हैं । 

गुणपरक उपमानों द्वारा लावण्य को बिम्बात्मक रूप देने के लिए 
जगर-मगर ज्योति, लावण्य के उफान श्ौर जुन्हाई के घार जैसे उपमानों का 
प्रयोग हुआ है । यह ज्योति सम्पूर्णा शरीर में व्याप्त होकर सौन्दरय-बर््ध क बन 
जाती है। इसी से इस काल की नायिकाएँ लावण्य युक्त मघुर छबि घारिणी भ्रौर 
ज्योति पुझ् होकर भ्राई हैं ॥ उनके रूप की ज्योति चारों शजर फैल जाती है । 
उनकी छवि की भलमलाहट में दीपावली का दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
पैर के तलवों की लालिमा उमड़ पड़ती है । ज्योति चारों प्रोर फल जाती है:- 





२ रस-रत्नाकर पृ० २२० 


न 


रप८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सोन्द्य 


ग 


- अंग-अंग तरंग उठे दुति की, परि हैं मनो रूप अब घर च्वे । 
- डगर-डगर बगरावति अगर अंग, 
जगर-मगर ग्रापु आवति दिवारी सी। देव० 
« भौनते निकसि प्यारी पाय घार बाहिर लौं, 
लाली तरवान को उमड़ि इक ओर की । 
वगर-बगर आरु डगर-डगर. वर, 
जगर-मगर चारयो ओर दुति हो रही । 
४. थोड़ी-थोड़ी वेस की किसोरी तन गोरी-गोरी, 
भोरी-भोरी वातन सों हियरो हरति है। 
० ५2६ 536 - ३६  >६७- 3६ ईद. ६ ><्‌ 
जगर-मगर ज्योति इन्दु बदनी की दुति, 
सेखर अ्रवास को प्रकाशित करति है। 
मानो भज्यों मंजु मंन-मुकुर महल तामें, 
अग्रमल श्रघूम महताब सी बरति है। 
चन्द्र शेखर बाजपेयी 
अंग-दीप्ति के सम्बन्ध में कवियों की दृष्टि एक जैसी है। मतिराम ने 
गायिका के अंग में इसी दीप्ति की शोभा देखी है ।” इसकी ज्योति सर्देव 


ट्ण 


ख्ण 


जलती रहती है '? सुवास से 'दृति' के दुगुन होने की चर्चा हैं ।१ घनानन्द ने 
अंगों के वर्णन में उसमें प्रतिभासित होने वाले तरल सोन्दर्य भ्रोर ग्रुण का 
संकेत किया है। अनुभूति की सत्यता से उन्होंने नये प्रतीकों को जन्म दिया है । 


दे 


व ने प्यारी के रूप-पानिप में मन को नमक के समान बिला जाने की बात 


की है । 


छवि और लावण्य को मूं रूप देने के लिए अ्ंग-ज्योति को मशाल की 


लौ के समान माना गया है। घूंघट हटाने पर यह छबि भ्रचानक ही मशाल 
की लौ के समान एक वारगी जल उठती है ।* हठी की राघा का रूप स्वतः 


3 
3 


रसराज छन्द ६ मतिराम 

बदन-चन्द की चाँदनी देह दीप की जोति । ललित-ललाम ३३६ 

सहज सुबास जुत देह की दुगुन-दुति, दामिनि दमक दीप केसरि कनक है। 
रसराज १६५ 

प्यारी के रूप के पानिप में, मन माइल मेरो बिलाइगो लोन सो । 

घूघट टारि चलावती, तिय हरि ताकि गुलाल । 

बुझी रही मानो बरी, एक बार मशाल। भूपति सतसई ४७२ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य रप& 


स्वर्ण मन्दिर में फैलता रहता है ।” उनका लावण्य और मुखच्छवि चारु 
किरणों की कतार को विखेर देती हैं ।/ मरिण के सिंहासन से निकलती हुई 
ज्योति के संग मुख की ज्योति मिलकर अपूर्वे शोभा का उद्घाटन कर देती 
है। इस छवि में वेभव सम्पन्नता, स्वप्रकाश्य गुण और गति की अपूर्व शोभा 
वर्तमान है । 

गति-सम्पन्न ज्योति में स्थिरता न होकर गतिशीलता है । इसमें ज्योति 
युक्त छवि की क्रियाशीलता देखी जा सकती है । अंगों में 'दुति' को तरंगें उठती 
हैं । ऐसा लगता है, मानों रूप ग्रभी चू पडेगा | ह्विज देव की नायिका के 
लावण्य से 'जुन्हाई की घार' प्रवाहित होने लगती है | इन वर्णानों में दुति 
की गतिशीलता प्रत्यक्ष रूप से लक्षित हो जाती है। इसका एक चित्र उपस्थित 
हो जाता है। इसके ग्रतिरिक्त रूप के फैलने, मुख से किरणा जाल के निकलने, 
जुन्हाई की बार प्रवाहित होने आ्रादि में छवि की यही गतिशीलता दिखाई पड़ती 
है । पदुमाकर की गति छवि झोर शब्द दोनों की ही है। ब्रज ठाकुर के पास 
जाती हुई ठकुराइन के प्ंग-ग्रंग से “'रोसनी' निकलती है ।£ अंग की शोभा 
फँल जाती है ॥९ 

स्पष्ट है कि रूप-लावण्य के वर्णन में उसके प्रकाश गति और गुण का 
ध्यान रखा गया है। कहीं-कहीं रंग-संकेत भी है । इसमें मुख्यतः उज्ज्वल वर्ण 
की आभा का ही वर्णान जुन्हाई या उजेरी चंद श्रादि के उपमानों ढारा किया 


3 “ह॒ठी' ब्रज मण्डल मैं रूप बगराय आज, 
बैठी जात रूप के महल महरानी है । 
श्रीराघा सुधाशतक छन्द २२ 
2 राघे महरानी बैठी मणि के सिंहासन वै, फैली मुख चारु किरन कतारे हैं। 
अज्भादर्श छन्द १०६ रंग नारायण पाल 
3. अंग-अंग तरंग उठे दुति की, परिहँ मनो रूप अरब घर चवे । घनानन्द 
& भीतर भौन ते बाहिर लों, 'द्विज देव' जुन्हाई की घार सी घावति । 
री० का० संग्रह से 
5. य्वेश्रंग-श्रंग की रोसनी में, सुभ सोसनी चीर चुम्यो चित चाइन । 
जाति चली ब्रज ठाकुर पं, ठमका ठ्ुमकी-ठमकी ठकुराइन । 
जगद्विनोद-पद्माकर 
6 आली औरे श्राभा भई है बदन पर, जगर-मगर जोति होति अंग-श्रंग की । 
बृहत्‌ इतिहास भाग ६ पृ० रेर३ 


२६० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


गया है ।' “हप के ज्वार' से सौन्दर्य व्यजक्ञित किया गया है। अंगों में व्याप्त 
रहने वागी शोभा का रूप-चित्र प्रस्तुत किया गया है। रूप-लावण्य के गुणा और 
गति दोनों का ही ज्ञान कराया गया है। स्वतः प्रकाशित होने वाले लावण्य के 
प्रभाव मूलक गुणा को व्यक्त करने के लिए 'रूप' में चकाचौंध उत्पन्न कर देने 
वाले गुण का संकेत किया गया है। ग्रत: इस काल के रूप-लावण्य वर्णन में 
तरलता, गतिमयता, वैभव की चमक और नमकीनपन है । इसी से 'लुनाई' का 
वर्णान करते नहीं वनता । वह आंखों को ब्रिय लगता है । एक बार ऐसे छवि 
पुज्ञ आलम्बन को देखकर पुनः दूसरा कुछ देखना शेष नहीं रह जाता | “आ्राज 
की या छवि देख भटू, भ्रव देखिवे को न रह्मयौ कु वाकी ।” यही कारण है कि 
ऐसे रूप के प्रभाव की भी अभिव्यञ्ञना की गई है । 


रूप का प्रभाव--नारी के रूप की सार्थकता दर्शक को प्रभावित कर 
लेने में है। रूप वही सुन्दर होगा, जो अपने झ्राकर्षण से लोगों के नेत्र श्रौर 
मन दोनों को ही अपनी ओर खींच ले | ऐसा होने पर ही नारी की मोहिनी 
संज्ञा यथार्थ मानी जा सकती है । रीतिकालीन कविता में इस मोहकत्व शक्ति 
और रूप-सौन्दर्य के प्रभाव की व्यञ्जना अ्रनेक कवियों ने की है | यह व्यञज्जना 
नायक भ्रथवां नायिका के वास्तविक सौन्दर्य शर उसके तेजपुञ्ज रूप के 
माध्यम से हो सकी है । इस काल का कवि केवल अंगों की स्थूलता मात्र में ही 
बँंधकर नही रह गया है, अपितु उसके प्रभाव को अनेक रूपों में व्यक्त करने में 
सचेप्ट रहा है| यह प्रभाव मन श्र शरीर दोनों पर ही पड़ा है । 

रूप के मानसिक प्रभाव की अभिव्यक्ति में स्नेह की उत्पत्ति, मन की 
अ्रभिलापा और चित्त के परवश हो जाने की बात का समर्थन किया गया है । 
स्नेहोत्पत्ति में हूप का तत्काल श्र सद्यः प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव दोनों 
श्रोर से अ्रभिव्यक्त हुआ है ।? राघा और कृष्ण दोनों के हृदय में स्नेह का 
संचार होने लग जाता है। अ्रन्य स्थल पर रूप-दर्शन से सदा निहारते रहने 
की भावना का उदय होता है । गोपी अभिलाषा करती है कि समाज, कार्य 
आर लज्जा को छोड़कर पल-पल और घड़ी-घड़ी श्री कृष्ण के सुख को ही 


7. चली स्याम हित राधिका, सरद उजेरी माँहि । 
चंद उजेरी सों मिलत, नेकु न जानी जाहि। री० का० सं० पृ० १४१ 
घोखे कढ़ी हुती पोरि लॉं राधिका नन्‍्दकिशोर तहाँ दरसाने । 
“बेनी-प्रवीन” देखा देखी ही में, सनेह समूह दोउ सरसाने । 
नवरसतरंग पृ० ६२ छंद ४४७ 


क्3 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य २६१ 


निहारा करें । वह उनकी आरती उतारते रहने की अ्भिलापा व्यक्त करती है? 
उसका मन परवणश हो जाता है | रूप के आकपंगा में खिचकर “ललिता” मैन- 
मतवारी' हो जाती है । 

रूप-दर्शन से उत्पन्न शारीरिक प्रभाव की व्यञज्जना की गई है। नायक 
अ्रथवा नायिका के सौन्दर्य को देखकर मन इतना आसक्त हो जाता है कि 
उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। सौन्दर्य और ग्राकर्षण के भ्रभाव में 
शारीरिक परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकता है। इस परिवतंन में स्तब्घता, 
विस्मय विमुग्धता, माध्यम से देखने की भावना और अन्य अ्रनेक शारीरिक 
प्रतिक्रियाओं का वर्णन है 2 

रूप-सौन्दर्य को देखकर श्रीकृष्ण के मन पर पड़ते हुए प्रभाव में स्त- 
ब्धता का यही भाव है । राघा गुलाल की “मूठि मार कर” चली जाती है । 
श्रीकृष्ण हाथ में पिचकारी लिये ही रह जाते हैं और उसे चलाने की सुधि भी 
उनमें नहीं रह जाती । वे राघा-रूप को देखकर स्तब्घ हो जाते हैं ।१ होली 
के एक ग्रन्य प्रसंग पर राधा रूप से प्रभाव की ध्यज्जना की गई है। श्रीकृष्ण 
उसे देखकर विस्मय-विमुग्ध होते हुए हतचेत से हो जाते हैं ।। केवल हाथ 
मलकर रह जाते हैं । 


2 ऐसी मति होति अरब ऐसी करों श्राली, 

बनमाली के सिंगार में सिगारवोई करिये । 

कहैं 'पदमाकर”' समाज तजि काज तजि, 

लाज को जहाज तजि डारबोई करिये। 

घरी-घरी पल-पल छिन-छिन रैन-दिन, 

नैनन की श्रारती उतारबोई करिये। 

इन्दु ते श्रघिक श्ररविन्द ते श्रधिक, 

ऐसो श्रानन गोविन्द को निहारबोई करिये । जगदुविनोद छंद ६४६ 
2 सनेहसागर पृ० १६ 
3 विचका लियेई रहै रह्यौ रंग तोहि देखि, 

रूप की घसक लागे थके है थसरि के। 

कौंधि “घन श्रानन्द” को भिजयोाँ हंसनि ही में, 

हाथ कियो लालहि गुलालहि मसरिके । घन झानन्द। 
4 गोरी बाल थोरी बैस, लाल पे गुलाल मूठि, 

तानि के चपल चली श्रानन्द उठान सों। 


२६२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ए-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


दूसरी ओर श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का प्रभाव गोपियों के मन पर 
भी व्यक्त किया गया है । उसे देखकर गोपियों के शरीर में अनंग की दाँवरी 
सी थ्रा जाती हैं, उसके हृदय में पीड़ा सालने लगती है ।? वे अन्य माध्यम से 
देखकर श्रपनी रूप-दर्शन की भावना तृथ्त कर लेती हैं ।* 
उपयुक्त विचारों से स्पष्ट है कि रीतिकालीन काव्य में रूप-सोन्दय्य के 
प्रभाव की व्यञ्जना अ्भिधेय रूप में न होकर व्यंग्य रूप में हुई है। अ्रभिव्यक्त 
भावों से रूपोत्कर्ष का श्राभास मिल जाता है । यह आभास ही रूप-सोन्दय के 
प्रभाव को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यह इस रूप की क्षण-क्षण की 
नवीनता द्वारा व्यक्त किया गया है। 
नवीनता--रीतिकालीन काव्य में छवि की नवीनता के द्वारा रूप के 
अतिशय की व्यञ्जना की गई है । इससे रूप की महत्ता बढ़ती है. आलम्वन के 
प्रति मुग्घता का भाव आता है, उसका महत्त्व बना रहता है और एकरसता के 
कारणा ऊब उत्पन्न नहीं होती । प्रायः देनिक अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि 
एकरसता और अनाकर्षएा आलम्बन के महत्त्व को गिरा देता है। भ्रतः प्राल- 
म्वन के महत्व को बनाये रखने के लिये रूए-छवि की नवीनता का वर्णन 
बायें पानि घूघट की गहनि चहनि ओ्रोट, 
चोटनि करति अति तीखे नेन बान सौं। 
कोरि दामिनीनि के दलनि दलमलि पाय, 
दाय जीति आय भ्रुड मिलि सयान सौं। 
मीड़िब के लेखे कर मीड़िबोई हाथ लग्यौ, 
सो न लगी हाथ रह्यो सकुचि सखान सौ । 
१ सिर मोरपखा मुरली कर ल॑, हरि दे गयो भोरहि भांवरी सी । 
कहि 'तोष तरहिं जबही ते चढ़ी, अंग-अंग अ्रनंग की दाँवरी सी । 
नट साल सी सालि रही न कढ़ँ चढ़ि आवति है तन ताँवरि सी । 
प्रखियाँ में समाइ रही सजनी, वह मोहिनी मूरति साँवरी सी । 
नवरस तरंग छुंद ४२० 
बेठी हुती गुरु-मण्डली में, मन में मनमोहन को न बिसारति। 
त्यों 'नन्दराम ज़ू झ्ाइ गये बन तें, तहें मोरपखा सिर घारत । 
लाज तें पीठ दे बैठी बहू, पति मातु की आँख दे आँख न टारत । 
सासु की नैनन की पुतरीन में, प्रीतम कौ प्रतिबिम्व निहारत । 
ब्र० सा० का नायिका भेद छंद २८६ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य २६३ 


किया गया है। रीतिकाल में रूप-छवि की इस नवीनता के कई कारण हो 
सकते हैं--(१) कवियों के जीवन का व्यक्तिगत मोह एवं प्रंम (२) अपने 
प्रिय पात्र के रूप के ग्रतिशय का वर्णन (३) प्रेम के ग्राधिक्य की व्यञज्जना । 
इन तीनों प्रेरक कारणों से रीतिकाल में जिस रूप-छवि की व्यञ्जना की गई, 
वह नित नवीन बना रहा । यह नवीनता दो रूपों में स्पष्ट हो सकी है । 
(१) निकट से देखने पर नवीनता का ज्ञान । 
(२) प्रत्येक अंग की नवीनता और ग्लाकपंण । 
रूप-छवि के सम्बन्ध में यह सामान्य अनुभव है कि निकट से देखने पर 
उसकी कमियां स्पप्ट हो जाती हैं । केवल दूर से ही आकर्षण बना रहता है, 
परन्तु रीतिकालीन नायिका का रूप निकट से देखने पर और खरे रूप में प्रकट 
हो जाता है-- 
१. ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह्वँ नैतनि, 
त्यौं-त्यां खरी निकरे सी निकाई , मतिराम 
२. रावरे रूप की रीति अ्रनप नयो-नयो लागत ज्यों-ज्यों निहारिय । 
त्यौं इन ग्रांखिन वानि अनोखी ,अ्रघानि कहूं नहीं श्रानि तिहारिय । 
घनानन्द 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि रूप-छवि वर्णान में केवल परिपाटी के 
निर्वाह का प्राग्रह न होकर नवीनताजन्य सरसता श्रौर प्राकरपंणा का वर्णान हो 
सका है । रूप का ऐसा वर्णान प्राश्रय की भावनाओं को उद्दीप्त करके उसे 
श्रालम्बन की ओर अश्राकृष्ट कर देता है। उसके प्रत्येक श्रंग में सुन्दरताई दीख 
पड़ने लगती है । “ज्यों-ज्यों निहारिये ज़ू प्रति अंगन, त्यों-त्यों लगे अ्रति 
सुन्दरताई ।”! 
इस युग का कवि रूप-छवि का वर्णान करने में सर्वाज्ध भ्रथवा अंग- 
प्रत्यंग का शुष्क वर्णन न करके उसका विम्बात्मक रूप भी प्रस्तुत कर देना 
चाहता है। भिन्न श्रवयवों का नवीन दृष्टियों से वशित सौन्दर्य श्रनन्त छबियों 
को लेकर भ्रवतरित हुआ्रा है। हर बार एक नई कान्ति श्रौर ताजगी का ग्रनुभव 
हो जाता है। यह तभी सम्भव होता है जब कवि अपनी व्यक्तिगत अ्नुभूतियों 
का सहारा लेता है | ऐसी स्थिति में वर्णान की सजीवता ओर सचाई प्रत्यक्ष 
हो जाती है । इस छवि के चित्रण में बाह्य रूप-सौन्दर्य और लावण्य की 
श्रान्तरिक कान्ति का चित्रण मिलता है। इसी कारण नायिका प्रत्येक वार 





7 ब्ेनी-प्रवीन । 


२६४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दय 


नवीन छवि घारण करके समक्ष प्रस्तुत की गई है । हर वार की यह नवीनता 
दृष्टिकोण की सौन्दर्यपरक मनोवृत्ति को स्पष्ट कर देती है। इसके ग्रतिरिक्त 
प्रात्म-तत्त्व के श्रभाव में परिपाटी निर्वाह के अ्रवसर पर नीरसता ओर पुनरुक्ति 
दीख पड़ती है। ऐसे स्थलों पर रूप-सौन्दर्य के वाह्म-चित्रण में आलंकारिक 
पद्धति एवं उपमानों के प्रस्तुत करने में ही कवियों की वृत्ति रमी है। फिर भी 
अनुभूत्यात्मक चित्रणों की कमी नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि बाह्म एवं 
आन्तरिक दोनों ही चित्रणों में कवि की स्वच्छन्द वृत्ति नवीनता का श्राग्रह 
लेकर चली है। यही नवीनता रूप-छवि के महत्व को स्थिर करने में 
प्रमुख है । 

कोमलता- स्पाशिक सुखानुभूति के लिये मार्दव गुण परमावश्यक है । 
मार्देव कोमल वस्तु के भी स्पर्श की ग्रसहनीयता को कहते हैं । जिस नायिका में 
यह गुण भ्रधिक होगा. उसका सौन्दर्य उत्तम कोटि का माना जाता है। स्पर्श 
की असहनीयता की हृष्टि से शारीरिक कोमलता की उत्तम, मध्यम श्रौर अधम 
ये तीन श्रेणियां बताई जा चुकी हैं। कोमलता के उद्भव के दो कारण हो 
सकते हैं । प्रथम उत्तम कुल में जन्म लेने से निसगंगत कोमलता ग्रौर दूमरी ग्रजित 
कोमलता । भ्रजित कोमलता अनुलेपन आदि के सतत प्रयोग से प्राप्त की जा 
सकती है । प्राप्त की गई यह कोमलता शारीरिक हो होती है। इससे स्पर्श 
सुख की प्राप्ति हो सकती है । ग्रतः इस कोमलता में त्वचा के स्पर्श का महत्व 
रहता है । यह कोमलता केवल बाह्य होने से एकांगी है । इसे पूर्णाता देने के 
लिये निसगंगत कोमलता द्वारा सौन्दर्य की श्रभिव्यज्जना की जाती है। 

निसगंगत कोमलता का मूलकारण नायिका का उत्तम एवं उच्च कुल 
माना जाता है। उत्तम कुल में उत्पन्न होने से उसकी कोमलता सर्वाज्जीण 
होकर प्रत्यक्ष होती है । शरीर, मन और भावों की यह कोमलता उत्तम सौन्दर्य 
की अभिव्यक्ति करती है । रीतिकालीन काव्य में कोमलता की यह सर्वाज्धी- 
णता भ्रनेक रूपों में प्रत्यक्ष हुई है। इसकी अभिव्यञ्जना दो रूपों में की 
गई है-- 


१. अ्रसहनीयता के माध्यम से 
२. भ्रन्य माध्यम से 


प्रसहनीयता के माध्यम से प्रकट की जाने वाली कोमलता अ्रभिधेय न 
होकर व्यंग्य रूप में प्रकट की गई है । अ्सहनीयता का अर्थ किसी वस्तु के 
भार को सहन करने की क्षमता का भ्रभाव है। इस भ्रभाव की अधिकता के 
प्रनुसार ही सुन्दरता की कोटि का निर्धारण होता है। जिस वस्तु के संग 


भक्तिकाल में रूप-सौन्दर्य २६५ 


असहनीयता की भावना उत्पन्न होती है, उस वस्तु की प्रकृति के अनुसार ही 
कोमलता की उत्तमता झादि का स्थिरीकरण होता है। यह असहनोयता रीति- 
कालीन काव्य में निम्नलिखित रूपों में स्पप्ट की गई है । 

(१) भार की अश्हनीयता 

(२१ ताप की असहनीयता 

(३) स्पर्श की असहनीयता 

(४) चक्षु या हृष्टि की असहनीयता 

इस काल का कवि कोमलता की अ्रभिव्यञ्जना के लिये असहनीयता 
के इन माध्यमों के प्रति सदेव जागरूक रहा है। यद्यपि रीतिकाल के शुद्ध 
कृष्ण काव्य में इतने विभेद सूक््मता के साथ बशित नहीं किये गये हैं, फिर भी 
रीतिकालीन सम्पूर्ण काव्य चेतना में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है । 
क्रमश: इन सब पर विचार किया जाबगा । 

(१) भार की अ्रसहनीयता--उत्तम शरीर वाली नायिका जो किसी 
प्रकार का भार सहन नहीं कर पाती है, उसे कोमल कहते हैं और इस गुण को 
कोमलता कहते हैं । यह गुणा वस्तु की असहनीयता से उत्पन्न होता है । वस्तु 
की यह कल्पना रीतिकालीन साहित्य में दो प्रकार से की गई है । प्रथम मूर्त 
या साकार पदाथों को सहन न कर सकना और दूसरा श्रमूर्त पदार्थों को सहन 
न कर सकना । 

मूर्त या दृश्य पदार्थों के भार के अनुसार व्यक्त होने वाली कोमलता से 
उद्‌भूत सौन्दर्य की तीन कोटियां बताई जा चुकी है । जिन्हें उत्तम मध्यम झ्लौर 
श्रथम कोमलता की संज्ञा दी जा चुकी है । ये तीनों प्रकार रीतिकालीन कविता 
में देखे जा सकते हैं। कचभार द्वारा लंक का लचक जाना, बालों के बोझ 
को संभाल न सकना “ जावक के भार की असहनीयता और महावर के भार 
से वता लगा लेना कि किस पग में महावर लग चुका है, रीतिकालीन कविता 
में वर्णित है । द्विजयेव की कोमलांगी जावक-भार के कारण घरा पर मन्द 
गति से पग आगे बढ़ाती है । दास की कोमल एवं अश्ररुणवर्णी नायिका एक पग 
में जावक लग जाने की वात जावक के प्रत्यक्ष दर्शन से न बताकर उसके भार 





] (3) पानिप के भारन संभारत न गात लंक, 
लचि-लचि जाति कच भारन के हलक॑ । 
द्विजदेव रीतिकाव्य संग्रह पृ. २६७ 
(४) “चितांमरणि' कच, कुच भार लंक लचकति, 
सोहै तन तनक वनक छवि खान की । रीतिकावब्य संग्रह १० १६८५ 


२६६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


से ही बता पाती है ।? मतिराम ने बताया है कि भार के डर से ही सुकुमारी 
अंगराग, कुमकुम भ्रादि का प्रयोग नहीं करती ।” बलभद्र के अनुसार कपड़े 
श्रौर वालों के बोझ के कारण नायिका घर से वाहर निकलती ही नहीं ।* 
द्विजदेव ने स्वयं अपने अ्रंगों के भार को भी अ्सहनीय बताया है। यहाँ तक कि 
“वरुनि' के भार के कारण आँखें भुक-भुक जाती हैं ।* 

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि अपने ही शरीर के 
किसी अंग अथवा प्रसाधन सामग्री के भार की असहनीयता के कारणा सौन्दर्य 
की भ्रभिव्यज्जना की गई है। इस भार का एक भौतिक और मूर्त प्रस्तित्व 
होता है, फिर भी यह वास्तविक भार की हृष्टि से नगण्य है। सामान्य व्यव- 
हार में इन तत्त्वों को बाधक या असहनीय तत्व नहीं मानते हैं, परन्तु इसके 
माध्यम से नायिका का कोमलता-जन्य सौन्दयय व्यज्जित हो जाता है। कही- 
कहीं सम्पूर्णा शरीर की कोमलता व्यज्जित है । द्विजदेवने जावक, गंघ, वरुनि, 
पानिप भ्रौर कचभार की असहनीयता से युक्त कोमल नायिका के प्रति सभी 
रसिकों के मन की ललक को व्यक्त कर दिया है ।* मतिराम ने एक ही छुंद 
में भार, ताप, स्पर्ण और चक्षु की असहनीयता का वर्णान करके नायिका की 
कोमलता का संश्लिप्ट रूप प्रस्तुत कर दिया है ।९ उनकी नायिका का मुख 
वातायान से बाहर निकलने मात्र से ही आतप के कारण मलिन पड़ जाता है, 
हवा में श्रेने से लंक लचक जाता है और मुख की णोभा मंद पड़ जाती है। 


2 (क ) दास न जाने धों कोन है दीबौ, चिते दृहुँ पाँइन नाइन हारी । 
आप कह्मो भ्ररी दाहिने दे मोंहि, जानि परे पग बाम है भारी । 
री० का० संग्रह पृ० २२७ भिखारीदास 
( ख ) बोभिल सों यह पाँव लगे, तब यौं मुसुकाइ कह्यौ ठकुराइन । 
रघुनाथ । 
3 भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगनि मैं, 
करति न प्ंंगराग कुकुम को पंक है। री० का० सं० पृष्ट १६६ 
3 रस-रत्नाकर पृ० ७०० 
4 द्विजदेव तैसिये विचित्र वरुनि के भार, 
आ्राधे-आधे हगनि परि है भ्रध-पलके । री० का० सं० पृष्ठ २६७ 
5 रीतिकाब्य संग्रह पृ० २६७ द्विजदेव । 
6 रीतिकाव्य संग्रह पृ० १७६ छुंद १६ 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य २६७ 


भार के इन सभी कारणों में मूर्तिमत्ता रहती है, परन्तु रीतिकाल का कलाकार 
कवि अमृत तत्त्वों के माध्यम से भी नायिका की कोमलता की अभिव्यञज्जना 
करता है । 


अ्मूर्त अथवा अ्रूप की भार सम्बन्धी भौतिक सत्ता नहीं होती है । 
फिर भी कवियों ने ऐचे तत्वों का सहारा लिया है । इसका उद्वं श्य उत्तम कोटि 
के सौन्दर्य एवं कोमलता की व्यज्जना करना है । शोभा एवं रूप के भार की 
प्रतिक्रियाओं का वर्णान बिहारी, घनानन्द और द्विजदेव ग्रादि कवियों ने किया 
है | शोभा के भ,र से पांवों का सूचे ढंग से न पड़ना! रूप के भार से मुख का 
लज्जित हो जाना,” कटि का लच ढ़ जान! ग्रादि का दर्णान किया गया है। रस- 
लीन ने 'हप्टि पड़ने मात्र से नायिका बी विकलता का वर्णन बिना है। “क्यों 
वा तन सुकुमारि तनि देखत पैयत नीठि । दीठि परति यों तरफरति, मानो लागी 
दीठि ।”* इस उदाहरण में दीठि लगना' हावरे के प्रयोग द्वारा प्रयोजनवती 
लक्षणा का सहारा लिया गया है। इस प्रकार के वर्णानों का उद्देश्य शारीरिक 
सौन्दर्य की कलात्मक अ्रभिव्यक्ति द्वारा वर्ण्य वस्तु को प्रभावशाली ढंग से 
प्रस्तुत करना होता है । इससे भावात्मक व्यञझ्जना सरस रूप में प्रस्तुत नहीं 
हो पाती है । इसके लिये शोभा, रूप ग्रादि के भार का वर्णान करके लाक्षणिक 
प्रयोगों द्वारा शोभाजन्य कोमलता के अ्तिशय' का भ्र्थ ग्रहण किया जाता है । 
अ्रह्प की इस अ्रसहनीयता से चरम कोटि की उत्तम कोमलता श्रभिव्यक्त 
होती है । 
उपयु क्त वर्णान से स्पष्ट हो गया कि भार की असहनीयता के माध्यम 
से कोमलता की व्यज्जना होती है + यह अपने ही शरीर के अंगों का भार 
3 2८ यमन 
23 भूषण भार सभारिहैं, क्‍यों ये तन सुकुमार । 
सूधे पाँव न पड़ि सके, शोभा ही के भार। 
शोभा ही के भार, चलत लटकत कटि छीनी । 
देतो पवन उड़ाय, जौ न होती कुच पीनी । 
2 (क) रूप के भार न होति हैं सोही, लजौहीं ये दीठि सुजान यों फूली । 
री० का» संग्रह पृ० ३५० घनानन्द 





(ख) 'पानिप' के भारत संभारत न गात लंक- 
लचि-लचि जाति कच भारन के हलक । री. का. पृ. २६७ द्विजदेव 


8. अ्रंग-दर्पए-रसलीन 


३२६८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


अथवा प्रसाधन सामग्री के भार का मूर्त रूप होता है। ऐसे रूपों में कच, हार,7 
कुच, कु कुम जावक आदि के भार का वर्णान है अमूर्त भार में शोभा रूप 
पभ्रादि का वर्णन किया गया है। भार की इस ग्रसहनीयता के साथ ताप को 
ग्रसहनीयता के द्वारा भी कोमलता की व्यञ्जना की गई है । 

ताप की असहनीयता द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ी नायिका का 
चित्रण है । मंडन कवि ने लिखा है कि नायिका का स्वश्म अंग रसोई घर 
की ताप को सहन नहीं कर सकेगा। “यह सोनों सो अंग सोहाग भरो, कहौ 
कंसे के श्रागी की आँच सहै ।? इस वर्णान में शोभा, कान्ति और कोमलता की 
व्यज्जना एक साथ कर दी गई है । व्यज्जना यह है कि जैसे सुहागामिश्रित 
सोना भ्रग्नि के ताप के सम्पर्क से गल जाता है, उसी प्रकार यह नायिका भी 
रसोई घर के ताप को सहन नहीं कर सकेगी । 'सोनो सो अंग” कहकर शरीर में 
वर्तमान कान्ति का बोघ कराया गया है। ताथ की असहनीयता द्वारा कोम- 
लता की ग्रभिव्यज्जना की गई है। श्रातप के द्वारा मुख के मलिन हो जाने में 
सुकुमारता की प्रध्म श्रेणी का वर्णान किया गया है। हार आदि के भार की 
प्रसहनीयता भें 'मध्यम कोटि' का सोकुमाय व्यज्जित होता है श्रौर कोमलतम 
वस्तुम्ों के स्पर्श की ग्रसहनीयता उत्तम कोटि की सुकुमारता को व्यज्जित 
करती है । 

स्पर्श की असहनीयता द्वारा व्यज्जित सोकुमाय्न उत्तम कोटि का माना 
जाता है | इसमें कोमलतम स्तुए' भी स्पर्श से दुःख देने वाली बन जाती हैं। 
इसका वर्ोखन दो प्रकार से क्रिया गया है। प्रथम वास्तविक स्पर्श भ्रौर दूसरा 
स्पर्श की श्राशंका । इन दोनों का वर्णन रीतिकालीन काव्य में मिल 
जाता है । 

वास्तविक स्पर्श में वस्तु की उपस्थिति रहती है झौर उसके सम्पर्क 
से नायिका की कोमलता व्यज्जित होती हैं । यह कोमलता उसके शारीरिक 


2 एक तो तिहारी हेली रूप ही हरत धन, 
तामैं ये छुके॑ से नैन मुसुकि मिलाइ हैं । 
हारन के भार लंक लचकत नागरी सु, 
गागरी लिये ते सीस तन थहराइ हैं । 
'ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में प्रभिव्यञ्जना-शिल्प” से उद्घृत 
पृ० २४८ डा० सावित्री सिन्हा । 


2४ रीतिकाब्य संग्रह पृ० ३६६ 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य २६६ 


परिवर्तनों द्वारा व्यक्त हो जाती है । वरतु और कोमल भ्रंगों के सम्पर्क मात्र से 
यह परिवतंन दीख पड़ने लगते हैं । 'देवकी नन्‍्दन' ने कहा है कि गाँव की चूड़ी- 
हारिन गाँव छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उसकी नायिका अंगुली के स्पर्श मात्र 
से सिसकने लग जाती है ।' इससे वह उसे चूड़ी पहिराने में अपने को असमर्थ 
पाती है । इसमें स्पर्ण की ग्रसहनीयता द्वारा उत्तम कोटि की कोमलता एवं 
सौन्दर्य की ग्रभिव्यञ्जना हो सकी है । इसमें कोमलता का संकेत अ्भिधेय रूप 
में न होकर व्यंग्य रूप में है । मतिराम ने 'विजत के बयारि' लग जाने से लंक 
के लचक जाने की बात का समर्थन क्रिया है । 'कँसे वह बाल लाल बाहिर 
विजन झावै, विजन बयारि लागे लचकत 'लंक हैं ।? बलभद्र कवि के अनुसार 
नाथिका पंखा के पवन के स्पर्श से उड़ जाती है श्रौर समीर चले जाने पर तो 
सौतों की मन चीती हो जाती है ।१ एक अन्य कवि महोदय के अनुसार बात 
यहाँ तक बढ़ जाती है कि श्वासों के स्पर्श से नायिका ऐसी गिरती है मानों उसे 
घक्का दे दिया गया हो । यही कारण है कि वह प्रिय के समक्ष ठहर नहीं पाती 
है ।( लोक सीमा की वास्तविकता का अ्रतिक्रमण करने वाले ऐसे वर्णानों के 
द्वारा उत्तम कोटि की कोमलता की व्यञ्जना भले ही हो जाय, इससे रस- 
सिद्धि नहीं होने पाती । यह युग की चमत्कारिक प्रवृत्ति का फल है । ऐसा वर्णन 
मजाक से श्रधिक महत्व का नहीं रह जाता, क्‍योंकि यह्‌ वास्तविकता से 
नितान्‍्त शून्य है । 

स्वर्ण की अ्रसहनीयता द्वारा कोमलता की व्यञझजना करना वास्तविकता 
के ग्राधार पर ठीक माना जा सकता है, परन्तु इस असहनीयता के ऊहात्मक 
वर्णान के माध्यम से वास्तव में शरीर पर चोट दिखाना या नायिका को गिरा 
देना जैसे वर्णानों द्वारा रागात्मक प्रनुभूति की तृप्ति नहीं हो पाती है । पदुमा- 
कर की नायिका के पगों में मखमल के बिछोनों का स्पर्ण गड़ जाता है श्लौर 
कोमल ग्रुलाव की पंखुड़ियाँ भी प्रतिकूल सिद्ध होती हैं । कोमलता के भ्रतिशय 


। वे श्रंगुरी के छुवे सिसके करवार सी पातरी जो मैं चढ़ाऊँ। 

दन्तन दाबती जीमे उते इत प्यारी के नैन रुखाई बचाऊँ । 

“देवकी नन्‍्दन' मोहि बड़ो दुख कौतुक होय सो काहि लखाऊँ। 

छोड़िहों गांव बबा कि सौं मैं पर चूरी न ह्यां पहिरावन श्राऊँ । 
रीति काव्य संग्रह पृ० ३६१ 





2 मतिराम-ललित ललाम १२१ 
3 रस-रत्नाकर पृ० ७०० 
रुस-रत्नाकर पृ० ७०१ 


३०० मंध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दय्ये 


की व्यज्जना रागात्मक स्तर पर स्वस्थ और उचित मानी जा सकती है । परन्तु 
दो पग चलने से पैरों में छाल पड़ जाना या पान की बीड़ी उठाने मात्र से ताप 
चढ़ जाना जैसा वर्णान ऊहात्मक ही माना जायगा | फिर भी इनसे कोमलता 
की व्यञज्जना तो हो ही जाती है । 

वास्तविक स्पर्श की इस ग्रसहनीयता के साथ स्पर्श से उत्पन्न प्रतिकूल 
प्रभाव की श्राशंका द्वारा भी कोमलता की व्यज्जना की गई है। बिहारी के 
वर्णान में सखी को यह आ्राशंका वनी रहती है कि वार-वार करवट लेने से 
नायिका के शरीर पर गुलाब की पंखूड़ियों की खरौंच लग जायगी । इसमें 
पंखुड़ियों का स्थर्ण भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ऐसे 
वर्णन में स्पर्श की प्रतिकूलता का भय व्याप्त रहता है । कुसुम शैथा पर खरींच 
लगने के भय द्वारा इस प्रकार की व्यज्जना की गई है। मतिराम की नायिका 
कठोर भूमि पर पग न रखकर कुसुम बिछे पयंक पर ही पांव रखकर विहरण 
करती है | “चरन धर न भूमि बिहर॑ तहाँई जहां फूले-फूले फूलनि बिछायौ 
परजंक है ।”? इन उदाहरणों से स्पप्ट है कि रीतिकालीन नायिकाए फूल जैसे 
कोमल पदार्थों के स्प्ण को सहन करने में असमर्थ थीं। ऐसी स्थिति में कठोर 
पृथ्वी के स्पर्श की क्षमता प्राप्त कर लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि स्पर्श की असहनीयता द्वारा कोमलता से युक्त 
नायिका के सौन्दर्य की मधुर व्यज्जना की गई है। यह स्पर्श शारीरिक होता 
रहा है, परन्तु कहीं-कहीं केवल हृष्टि के स्पर्श के प्रभाव की भी अभिव्यक्ति 
हुई है । 

रीतिकालीन कवियों की कुमुम कोमल नायिकाए' चाक्षुष स्पर्श के 
हृष्टिभार को भी सहन नहीं कर पाती हैं। रसलीन ने कहा है कि नवला 
नायिका पिय की चितवन को सहन नहीं कर पाती है । इसीसे वह मुख फेर कर 
बंठ जाती है ।? इस प्रकार के दृश्य चित्र सौन्दर्योपासक भावना को व्यक्त करते 
हैं । सुकुमारता के ऐसे वर्णानों में जीवन की स्फूर्ति और प्राणों का स्पन्दन 
दीख पड़ता है। श्रन्य स्थलों पर ऊहात्मक वर्णानों द्वारा चक्षु की स्पर्शजन्य 
श्रसहनीयता को चमत्कार के क्षेत्र में ला दिया गया है ।$ 


4 ललित ललाम १२१ मतिराम। 
2 नवला मुरि बेठनि चित, यह मन होत विचार; 
कोमल मुख सहि ना सकति, पिय चितवनि को भार । 


रस-प्रबोध पृ० ८ छंद ८६ 
8 रस-रत्नाकर से पृ० ७०१ बलभद्र कवि 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३०१ 


उपयुक्त विश्लेषण से स्पप्ट है कि रीतिकालीन कवियों ने असहनीयता 
के माध्यम से कोमलता की व्य#जना की है । यह ग्रसहनीयता भार ताप, स्पर्श 
और चक्षु की बताई गई है । इन सभी स्थलों पर कवियों ने अ्रभिवा के प्रयोग 
का निवारण करके व्यञ्जना ग्रथवा लक्षणा का प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोगों 
द्वारा प्रस्तुत की कोमलता जन्य शोभा भ्रथिक वढ़ गयी है । इसीसे रीतिकालीन 
नाथिकाओ्रों की सुकुमारता सर्वाज्जीण है।इस ग्रमहनीयता के अतिरिक्त अन्य 
माध्यमों, परिस्थितियों एवं प्रसंगों के द्वारा भी कोमलता की यही अभिव्य झना 
कराई गई है । 


(ख) श्रन्य माध्यमों से कोमलता की व्यव्जना-- भार आदि की असह- 
नीयता के अतिरिक्त अन्य माध्यमों द्वारा भी नाथिका की कोमलता प्रभिव्य- 
जिजत हुई है । इसमें मन की कोमलता और भावनाग्रों ग्रादि की कोमलता 
व्यक्त हो सकी है । यह अ्रभिव्यक्ति अनेक प्रकार से रीति कालीन कविता में 
हुई है । 

(१) घनानन्द ने मन की सुकुमारता के लिये उपमालंकार का प्रयोग 
किया है। राघा के मान करने पर सखी कहती है कि माखन सा कोमल मन 
मान जैसे कठोर बान को कैसे जानता है ।? श्रीपति ने भी अलंकारों का 
सहारा लेकर संसार में प्रसिद्ध कोमल वस्तुओं की कोमलता को नायिका के 
अंगों की कोमलता के समक्ष कठोर बताया है। इनकी नायिका चन्द्र किरणों 
के समान सुखद एवं णीतल है। वह मक्खन के महल जैसी, गुलाब के पहल 
जैसी श्रौर मखमल जैसी मुलायम है ।? ऐसे वर्णानों में कोमलता स्वशब्द से 
वाच्य होने के कारण भ्रभिव्यण्जना की हृष्टि से ग्रभिषेय हो जाता है। फिर 
भी कोमलता की भ्रभिव्यक्ति होती है । 

भावना का सौन्दर्य श्रौर उसके द्वारा कोमलता की श्रभिव्यज्जना शेख 
रंगरेजिन ने एक स्थल पर अच्छे ढंग से की है। दूती श्रीकृष्ण से कहती है 
कि हे कान्‍्ह, वह तो तुम्हारे पास आने की बात सुनकर ही नेन्नों को सावन 
बना लेती है। उसकी इस नवल बैस में बलपूर्वक उसे बश में कैसे किया जा 





3 राथे सुजान इते चित्त दे द्वित मैं कित कीजति मान मरोर है । 
माखन ते मन कोंवरो है यह बानि न जानति कंसे कठोर है । 
सुजानहित ३७२ 


2. रस-रत्नाकर पृ० ७०३ 


३०२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सकता है ।! इस उदाहरण में ऐसी वैस कहो कान्ह, कैसे बस कीजिए द्वारा 
अवस्था जन्य सम्पूर्णा कोमलता की ग्रभिव्यक्ति हो गई है। मुग्धात्व और भोले 
पन का इतना सुन्दर उदाहरण अ्न्यत्र दुलंभ ही होगा । 
आलम की वियोगिनी अ्रपनी सुकुमारता के कारण विरह को सहन 
करने में ग्रसमर्थ होती है श्लौर वह नमक सी गलने लगती है, एक भ्रन्य नायिका 
का मुख भावनाश्रों की अ्सहनीयता के कारण 'ग्रोले के समान बिला' जाता 
है । विहारी की नायिका के बिछुवे की चाप से उसके पैरों से इगुर सा चूने 
लगता है । ऐसे स्थलों पर कोमलता की ग्रभिव्यक्ति वर्णं-वोध के माध्यम सेकी 
गई है |? रीतिकालीन काव्य में वर्णा-बोघ की प्रचुरता द्वारा अनेक स्थलों 
पर कोमलता की व्यञ्जना मिल जाती है । द्विजदेव ने गत्यात्मक वर्ण-योजना 
द्वारा सुकुमारता की ग्रभिव्यक्ति की है। इससे निर्मित चित्र-विघान कलात्मक 
सौन्दर्य को व्यक्त करता है। “भीतर भौन ते बाहरि लौं द्विजदेव जुन्हाई की 
घार सी धावति” पंक्ति में ज्योत्सना की धार की गतिमयता स्वयं ही स्फुरित 
होकर कोमलता एवं सौन्दर्य का मूर्त प्रत्यक्षीकरण कर देती है । इससे शुभ्र- 
वर्णी, तन्‍्वंगी प्रौर ज्योत्सना की तरंगों सी प्रवाहित गतिशील ज्योति से युक्त 
। कीनी चाहो चाहिली नवौढा एक॑ बार तुम, 
एक वार जाइ तिहि छलु डर दीजिये। 
सेख कहो आवन सहेली सेज आवे लाल, 
सीखत सीखेगी मेरी सीख सुन लीजिये। 
भावन को न।म सुनि सावन कियो है नैना, 
आ्रावन कहै सो कैसे आाइ जाइ छीजिये। 
बरबस बस करिवे को मेरो बस नहीं, 
ऐसी बैस कहौ कान्ह कैसे बस कीजिये । 
मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ पृ० २२५ 
2 (क) पाँव धरे ढरे ईगुर सो तिन में मनि पायल की घनि जोति है। 
हाथ ढँ तीनी लौं चारिहूं श्रोर ते चाँदनी चूनरी के रंग होति है । 
नृपशंभ्ु 
(ख) घरत जहाँई जहां पग है सुप्यारी तहाँ, 
मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढरत जात । 
हारन ते हीरे भरें सारो के किनारन तें, 
बारन तो मुकुता हजारन भरत जात । पदुमाकर 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३०३ 


सुकुमारता का चित्र प्रस्तुत किय्रा गया है । इसमे उदत्मान चन्द्र ज्योत्स्ता सी 
ज्योति ग्रसाधा रण सीन्दयं की अ्रभिव्यक्ति करती .. । 

ग्रालम ने सुसतांत के वर्णन में रति-बे 5 के उपरान्त नायिका की 
श्रमित अ्रवस्था द्वारा उसकी कोमलता को व्यक्त 5या है “काम रस माते छ्व॑ 
करेरी केलि कीन्हीं कान्ह, फूलनि की मालिका हू नीड़ि मुरभानी है |! छंद 
में नायिका के कुम्भला जाने के वर्णन में लाक्षणिक पदों की सहायता ली गई 
है । उपमान 'फूल की मालिका' में उपमेय नायिका का ग्रस्तित्व छिपा हुआ है । 
इससे रति-केलि की गोपनीयता कुछ अंशों में बनी रहती है । यहां लाक्षणिक 
पद एवं उपमानों के माध्यम से नारी-सौन्दर्य एवं सुकुमारता की संवेदनीयता 
स्पष्ट की गई है । ऐसी अ्रभिव्यक्तियों द्वारा नायिका के रूप, गुण, अवस्था, 
सुकुमारता झ्रादि को ध्वनित किया जाता है । 





उपयुक्त विश्लेषण से स्पप्ट हो जाता है कि रीतिकालीन काव्य में 
कोमलता की अभिव्यशञ्ञना असहनीयता तथा अन्य माध्यमों से की गई है । 
श्रसहनीयता के अ्रन्तगंत वस्तु के सम्पर्क से शरीर या मन की प्रतिकूलता व्यक्त 
होती है | यह प्रतिकूलता भार, ताप, स्पश, श्रौर चक्षु के सम्पक को सहन 
करने की श्रक्षमता को व्यक्त करती है। अ्रसहनीयता के भाव को व्यक्त करने 
में मृत और अ्रमूत॑ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का सहयोग लिया गया है। 
शोभा, छवि, लावण्य, रूप श्रादि श्रमूर्त पदार्थों की श्रसहनीयता से उत्तम कोटि 
की सुकुमारता व्यज्जित हो सकी है और दृश्य तथा साकार पदार्थों द्वारा 
मध्यम या श्रथम कोटि की सुकुमारता भार की अ्रसहनीयता के माध्यम से 
व्यक्त हुई है। सुकुमारता को भार की अ्रसहनीयता से भिन्न भ्रन्य प्रकार से 
व्यक्त करने के लिये श्रलंकार योजना, भाव-सौन्दयं, श्रवस्था झौर वरणं-योजना 
श्रादि का माध्यम ग्रहण किया गया है। इन दोनों ही प्रकारों से सौकुमारये 
व्यज्जित हुआ है । रीतिकालीन कलात्मक काव्य चेतना के कारण सुकु- 
मारता का स्व शब्द से कथन न होकर व्यंग्य रूप में हुआ है । ऐसे कलात्मक 
सौन्दय के अ्रन्तगंत लाक्षर्िक प्रयोगों का प्राछुर्य मिलता है । वचन भंगिमा, 
सक्तिवैचित्र्य श्रौर मुहावरों झ्रादि के प्रयोग से अनुभूति एवं भावों की संवेदन- 
शीलता एवं प्रेषणीयता बढ़ाई गई है। उपमेय रूप नायिका की कोमलता भ्रौर 
सुकुमारता के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक सोन्‍्दय्य की ग्रभिव्यक्ति की 
गई है । इस गुण के कारण श्रालम्बन का रूप एवं सौन्दर्य ढचिकर भोर हृदय- 


? आलम केलि-सं. लाला भगवान दीन पृ० २५ छंद ५७ सं. १६७६ विक्रमी 


रेण्४ड मध्यवालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


आ्रावजंक बन गया है । इसे सूद्ष्म गुश के अन्तर्गत माना गया है। इसके अति- 
रिक्त शारीरिक स्थूल गुग्यों से भो सौन्दर्य उत्कर्व को प्राप्त होता है । 

सौन्दर्य परक स्थूल गुर :--सम्पूर्णा नाम रूपात्मक जगत ग्रनन्त सौन्दर्य 
का भण्डार है। इस सौन्दरयं-निधि के मध्य उत्पन्न होकर बढ़ने वाले मानव 
की भावनाओं में स्वाभाविक रूप से इसके प्रति अनुराग का झ्राविर्भाव 'होता 
रहता है । उसकी चित्तवृत्तियाँ ग्रपनी रुचि के अनुकूल वस्तु अथवा प्राणी में 
सीन्दयं की ग्रनुभूति किया करती हैं । अनुभूति की यह परम्परा आदिम युग से 
चली ञ्रा रही है। मानव देश और काल की सीमाओं में बेबकर युग की 
भावनाओं एवं अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों से अनुप्रारिित होती हुई वस्तु के 
सौन्दयं का पारखी बनता है । उसके जीवन का सिद्धान्त, उसकी माय्यताएँ, उसकी 
रुचियाँ ग्रादि ही सुन्दर ग्रथवा असुन्दर वन जाने का आधार बनती हैं । वस्तु की 
उपयोगिता के माध्यम से भी सौन्दर्य का निरूपण एवं निर्धारण किया जाता है। 
यही कारण है कि प्रत्येक युग में सौन्दर्य-सम्बन्धी घारणाएँ १रिवर्तित होती रही 
हैं | श्रारस्भिक युग की सौन्दर्य चेतना वाह्म तत्वों को देखकर जाग्रत होती थी । 
उतु ग पव॑त शिखरों, सागर की उत्ताल तरंगों, भास्कर नक्षत्रों आदि में जो 
सौन्दर्य देखा गया था, वह 'उदात्त” कोटि का था। क्रमशः सौन्दय का 
ग्राधार मूक वस्तु की सीमा में न रहकर मानवीय जगत होने लगा और विधि 
की अत्यधिक आ्राकपक सृष्टि नारी को सौन्दर्य का केन्द्र माना जाने लगा । यही 
कारणा था कि आरम्भिक कलाकारों ने भी मानवीथ सौन्‍्दय के वर्णन में भ्रपनी 
रुचि का प्रदर्शन किया । साहित्य आदि ललित कलाझ्रों के विकास झौर सृष्टि 
में भी व्यक्ति की सौन्दर्य वृत्ति ही कार्य करती है। सौन्दर्य का भ्रन्वेषण करते 
हुए मानव ने मुख्यतः प्रकृति और नारी को ही अ्रपनी रचना का भ्राधघार बना 
लिया । इन दोनों में भी मानवीय संसगों के निकटतम सम्बन्धों के कारण 
प्रकृति के ऊपर नारी की विजय होगई और मुख्य रूप से समस्त मानवीय 
सौन्दयं चेतना नारी के चतुद्दिक केन्द्रित होने लगी । बाद में तो प्रत्येक वस्तु को 
नारी के माध्यम से समभने की चेष्टा की जाने लगी। छायावादी काव्य में 
प्रकृति के मानवीय करण का यही रहस्य है कि मानव भ्रन्तश्चेतना पर नारी 
के भ्रमिट सौन्दयंपरक भाव का प्रभाव जम चुका था। यह प्रभाव इतना बढ़ा 
कि रीतिकाल में नारी का सौन्दय वर्णन ही काव्य-प्रशयन का एक मात्र ध्येय 
हो गया । सीौन्दय की पूर्ण प्रभिव्यक्ति के लिये उसके अंग-प्रत्यंग के प्र/कर्षण 
के साथ उसकी बनावट, सुडोलता, समानुपातिकता, समता आदि सौन्दर्य विषयक 
तत्वों की श्रभिव्यक्ति मुक्त हृदय से की गई। रीतिकाल में यहीं से नख-शिख 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३०५ 


परम्परा का सूत्रपात हुआ । यह नख-शिख सौन्दर्य भावना को लेकर भ्रग्नसर 
हुआ था, परन्तु वाद में केवल नख-शिख वर्णान के निर्वाह के लिये कवियों ने 
इस परम्परा का अनुसरण किया । परवर्ती साहित्य की नीरसता और रूढ़ि- 
बद्धता का यही कारण है। 


इन सभी वर्रनों का मूल उद्ं श्य ग्यानन्द की प्राप्ति है। मानव मन 
अपने विपरीत लिज्लछी की ओर खिचता है । वह नारी की शरीर यष्टि को देखकर 
उसके विभिन्न अ्रंगों में ग्राकर्पक़ तत्वों को हंढने की चेष्टा करता है, उनका 
वर्णान करता है ग्रौर उन-उन अंगों की बनावट में सापेक्षता (27०707४०४ ), 
समता (3857९) संगति (पछ7)०79) श्रौर सनन्‍्तुलन (8%]87००) 
को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न उपमानों के द्वारा उसे स्पष्ट करता है। इन 
उपमानों की योजना में ग्रंगों के श्राकार, बनावट, विशालता, लघुता, मृदुलता, 
बॉकपन आ्रादि श्रनेक गुणों का ध्यान रखा जाता है। उपयुक्त चारों तत्त्वों को 
प्रत्यक्ष करने के लिये नारी-शरीर के अंग-प्रत्यंग का विश्लेषण, उसकी चेष्टाएँ, 
प्रसाधन सामग्री ग्रादि के द्वारा उसके रूप को प्रस्तुत किया जाता है । यही 
कलात्मक रूप धारण कर के अंगों के वर्णन की कवि-परिपाटी के रूप में विकसित 
हो जाता है । नख-शिख वर्णान की यही वृत्ति है। यह नारी के वर्णन में उसके 
सौन्दर्य का ग्राधार बनती है। यद्यपि यह बाह्य आधार है, फिर भी इसकी 
महत्ता श्रस्वीकार नहीं की जा सकती है। नख-शिख वर्णान का मूल आधार 
सौन्दर्यानुभूति है। सौन्दर्य -्वोबर से श्ट गार-भावना का आ्राविर्भाव होता है । 
इसका मूल साधन रमणी है । इसीसे रमणी-रूप-सौन्दर्य के प्रति रीतिकालीन 
कवियों की इतनी श्रधिक ्रासक्ति है। यह श्रासक्ति नख-शिख वर्णन के रूप में 
प्रकट हुई है । 

नख-शिख वर्णान शारीरिक सौन्दर्य का खण्ड-खण्ड चित्र है। इन्हीं 
खण्ड चित्रों के द्वारा सम्पूर्णा शगीर का एक सामूहिक चित्र भ्रस्तुत होता है। 
श्रनेक खण्ड-चित्रों के संयोजन से रूप सौन्दर्य वर्णान में पूर्णंता भ्राती है। इन 
खण्ड चित्रों में विभिन्न श्रवयवों का श्रपना सौन्दर्य होता है । इसीसे निजत्त्व के 
श्रस्तित्त्व में स्थित नख-शिख रूप इन श्रवयवों के खण्ड रूप-चित्रों में वर्तमान 
सौन्दर्य एवं ग्राकर्षण सम्पूर्ण शरीर के सौन्दर्य की श्रनुभूति कराते हैं । सौन्दर्य 
की इस अ्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति प्रत्येक युग के शज्भार-कवियों ने नख-शिख 
वर्णन में की है । 

नख-शिख नाम से प्रसिद्ध श्रंग-प्रत्यंग वर्णन की यह परिपाटी दो रूपों 
में दीख पड़ती है। (१) नख से झ्रारम्म करके शिख तक का वर्णन करना । 


३०६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


यहाँ नख का तात्पर्य पैर के नाखून से है। इस वर्शान के ग्रालम्वन रूप में 
ईश्वर आदि को मानते हैं, तथा इस वर्णन से उत्पन्न सौन्दय॑ आकर्षक नख- 
शिख सौन्दर्य होता है। (२) शिख-नख-वर्णा न--इसमें चोटी से आरम्भ 
करके पर के नाखूनों तक का वर्णन होता है। इस वर्णन का आलम्बन 
मानव होता है और इससे उत्पन्न सौन्दर्य की गणना मानव-सौन्दर्य के 
श्रन्त्गंत होती है । इस हृष्टि से मानव सौन्दर्य का आधार बनाकर 
किया गया अंग-प्रत्यंग का वर्शान 'शिख-नख” के अन्तर्गत होना चाहिये, 
परन्तु रीतिकालीन कविता में 'नख-शिख वर्णा न' के नाम से अंगों का वर्ण न 
मिलता है । दो-चार ग्रन्थ 'शिख-नख ' नाम से मिल जाते हैं ।! मानवीय वर्ण न 
होते हुए भी नियम के अनुकूल 'शिख-नख' नाम न देकर 'नख शिख' नाम- 
करणा के औचित्य के सम्बन्ध में दो ब.तें कही जा सकती है :-- 


(१) रीतिकाल के श्रारम्भ में अंग-प्रत्यंग के वर्णन के लिये राघा-क्ृष्ण 
को आधार बनाया गया था, जो परम्परा से अवतारी पुरुष हैं। ऐसे पुरुषों के 
अ्रंग-वर्णान का 'नख-शिख” नाम देना उचित और समीचीन कहा जायगा। 
कवियों ने ऐसे वर्णनों का नाम 'नख-शिख' रख दिया और बाद में यही नाम 
देने की पद्धति चल पड़ी होगी । इससे इस नाम की समीचीनता में सन्देह नहीं 
किया जा सकता है । 

(२) कवियों के द्वारा स्वयं भी 'शिख-नख' नाम न देकर 'नख-शिख' 
नाम ही दिया गया है । इस दृष्टि से भी यह नाम उचित है। रीति युग के 
उत्तरकाल में श्रीकृष्ण के नख-शिख का स्वतन्त्र वर्णन मिलता है। इसमें नायक 
रूप में कृष्ण के पंग-प्रत्यंग का वर्णन, आभूषणों से युक्त अंगों की शोभा का 
वर्णान और मानसिक शोभा का वर्णान किया गया है। हृदय का एक वर्णन 
यहाँ पर्यात होगा-- 

“वाल कवि कंघों भाष जोगी की गुफा है, 

तामें ह्वँ रह्मौ प्रकाश महातेज के समाज को। 
कंघों वद विमल कमल दल हुं ते मृदु, 
मंजुल हृदय है श्री मुकुन्द महाराज को? 


2 (क) 'शिख-नख'-केशवदास, नागरीदास, रस झ्ाानन्द, रसिक मनोहर 
और सुजान कविकृत । 
(ख) “हनुमान शिख-नख”-खुमान । 'शिख-नख-दरपंण'-गोपालकृत 
£ कृष्ण जू को नख-शिख--छन्द २४ ग्वाल कवि। 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३०७ 


वर्णान की ऐसी आ्रालंकारिक परम्पराएँ परवर्ती साहित्य में झूढ़िमात्र 
रह गई । अंग-वर्णान में दूर की सूक, उक्ति-चमत्कार और कल्पना की उर्वरता 
देखी जाने लगी । इस ग्रर्थ की सिद्धि के लिये काम के सहायक अंगों का मांसल 
अ्रनावृत सौन्दर्य वर्णन का विषय बना । नायिका के तिल को कुचों के कोर पर 
देखकर इसी भावना की पुष्टि की गई है ।' यहाँ प्रयुक्त अग्रस्तुत चित्र-योजना 
से आकर्षक विम्ब-विधान हुआ्ना है। साहश्य का इतना सफल आर उपयुक्त 
वर्णान कम स्थानों पर मिल सकेगा । इस उदाहरण में कुच-कोर की समता 
कली से करके ग्राकार साम्य के साथ कली के स्पर्श सुख की झ्रानन्ददायकता 
की ग्रभिव्यक्षना हुई । 'कली' शब्द का प्रयोग साभिप्राय है। यह नायिका के 
अ्रंगों के भ्रछ्धतैपन का संकेत करता है। तिल को अ्रमर बताने में वर्ण का 
साहश्य है। अ्रप्रस्तुत की ऐसे साहश्य विधान द्वारा कलात्मक सौन्दर्य की श्रभि- 
व्यक्ति हुई है | अ्ंग-वर्णान की इस दौड़ में शरीर का कोई अंग कवियों की दृष्टि 
से बच नहीं पाया है । तिल और ठोढ़ी के गढ़े आ्रादि का वर्णन इनकी पैनी 
दृष्टि को बताता है । ग्रंग-वर्णंन के विस्तार के साथ कवियों की चमत्कारिक 
श्रन्वेषक बुद्धि का सूक्ष्म भोग-परक रूप सराहनीय था, कल्पना की उबंरता 
प्रशंसा के योग्य थी, सौन्दर्यानुभूति को कलात्मक सौन्दर्य के काव्यमय रूप देने 
में वर्णान की विविधता और ज्ञान की व्यापकता अ्रसीम थी । श्रालम्बन उन्हें 
पहले से ही प्राप्त था | ऐसे झालम्बन को युग की प्रवृतियों भौर विचारों के 
श्रनुकूल बना लेने की क्षमता इन कवियों ने पा ली थी । इसीसे इनके वर्णानों में 
सचाई और ईमानदारी श्रधिक है । भञ्रतः कहा जा सकता है कि रीतिकालीन 
कवियों की सौन्दर्य-चेतना सूक्ष्म एवं विशद थी। इन्होंने नायक के सौर्दर्य का 
भी चित्र उपस्थित किया है, परन्तु नायिका के अंग एवं रूप वर्णन में इनकी 
दृष्टि खूब गहराई के साथ जमी हुई है । अंगों में तरवा, एड़ी, पिंडुली, नीवी, 
चिबुक, रसना, कपोल, तिल, श्रवण, नासिका नयन, पलक, बरौनी, मुखमण्डल, 
केश, बेनी, भाल, श्र, श्रधर, दशन, वाणी, उदर, कंठ, भरुजमूल, बाहु, 
मण्वन्ध, करतल, कुच, कुचकोर, स्तन, त्रिवली, नाभि, रोमावली, कटि, 
वाएवं, नितम्ब, जंघा, मुरवा, ग्रुल्फ श्रादि का वर्णन सूक्ष्मता के साथ किया 
गया है. श्रंगों के रूप-चित्र उपस्थित करने के लिये प्रयुक्त उपमानों को प्रकृति 





7 नवल वाम कुच कोर पै, स्याम सु तिल छबि देत । 
समद श्रली मानहूँ भली, कमल कली रस लेत । 
शिख नखावली-छन्द ६८ रामसहायदास 


३०८ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


के क्षेत्र से चुना गया है । इन उपमानों में कमल, चाँद, चन्द्रिका मोती, हीरा, 
दाड़िम के दाने, विम्बाफल, केसर, बिजली, मिश्री, किरण, खंजन, चकोर, 
हरिणा, शुक, चक्रवाक, कदली, कनक लता, अ्रमर, श्रीफल आदि का वर्णान हैं । 
अंग-वर्शान में उत्कर्ष लाने के लिये आभूषण अ्नुलेपन आदि उपकरणों एवं 
ग्रंग की विशिष्ट चेष्टाओं का ध्यान रखा गया है । आभूषणों में हार, सीसफूल, 
पायजेव, घु घरू, मुरवन, सुलफ, विछिया, ग्रनवट, नीवी डोरी, किकिनी, बाजू- 
बन्द, मु दरी, चम्पाकली, कर्णंकूल, वेसरि, क्ुद्रघण्टिका आदि की जगमगाहट 
व ध्वनि फैलती रही है। इनमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रत्नों की जगर- 
मगर ज्योति और झाभा तन-द्यू ति को वढ़ाकर मोहक एवं मादक वातावरण की 
सृष्टि कर देती है। भ्रनुलेपन के सुगन्धित द्रब्यों में केशर, कस्तूरी, इत्र, कपूर, 
चन्दन तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों के साथ जावक, मेंहदी, कमल पत्र, पान, 
बिन्‍्दी, सिन्दृर आदि लगाकर ग्ंग-शोभा बढ़ाई गई है। अंग की मोहक चेष्टाएँ 
नायिका के सौन्दर्य को बढ़ा देती हैं। मुसकान, वंकिम हृ्टि, श्रेंगराई लेना, 
वाणी का विलास आ्रादि विभिन्न प्ननुभावों ,आ्रादि से अंगों में मोहकता आ जाती 
है । शरीर के रूपरंग, कान्ति, सौकुमार्य गठन, सुडौलता, सुघरता, झ्रायु, तन- 
थूति आदि के वर्णन अंगों में आ्राकर्षण उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि रीतिकालीन कवियों ने नख-शिख वर्णन में अंग-प्रत्यंग, उनमें प्रयुक्त होने वाले 
भ्राभूषणों; साहश्य रूप में लाये गये उपमानों, अनुलेपन एवं गन्ध-द्रव्यों, शरीर 
की मोहक चेप्टाश्रों, भर प्रंगों में वर्तमान कान्ति एवं झआभा आदि का वर्णन 
किया है । भ्रतः स्पष्ट है कि नख-शिख वर्णान में नायिका के अ्रंगों का सौन्दर्य 
पूर्ण कथन होता है। अंगों की सुन्दरता से रति-भाव की उद्दीष्ति होती है । 
यदि नल्ल-शिख द्वारा प्रंग-प्रत्यंग की सुन्दरता वशित न हो, तो ऐसी स्थिति में 
नायिका के उपस्थित रहने पर भी रति भाव के संचार में पूर्ण योग प्राप्त न 
हो । श्रंग-सौष्ठव से ही माधुय॑ श्रौर श्राकषंण की उत्पत्ति होती है। इसी से 
नख-शिख द्वारा सीन्दयं की अभिव्यक्ति हो पाती है। इस नख-शिख का संक्षिप्त 
संकेत यहां किया जायगा । 


रीतिकालीन नख-शिख गत सौन्‍्दय का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु शरीर 
के कुछ श्रंगों के आाकार आदि का सौन्दर्य प्रस्तुत किया जा रहा है। शरीर के 
विभाजन की दृष्टि से उसे तीन वर्गों में बाँट सकते हैं। (१) उत्तमांग-इसके 
भ्रन्तर्गंत मुख्य अंग नेत्र है (२ ) मध्यवर्ती अंगों में स्तन भौर अ्रघोवर्ती पंग में 
नितम्ब भोर चरण भ्रादि हैं। इन्हीं अंगों के वर्णन से रीतिकालीन हृष्टि स्पष्ट 
हो जायगी । 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३०६ 


नेत्र--शारी रिक स्थूल अंगों में सौन्दर्य परक दृष्टि से नेत्र की महत्ता 
सर्व॑मान्य है । इसके लिये प्रयुक्त उपमानों की सौन्दर्य दृष्टि स्पष्ट है। इसी से 
श्रादर्श रूप में नेत्रों के गुणों की कल्पना और वर्णान किया गया है। नेत्र के 
सौन्दर्य वर्णान में कवियों की तीन दृष्टियां रही हैं (१) आकार या रूप परक 
(२) गुरा परक (३) व्यापार परक । 

श्राकार श्रौर गुणा परक हष्टि--श्राकारगत विशेषता की अभिव्यक्ति में 
रूप-साम्य पर दृष्टि रमी है । श्राकार मूलक उपमानों का प्रयोग कम ही हुआ 
है । श्राकार की विशदता का श्रधिक ध्यान रखा गया है। इसमें नेत्रों के लिये 
दीरघ नयन, विशाल लोचन, बड़ी-बड़ी आराँखें, बड़े हग, वतनन लों अँखियानि 
ग्रादि का वर्णन मिलता है। इनसे चाक्षुप आकार मूलक विम्ब-विधान हो 
सका है । कलाकार की अनुभूतियाँ, कल्पना और प्रत्यक्ष-दर्शन द्वारा पूर्वानुभूत 
बिम्बों को जाग्रत करके उसे कलात्मक साँचे में ढालने का प्रयास किया गया 
है । काव्य की यह उपलक्षित चित्र-योजना वर्ण्य वस्तु से आकपंक वन गई है । 
मूर्त चित्रों के आधिक्य से स्पर्श मूलक चित्र का विधान हुआ हैं। इससे उत्तम 
बिम्बों द्वारा सौन्दर्यामिव्यक्ति हों सकी है इसी से इस काल में आकार मूलक 
स्पाशिक विम्बों की श्रधिकता है ।' 


॥ (क) थोड़ी सी सुदेश वेष दीरघ नयन केश, 
गौरी जू सी गोरी भोरी भाव जू की सारी सी । 

री. का. संग्रह पृ. १४८ केशव 
(ख) लोचन लोल विशाल विलोकनि, को न विलोकि भयो वस माई। 
वही पृ. १७७ मतिराम 

(ग) ते हरिदास बसे इन नैननि, एते बड़े हग राधिका तेरे । 
वही पृ. २२४ दास 
(च) 'बेनी प्रवीन' बड़े-बड़े लोचन बाकी चितोन चलाकी की जोर है। 
साँची कहैं ब्रज की जुबती, यह ननन्‍द लड़ंतो बड़ो चित चोर है। 
वही पृ. २४६ 
(२) कानन लौं प्रेंखिया ये तिहारी हथेली हमारी कहाँ लगि फैलिहैं, 
मूंदे तऊ तुम देखति हो, यह कोरे तिहारी कहां लीं सकेलिहैं । 
वही पर. ३८७ 
(४) ठाड्े हो तो सों कहोंगी कछू, अरे ग्वाल बड़ी-बड़ी आंखिन वारे 

वही पृ. २६६ रघुनाथ 


३१० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


रीतिकाल में नेत्रों की गुणपरक हृष्टि को बताने के लिये उसके वर्ण 
का कथन हुग्ना है । श्वेत, श्याम और रतनार नेत्रों द्वारा आकर्षण उत्पन्न किया 
गया है। कमल आदि उपमानों के माध्यम से आकार और णशीतलता की 
व्यञ्जना की गई है । इसमें गुण साम्य की मद्तत्ता व्यक्त की गई है । सारूप्य- 
मूलक अलंकारों में गुण का ही समावेश होता है। नेत्रों के गुणों में लज्जा 
प्रनुराग, रसाद्रं ता आ्रादि हृदय की आन्‍्तरिक अनुभूतियां वरित हैं । लजीली 
रसीली, छके हग, गरुवाई भरे नयन, आसव-घूमरे नयन आदि का वर्णन है। 
श्राकार से उनके बाह्य गुण और विशेषताग्रों से उनके आन्‍्तरिक ग्रुण का 
संकेत किया गया है । नेत्रों की सौन्दर्य सत्ता वस्तुनिष्ठ रूप में स्वीकार की 
गई है । इससे उसके गुणा परक सौन्दयं का ज्ञान हो जाता है । नेत्रों के व्यापार 
परक वर्णन में उसके प्रभाव के बारे में लिखा गया है। इसमें नेत्रों की क्रियाओं 
का वर्णान क्रिया गया है। इसका आधार क्रिया साम्य है परन्तु इसके प्रभाव 
की व्यझ्षना में रूप और गुणा साम्य की महत्ता भी स्वीकार की गई है। नेत्र 
व्यापार से उत्पन्न प्रभाव दो प्रकार का है (१) प्रियता मूलक (२) मादक । 
दोनों ही प्रतिक्रियाएं सौन्दर्य के श्राधार पर अनुभूतिमूलक क्रियाएँ है । इससे 
ग्राश्रय के मन की भावनाएँ स्पष्ट होती हैं । विशाल नेत्र से वशीभूत होने का 
वर्णन है। कहीं-कहीं नेत्र व्यापार द्वारा सचमुच में शरीर पर प्रभाव व्यक्त 
कर दिया गया है ।7 ऐसा वर्णान विशेष ग्राह्य नहीं माना जाता है | यह 
बर्णान मजाक जैसा प्रतीत होता है। नेत्रों के चितवन के प्रभाव को विषमूलक 


(४४) घूृ'घट उघारि मुख लखि-लखि रहै एक, 
एक लगी नापन बड़ाई श्रेँखियान की । वही ४०२ शंभरु 
(शा) साँवरे सुन्दर रूप भ्रनूप रसाल बड़े-बड़े चंचल नैन री । वही देव 
3 (क) राधिका के हगखेल में, मू दे नन्दकुमार । 
करनि लगी हग कोर सों, भई छेद उर पार । 
री. का. संग्रह पृ. १८० 


(ख) पैने, अनियारे पे सहज कजरारे चख, 
चोट सी लगाई चितवनि चंचलाई की । 


री० का० पृ० २०५ देव 


(ग) काजर दे जनि ए री सुहागिन । आँगुरी तेरी कटेगी कटाछन । 
रीति काव्य संग्रह पृ० ३६७ मुबारक 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३११ 


बताया गया है ।' नेत्र के प्रियतामूलक प्रभाव में उसकी गुणपरक दृष्टि ग्रपनाई 
गई है । नेत्र घनसार के समान शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं ।2 इससे 'मूठि 
सी मार' दी जाती है । 'नेक चिते तिरछी करि दीठि चलो गयो मोहन मूठि सी 
मारे । 3 नेन्न के अनेक व्यापारों में देखना, हँसना, रोना, क्रोध प्रकट करना, 
मोह लेना, लज्जा करना, गंभीर बनना ग्रादि वर्ित है | भावों के वाहक रूप 
में नेत्र-व्यापार की महत्ता निविवाद है। इन क्रियाग्रों से शोभा बढ़ती है और 
रूप निखर कर सबको लुभा लेने में समर्थ हो जाते हैं। इसीसे नेत्रों की चपलता 
चंचलता और लालचीपन का ग्रनोखा सौन्दर्य वर्शित है ।। ललित किशोर जी 
ने एक ही छुंद में नेत्र के सभी गुणों का वर्णन एक साथ कर दिया है ।९ 
इससे स्पष्ट है कि नेत्रों के इन बहुमुखी व्यापारों से नायक या नाथिका दोनों 
के ही सौन्दर्य की वृद्धि होती है और प्रेम का उद्दीपन उचित रीति से हो जाता 
हैं । नेत्रों की स्थिति मुख पर होते से मुख की महत्ता का वर न भी हुआ है । 





7 कान्ह बुरो जिन मानों तिहारी, बिलोकरि में विष बीस विस है । 
केशवदास संग्रह पृ० १४६ 
2 (क) एक घरी घन सों तन सौं, ग्रखियानि घनो घनसार सो देंगो। 
मतिराम 
(ख) सीरे करिवे को पति नैन घनसार कंधों, 
बाल के बदन विलसत मृदुहास है। मतिराम 
5. रीतिकाव्य संग्रह पृ० रेरेर 
« चंचल चपल ललचोहैँ हग मूदि राखि, 
जौं लौं गिरधारी गिरि नख पर घर हैं री । 
5 लजीले, सकुचीले, सरमीले, सुरमीले से, 
कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं । 
रूप के लुभीले, कजरीरे, उनमीले, 
बरछीले, तिरछीले से फेंकीले भर वसीले हैं । 
“ललित किशोरी” अमकीले जरबीले मनो, 
प्रति ही रसीले चमकीले ओ्रौ रंगीले हैं । 
छबीले, बँकीले श्र्नीले से नसीले श्राली, 
नैना नंदलाल के नचीले भ्रौ नुकीले हैं । 
“आँख और कविगण पृ० २६६ जवाहर लाल चतुर्वेदी:साहित्य सेवा 
सदन, काशी सं. १६८६ वि०, 


३१३ मध्यकालौन हिन्दी कृष्ण-काब्य में रूप-सौन्दर्य 


मुख--प्रेम-व्यापार में आन्तरिक भावनाग्रों की बदलती हुई स्थिति 
का स्पष्ट प्रभाव मुख द्वारा लक्षित हो जाता है। मुख ग्राकपंण का केन्द्र है, 
ज्ञानेन्द्रियों का संगम स्थल है, भावों के वहन करने का माध्यम हैं और प्राइृष्ट 
कर लेने का प्रमुख साधन है। विभिन्न अंगों और भंगिमाओ्रों में श्राह्मत और 
निषेघ का मुख ही संचालक है । सात्विक अलंकारों की शोभा मुख पर विरा- 
जती है । शोभा विधायक ग्रन्य गुणा मुख पर ही विकास पाते हैं। इससे मुख- 
ञ्छवि का विवेचन स्वयं होने लग गया था । मुख की गुणपरक विशेषताओ्रों का 
वर्णान सभी कवियों ने किया है । कमल की कोमलता, शरद की ज्योत्स्ना, 
गुलाब की सुगन्धि, रति का रूप, स्वर्ण की कान्ति श्रौर सुधा का स्वाद लेकर 
मुख का निर्माण हुआ है, जिसकी शोभा निरखकर कृष्ण भी चेरे वन जाते 
हैं ।! मुख पर ही शोभा, कान्ति, दीप्ति, आदि की चमक दिखाई पड़ती है । 
मुख पर कपोलों की लालिमा, श्रौर गोलाई की शोभा का वर्णा न है । हंसते से 
कपोलों का प्रभाव व्यञ्जित है। “कीन॑ “'मतिराम' विहसौंहे से कपोल गोल 
बोलन भ्रमोल इतनोई दुःख दे गई ।” ठाकुर की हृष्टि इस शोभा पर ठहर 
नहीं पाती “ठहर नहीं डीठि फिरे ठठकी, इन गोरे कपोलन गोलन पे ।”£ 
श्रीकृष्ण इन्हें दपंणा समझकर श्रपना प्रतिविम्ब देखते हैं । प्यारी के गोल 
कपोल मन को मुग्घ कर लेते है, “लेत मन मोल कहे हृगन के तोल ऐसे, गोरे- 
गोरे गोल बने प्यारी के कपोल हैं ।* गोराई के साथ सोने की आरसी कहकर 
उसके चिकने पन झ्रौर पारदर्शी गुण का संकेत किया गया है । “सुबरन आ्रारसी 
के सीसे से श्रमोल कंसे गोरे-गोरे गोल हैं कपोल अलबेली के ।'+ स्पप्ट है कि 
कपोल की सुन्दरता के लिये मृदुता, कोमलता, सुकुमारता और कान्ति के साथ 
उसकी गोलाई की महत्ता है । सम्पूर्णा रूप में कहा सकता है कि ऊर्ध्वागों में 
नेत्र-मुख कपोल।दि काम-साधक प्रंग होने से श्राकपंण के केन्द्र हैं और इन्हीं 
के सौन्दर्य का सभी सौन्दर्य में प्रमुखतम स्थान है । 


मध्य भाग के झ्रगों में स्तनों का महत्त्व निविवाद है। मुख्यत: इसके 
ग्राकार और गुण का वर्णांन है। इसके आकार वर्णान में क्रमश: विकास क्रम 
का ध्यान रखा गया है। काम सहायक अंग होने के कारण यौतोत्त जक उपा- 


रीति काव्य संग्रह पृ० ३६३/२८ ठाकुर 
रीतिकाव्य संग्रह पृ० ३५६ ठाकुर 
रस-रत्नाकार पृ० ६५४६ 

रस-रत्नाकार पृ० ६६० 


हे. ७ 9 +#+ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३१३ 


दान के रूप में इनका ग्रहण किया गया है । कमल, पूगफल, विल्व, गुच्छ, 
कुम्भ, पहाड़, घड़ा, शिव, चक्रवाक, जंबवीर आदि उपमानों में आकार की 
महत्ता स्वीकार की गई है। इन उपमानों द्वारा इन्हें उन्नत, पुष्ट, विस्तृत, 
विशाल और हृढ़ बताने की चेष्टा की गई है । नख-शिख के आ्राकार परक 
वर्णन के अतिरिक्त स्तनों के निरपेक्ष सौन्दर्य वर्णन में इसे नारी के शोभन और 
श्राकर्पक श्रवयव के रूप में स्वीकार किया गया है । स्तनों के अंकुरित और 
क्रमश: विकसित होने में आकपंरा और योवन का विकास व्यक्त होता है । 
यौवन के प्रतीक इन स्तनों को देखकर नायक के ग्राकपंणा और रीक की बात 
बताई गई है ।! इससे नायिका की अवस्था का सकेत मिलता है । “उचके कुच 
कोर' “उठती छतियाँ' आ्रादि का प्रयोग उसके वय: सन्धिकाल के अछूते सौन्दर्य 
को व्यक्त करता है। चक्रवाक, शिव, घड़ा जंसे उपमानों से पूर्ण यौवन का 
बोध हो जाता है । 

रीतिकाल में स्तनों के सौन्दरय॑-वर्णान में दो हप्टियां अपनाई गई हैं । 
(१) नायक का ग्राकर्षण (२) प्रेमोत्त जक व्यापार और गनुभावों की झ्भि- 
व्यक्ति रूप में स्तनों के सौन्दर्य का वर्णान । इन व्यापारों से शारीरिक आकर्षण 
का ज्ञान होता है| श्रनुभावों से मानसिक ग्राकर्पण की अभिव्यक्ति होती है। 


7 (क) राधा महरानी जी के सुन्दर उरोज श्राछे, 
जाकी छवि देखि रीम॑ नन्‍्दजी के लाला है। 
श्री राधा जी का नख-शिख । कालिका प्रसाद स्वणंकार 
मतवाक्विन प्रेस इलाहाबाद सन्‌ १६६६ ई० 
(ख) उचके कुच कोरन पे पदुमाकर ऐसी छवि कछु छाई रही । 
ललचाइ रही सकुचाइ रही, मुख नाइ रही, मुसकाइ रही । 
(ग) एरी वृषभानु की कुमारी तेरे कुच किघो, 
रूप ग्रनुरूष जातरूप के करस हैं । 
केशवग्रन्थावली । पृ० २०१ हि० ए० १६५४ 
(घ) याही है प्रमान 'तोष उपमान आ्रानप्यारी, 


तरुनाई तरु ताके फल कुच तेरे हैं। 
रस-रत्नाकार पृ० ६३७ 


(&) सोहत रंग अनंग की प्रंगनि, श्रोप उरोज उठे छतिया की । 
जोबन ज्योति सी यों दमक, उकसाइ दई मानो बाती दिया की । 
सनेहसागर पृ० ४६ 

(च) प्रज्भादर्श-छंद ३१-रंगनारायणपाल भारत जीवन प्रेस सव्‌ १८६३ ई० 


३१४ मध्यकालीन हिन्दी कुप्ए-काव्य में रूप-सौन्दये 


नख-शिख के ग्रन्तगंत शारीरिक ग्याकर्षण की ही चर्चा की जाती है । शारीरिक 
सौन्दर्य का यह वर्णान सभी कवियों ने उत्त जक रूप में किया है । इसकी 
प्रभाव मूलक व्यज्जना ग्रपूर्व हैं । मध्य भाग के अन्य अंगों में वाहु, हाथ, 
नाभि, त्रिवली, रोमावली, कटि, पीठ आदि का वर्णन है। इन अंगों के वर्णान 
में प्रायः परम्परा-निर्वाह का आग्रह ही अधिक दीख पड़ता है । इनका सौन्दर्य 
परक आ्राकपक वर्णन न होकर कथन में उपमानों के झाधिक्य की व्यञ्जना 
ही भ्रधिक मिलती है | इससे इनके स्वरूप का चित्र-विघान नहीं होने पाता 
केवल पाण्डित्य या चली ञ्राती हुई परिपाटी का अनुसरण मात्र हो जाता है। 


अ्धोभाग के प्रंगों में भी परम्परा का पालन ही दीख पढ़ता है । इनमें 
कमर के नीचे के अ्रंगों का वर्णन होता है। इनमें जंघा, नितम्ब, लंक, पद, 
कटि आदि की अग्रनोखी कल्पनाएँ की गई हैं इन कह्पनाग्रों द्वारा लाये गये 
उपमानों के माध्यम से सौन्दर्य का विम्व॒ उपस्थित नहीं होता अपितु चमत्कार 
की प्रवृत्ति ही लक्षित होती है । नीवी, कटि और नितम्बों के वर्णान में कल्पना 
की उड़ान का सहारा लिया गया है ।? सोन्दय-चित्रण पर दृष्टि रम नहीं 
सकी है। कल्पना और अलंकार का आग्रह अधिक है, इसके उपमान रूप में 
चत्रवाक, द्विप, रूप का नगाड़ा, रतिश्रम थामने का ठौर, कामदेव के दरबाजे वा 
चबूतरा भर तम्बूरा कहा गया है। कटि-सौन्दर्य में उसकी क्षीणता की ओर 
दृष्टि गई है । इसके लिये केहरि, कटि, मृणाल के तार, मकरी के तार, भ्रादि 
उपमानों का सहारा लिया गया है । केशव ने इसे कपट जैसे अमूर्त अस्तित्व 
के समान कहा है “कोन है संवारी वृषभानु की कुमारी यह, तेरी कटि निपट 
कपट कंसो हितु है ।” तोषनिधि के अनुसार इसका भस्तित्त्व ही नहीं है ।? 
ऐसे वर्णनों द्वारा काव्यात्मक बिम्ब-विघान नहीं हो पाता है। भ्रतः स्पष्ट है 


3 (क) राधिका के बरने को नितम्बनि हारि रही रसना कवि जे तके । 
क॑ नृपशंभु जु मेरु की भूमि में रेत के क्रा भये नदी सेत के । 
कैघों तमूरन के तबला रंगि श्रौंधे घरे कवि रंभा के लेत के । 
कंचन कीच के पाथे मनोहर क॑ भरना है मनोज के खेत के । 

नख-शिख पृ० ४ नृपशंभ्रु 
(ख) रस-रत्नाकर पृ० ६२८-६२६ 


9 जैसे भूमि अम्बर के मध्य में न खंभ कोऊ, 
तैसे लोल लोचनी के अंक में न लंक है । 


रौतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३१५ 


कि इन प्रंगों के वर्णन में क्षीणता, कोमलता आ्रादि का संकेत कर दिया गया 
है, परम्तु कवियों की हृष्टि इसमें रम नहीं सकी हे । यही कारण है कि सौन्दर्य 
का चित्र-विघान नहीं हुआ है। केवल अंग-वर्णान से सन्तुष्टि मात्र हो 
जाती है । 
निष्कर्ष 

उपयुक्त वर्णन के आघार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि 
किसी भी युग में किये गये नख-शिख का ग्रन्तिम उूं श्य शज्ञार के आलम्बन 
के सौन्दर्य का वर्णन है। साहित्य में श्रधिकांश सौन्दयं-चित्र रमणी को ही 
अपना झ्ालम्बन बनाते हैं । रीतिकालीन साहित्य में नख-शिख वर्णन की एक 
वैज्ञानिक पद्धति है, जो ग्रन्य क्रिसी दाल के साहित्य में उपलब्ध नहीं है । 
सभी प्रंगों के वर्णन में शरीर के अनुपात का ध्यान रखकर सौन्दर्य की भ्रभि- 
व्यक्ति करना नख-शिख के नाम से प्रसिद्ध है । सौन्दर्य की सूक्ष्म चेतना के साथ 
अ्रंगों की वारीकी श्र उसे समभाने के लिये नई-नई कल्पनाओ्रों का उद्भव 
हुम्रा है । सौन्दर्थाभिव्यक्ति की यह परम्परा नख-शिख-देवरति-प्रौर शिख- 
नख-मानव-रति-इन दो पद्धतियों में रही है। रीतिकाल में कवियों ने नख 
से शिख तकया शिख से नख तक इन दोनों ही वर्णन-प्रणालियों को 
श्रपनाया है । 


अंग-वर्णान की इस प्रणाली में कवियों के दो हृष्टिकोण दीख पड़ते हैं । 
प्रथम अंगों का सहज और भ्रप्रस्तुतों के योग से स्वाभाविक वर्णन और दूसरा 
सौन्दर्य-प्रसाधनों के साथ भ्रंग-विशेष की शोभा का वर्णान है । इससे श्रंग- 
विशेष में आभूषणों द्वारा सोन्दर्य की वृद्धि के साथ तत्कालीन अ्रभिरुचि एवं 
श्राभूषणों विषयक सामाजिक प्रवृत्ति का ज्ञान भी हो जाता है । इन दो सिद्धियों 
के साथ रूप-सौन्दर्य को बढ़ाना प्रमुख उद्दं श्य है । नख-शिख की इस परम्परा 
में नायक और नायिका दोनों का ही चित्रण हुआ है । एक श्रोर जहाँ नायिका 
का शारीरिक सौन्दर्य प्रसाधनों से बढ़ता है, वहीं उसके मानसिक सौन्दर्य की 
श्रोर भी दृष्टि गई है। ऐसे स्थलों पर श्रान्तरिक वृत्तियों की चर्चा की गई 
है । इस प्रकार नायक श्रौर नायिका दोनों का ही रूप-वर्णेन मिल जाता है। 
इस वर्णा न में विस्तार एवं कल्पना-बुद्धि का पर्याप्त योग है । चमत्कार की 
प्रवृत्ति भोगवादी दृष्टिकोण को लेकर श्रग्रसर हुई है | कवियों का सूक्ष्म निरी- 
क्षण संवेदद शील रहा है। सौन्दर्याकन के विभिन्न पहलुओं का इन्हें पूर्ण 
ज्ञान था। 

श्रागे चलकर नख-शिख वर्णन में केवल परम्परा का निर्वाह होने लगा 


३१६ मंध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


सीन्दय-निरूपणा के लक्ष्य से हटकर चमत्कार प्रदर्शन की ओर ध्यान आकृष्ट हो 
गया । उक्तिवैचित्र्य, बहुज्ञता प्रदर्शन और श्रनोखी कल्पनाग्रों का सहारा लिया 
गया । नख-शिख वर्णन में अ्लंकारों की महत्ता बढ़ गई। फिर भी इनसे 
व्यक्त होने वाली सोन्दयं-वृत्ति की स्थिति के सम्बन्ध में सन्देह नहीं किया जा 
सकता है । 

सर्वा ज्भ-वर्णंन-- अंगों का वर्ान व्यप्टि और समप्टि दृष्टि से दो 
प्रकार का किया गया है । जहां अंग वर्णन की व्यष्टि प्रधान दृष्टि है, वहां नख- 
शिख की प्रणाली अ्पनाई गई है। समप्टि हृष्टि से सर्वाज्भ का चित्रण हुआ 
है । ऐसे वर्णानों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का एक समष्टिगत रूप उपस्थित 
हो जाता है । सर्वा ज्भ का वर्णान करते हुए कहा गया है कि नायिका का भाल 
चन्द्र जैसा, भूकुटी कमान जंसी, कामदेव के पैने सर जैसे नयन, नासिका सरोज 
जैसी, दशन बिजली जंसे, पंकज से पग, हंस सी गति, सोना जैसा शरीर और 
उसमें सुगन्बि का बास है |! वेनी प्रवीन की दृष्टि में अहीर की छोटी गोरी 
ने करि से चाल, सिंह से कटि, चन्द्रमा से मुख, कौर से नासा, पिक से बेन, 
मृग से नैन, अनार से दांत, बिजरी से हँसी, सर्प से बेनी तथा रति की सम्पूर्ण 
शोभा चुरा ली है। श्रौर अब तो इसने कन्हैया का चित्त भी चुरा लिया है।* 
ऐसे सर्वा ज्भू वर्णानों में सभी उपमानों का कथन हुआ है। यह कथन वस्तु- 
परिगरान की प्रणाली पर होने के कारण वण्यं-वस्तु का बिम्ब-विधान करने में 
स्वथा भ्रसमर्थ है। इस प्रकार के कथनों में परम्परा-निर्वाह का आग्रह अ्रधिक 
दीख पड़ता है । सीधे ढंग से कहे गये इस छन्द में उपमानों का संग्रह मात्र है 
श्रौर ऐसा संग्रह काव्यात्मक दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं माना जाता है । इनमें 
प्रयुक्त उपमानों के गुणों का संकेत मिल जाता है। यथा 'सिंह-कटि' के कथन 
में कटि की क्षीणता का आभास मिलता है। चन्द्रमुख' में चन्द्रमा के प्रकाश 
आर शीतलता का गुण वर्तमान है। श्रतः: इन उपमान परक सर्वा ज्भ-वर्णंनों में 
गुणों का ध्यान रखा गया है। इन गुणों द्वारा शारीरिक सौन्दर्य का संकेत मात्र 
मिल जाता है, विम्ब-विधान की रुचि नहीं दीख पड़ती है, फिर भी इनसे जो 
संकेत मिलता है, रीतिकालीन प्रवृत्तियों को देखते हुए वह उचित ही कहा 
जायगा । 





7. रस-रत्नाकर पृ० ६६८४-६६ 
डे बही पृ० ६६६ 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३१७ 


चेष्टागत सौन्दर्य-- 

आत्मगत सौन्दयं-वरद्ध क उपकरणों के अत्तर्गत आलम्बन ओर आश्रय 
के गुण और चेप्टाप्रों का वर्णान किया गया है। उनमें गुण की चर्चा की जा 
चुकी है। चेष्टाग्रों के द्वारा व्यक्तित्व का आकपंगा ठड़ जाता है। गुणों के रहने 
पर अनुकूल और अ्रिय चेप्टाओं द्वारा रति भाव की उद्दीफ्ति हो जाती है श्लौर 
आआलम्वन अश्रधिक सुन्दर प्रतीत होने लग जाता है । चेप्टाएं दो प्रकार की होती 
हैं--भ्राकपंक और विकर्षक । इन दोनों में ग्राकर्पषक चेप्टाओं से सौन्दर्य उत्कर्ष 
को प्राप्त होता है । संयोग की अवस्था में इन चेप्टाओ्रों की आह्लादमूलकता 
सर्व प्रसिद्ध है। संयोग में इन चेप्टाओं को दो भागों में बाटा जा सकता हैः- 

१. विशेष चेप्टा 

२. सामान्य चेप्टा 

विशेष चेष्टाओ्ों के श्रन्तगंत विभिन्न अनुभावों की गणना होती है। अनु- 
भाव भाव को सूचित करने वाले विकार को कहते हैं। इन विकारों का 
श्राभास सत्त्व सूचक श्रांगिक परिवर्तनों द्वारा होता है । शरीर के इन परिवर्तनों 
भ्रथवा क्रियाग्रों को देखकर मन में वर्तमान रति आदि विभिन्न भावों का ज्ञान 
हो जाता है । वस्तुतः ये सभी क्रियाएँ श्रांगिक ही होती हैं श्रौर इनका सम्बन्ध 
किसी न किसी श्रंग के संचालन अ्रथवा स्पन्दन से रहता है । सामान्य रूप में 
भाव के सूचक इन परिवतंनों को तीन प्रकार की चेप्टाओ्ों में बदला जा 
सकता है। 

१. कायिक चेष्टा । 

२. मानसिक अनुभाव । 

३. वाचिक चेष्टा । 

तीनों प्रकार की चेष्टाओ्ों से मानसिक भावों की ही श्रभिव्यक्ति होती 
है। इन चेष्टाओं की अभिव्यक्ति में शरीर के किसी अंग का संचालन भ्रथवा 
वाणी का उपयोग होता है। शरीर का संचालन श्रथवा विशेष ढंग से उसमें 
परिवर्तन करके भावों को प्रेपणीय बनाने की चेष्टा की जाती है। यह चेष्टा 
भावों को वहन करने एवं प्रेपणीय बनाने के लिए भाषा जंसी ही एक माध्यम 
का कार्य करती हैं। श्रयने भावों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए दो प्रकार के 
साधन प्रयुक्त होते हैं (१) वाणी के प्रत्यक्ष साधन को वाचिक चेष्टा का नाम 
दियां गया है (२) शरीर के विभिन्न प्रंगों के माध्यम से प्रेषित चेष्टाओं को 
का्यिक चेष्टा कहा गया है। इनके श्रतिरिक्त श्रनेक चेष्टाओं हारा मानसिक 
प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष श्रौर सीधा सम्बन्ध रहता है । ऐसी मानसिक भावों की 


झ्श्द मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


अभिव्यक्ति करने वाली चेष्टाग्रों को भी कायिक चेप्टा के ही अन्तगंत मानेंगे । 
हास-परिहास से युक्त ग्रामोद का भाव, प्रेम-क्रीड़ा और छेड़-छाड़ तथा लज्जा 
ग्रौर निषेध आदि को इसी के ग्रन्तर्गत मानेंगे । 
विशेष चेष्टापरक का्यिक श्रनुभाव-- 

रति एवं प्रियता के भाव को उद्बुद्ध करने वाले सौन्दर्य के उत्कर्षक 
शारीरिक अनुभावों को कायिक चेप्टा कहते हैं। इन चेष्टाश्रों से दो उद्द श्यों 
की सिद्धि होती हैं | प्रथम नायक या नायिका के आकर्षण को बढ़ा देना और 
द्वितीय मनोगत भावों को ग्रभिव्यक्त कर देना । इन दोनों उद्दं श्यों की सिद्धि 
के लिए की जानी वाली क्रियाओं को ही कायिक अनुभाव मानते हैं । इनमें 
मुसकान, चितवन एवं कटाक्षपात, अल्हड़ता और तन्‍्द्रा, पद-निक्षेप और गति, 
लज्जा, निषेघ, क्रीड़ा मूलक छेड़छाड़, हास-परिहास झ्रादि की गणना होती है । 
क्रमणः इन्हीं चेप्टाओं को रीतिकालीन काव्य में देखने का प्रयास किया जायगा। 

मुसकान--आ लम्बन के ग्राश्चित विविध चेष्टाओं में मुसकान हृदथगत 
भावों को ग्रभिव्यक्त करके आश्रय को आमन्त्रण देती हुई उसे अपने मोहक 
रूप एवं ग्रनुभावों में ग्रासक्त बना देती है। अघर, ओष्ठ और नेत्रों के ईपद्‌ 
विकास रे मुसकान लक्षित होती है। यह एक झ्राह्नाद मूलक भ्रनुभाव है, जिससे 
मन की श्रनुकूलता और प्रियता का ग्राभ![स हो जाता है। संयोग के प्रसंग पर 
मुसकान उद्दीपक हो जाती है। इससे विशेष प्रर्थ एवं अ्रभिष्राथ की सिद्धि होती 
है । इस गुण के कारण झ्लालम्बन की शोभा और ग्लाकपंणा बढ़ जाता है। यही 
कारणा है कि संयोग के वर्णनों में नायक अ्रथवा नायिका की पारस्परिक मुस- 
कान एक दूसरे को निकट लाने में समर्थ हो जाती है । यह उनके ग्राकपंण की 
उत्कपंक श्रौर सौन्दर्य को बढ़ाने वाली एक प्रिय अभिव्यक्ति है। इसी से रीति 
कालीन कवियों ने मुसकान का वरणंन अनेक विधाओरों में किया है। इनमें प्रभाव- 
मूलक, उपहास-मूलक, क्रीड़ा-मूलक, व्यंग्य-व्यज्जक, सहज और झालंकारिक 
मुसकान आदि भेद देखे जा सकते हैं । 

प्रभावभुलक मुसकान--इसका तत्काल झ्लौर सद्यः प्रभाव पड़ता है। 
नायिका की मुसकान का महत्त्व अधिक होता है। देव ने एक स्थल पर प्रभाव 
मूलकता का अच्छा चित्र अंकित किया है। राजपौरिया का रूप धारण करके 
राधा श्रीकृष्ण को पकड़ लेती है, परन्तु मुसकान उस रहस्य को खोल देती है । 
“छूटि गयो छल सों छबीली के विलोकनि में, ढीली भई भोहें वा लजीली 
मुसकान में ।” यहाँ मुसकान के प्रभाव से ही भौहों की बंकिम स्थिति ढीली 
पड़ जाती है और सम्पूर्ण श्रभिनय का रहस्य प्रकट हो जाता है । 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य | ३१६ 


मुसकान के प्रभाव से गोपी विश्रमित हो जाती हैं। वह श्रीकृष्ण की 
मुसकान रूपी सुधा का पान करके नींद भुला बंठती है, चकित होकर देखती रह 
जाती है श्रोर उसकी दशा निष्कंप दीप-शिखा सी हो जाती है ।!! वह तमाल 
को ही श्रीकृष्ण समककर आलिंगन करने लग जाती है ।£ श्रीकृष्ण का मंद 
मुसकान करते हुए गोपी की ओर देख लेना उसके पांचों भौतिक तत्वों को 
उसके शरीर से निकाल देने का कारण बन जाता है । समीर, नीर, तेज, पृथ्वी 
और आ्राकाश सभी तत्व उसे छोड़कर चत्रे जाने को तत्पर हो जाते हैं ।? नेब्रों 
से जल तत्व और श्वास से समीर तत्व समाप्त हो जाता है। दूसरी गोपी 
श्रीकृष्ण की मुसकान को सम्भालने में अपने को अ्रसमर्थ पाती है श्र त्रिवाचा 
में टेर कर सबको बता देती है ।! इस मुसकान के प्रभाव से गोपी बावली हो 
जाती है । “सखी सब हेंसे मुरकानि, कहूँ देखी मुसकानि वा अहीर “रसखानि' 
की ।”” कु जन-फिरैया श्रीकृष्ण की मन्द मुसकान को देखकर गोपी उनकी चेरी 
हो जाती हैं ।९ 

दूसरी ओर गोपी की मुसकान का प्रभाव श्रीकृष्ण की प्रतिक्रिया में 
भी व्यक्त किया गया है | सांकरी गली में पिक-वयनी नेकु मुड़कर श्रीकृष्ण की 
ओर देखकर मुस्कराते हुए कुछ कहना चाहती ही है कि कृप्ण एक 'काँकरी' 
उसकी श्रोर फेंक देते हैं ॥! इस प्रसंग पर गोपी की मुसकान श्रीकृष्ण को प्रेरित 


7 जा दिन तैं छबि सों मुसक्यात कहूँ निरखे नन्दलाल विलासी। 
ता दिन तें मनहि मन मैं “मतिराम' पिये मुसकानि मुघा सी । 
नैकु निमेष न लागति नैन, चकी चितवे तिय देव तिया सी। 
चन्द्रमुखी न हले न चले, निरवात निवास मैं दीप-सिखा सी। 
रीतिकाब्य संग्रह पृ० १७६ 
9  रीतिकाब्य संग्रह पु० १७७ 
3 सांसन ही में समीर गयो श्ररु श्रांसुन ही सब नीर गयो ढरि ।'!/“*"* 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हेँसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि। 
रीतिकाव्य संग्रह पृ० २०८ छन्द ४३ देव 
$ माई री वा मुख की मुसकान सम्हारि न जैहें, न जंहें न जहैं । 
री० का० सं० ह० ३३२ रसखान 
5 शैकु मुसकानि 'रसखानि” की विलोकत ही, 
चेरी होत एक वार कुजनि फिरेया की। री० का० सं० पृ० ३३१ 
6 मुरि मुसुकाइ के छबीली पिक बनी नेकु, 
करत उचार मुख बोलन को वाँकरी। 


३२० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दये 


करने वाली बन जाती है और उनके मन में छेड़-छाड़ करने का साहस बढ़ जाता 
है । छेड़-छाड़ की भावना को प्रेरित करने वाली मुसकान को क्रीड़ा-मूलक कहा 
जा सकता है । 

क्रीड़ामुलक मुसकान--इसके मूल में पारस्यरिक प्रेम का आधिक्य 
रहता हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास रहता है कि वे आपस 
में छेड़छाड़ की भावना से क्रीडार्थ मुस्करा उठते हैं। श्रेमणविता या रूपगविता 
नायिकाओं में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह उनकी चंचल प्रकृति को 
व्यक्त करती है। इसी से ग्रानन्द के सामान्य क्षणों में मुसकान की यह शोभा 
देखी जा सकती है । होली के अवसर पर पद्माकर ने मुसकान के माध्यम से 
एक सफल चित्र प्रस्तुत कर दिया है ।” रूप गविता की सहज मुसकान का 
वर्णन चिन्तामणि ने किया है, "मदन के मद-माती, मोहन के नेह राती, प्यारी 
मुसकाती आजु डोलति भवन में ।”2 इन सभी उदाहरणों में मुसकान का 
शब्दत: कथन हुआ है । कहीं-कहीं मुसकान अभिधेय न होकर व्यंग्य रूप में 
समक्ष आ्ाती है । 

पारस्परिक क्रीड़ा में नायिकाओं की क्रीड़ा का वर्णन करते हुए रीति 
कालीन कवि श्रपनी अभिव्यञ्जना-शिल्प को भूल नहीं पाता है। कहीं उसका 
मुसकान वर्णन अभिधेय रूप में और कहीं व्यंग्य रूप में श्रपने श्राकपंक सौन्दर्य 
से लुब्ध करने वाली बन जाती है | एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे:-- 

१. भूकुटि मटकाइ गुपाल के गाल में आंगुरी ग्वालि गड़ाई रही । 

'ममारख' कवि री० का० सं० से 
२. ऐसे ही डोलत छल भये तुम्हें लाज न ग्रावत कामरी श्रोढ़ । 


उपयुक्त दोनों ही वर्णानों में नायिका की मुसकान छिपी है। रस पूर्ण 
भावों के वाहक प्रयुक्त इन शब्दों को बिना मुस्कराहट के कहा ही नहीं जा 
सक़ता है । इससे स्पष्ट है क्रि इस वाक्य के उच्चारण में मुख एवं कपोलों का 
ईषद्‌ विकास भ्रवश्य हुआ होगा । ग्रतः यह मुसकान स्वशब्द से वाच्य न होकर 
व्यंग्य रूप में होने से कलात्मक सौन्दर्य प्रौर रति वद्धंक सौन्दर्य दोनों का 


ताक री कुचन बीच कांकरी गोपाल मारी, 

साँकरी गली में प्यारी हाँ करी न ना करी। री० का० सं० पृ० ३६७ 
7 दछीनि पितम्बर कम्बर ते सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। 
नेन नचाइ कही मुसुकाइ लला फिर आइयो खेलन होरी। 
रस-रत्नाकर पृ० ६६७ चिन्तामणि । 


च्ठ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३२१ 


युगपत्‌ ज्ञान करा देती है। रीतिकालीन काव्य में ऐसी पंक्तियाँ ग्रनेक स्थलों 
पर देखी जा सकती हैं । त्रीड़ा मूलक इस मुसकान में सहजता वर्तमान रहती 
है । इसमें वनावटीपन न होकर स्वभावत: ही मुसकान की प्रवृत्ति वर्तमान है । 

सहजमुसकान--सहज मुसकान भ्रवस्था विशेष में अपने ग्राप ही 
स्फुरित होती रहती है। इसमें मुग्धा नायिकाओं की श्रकृत्रिम मुसकान का सहज 
सौन्दर्य वर्तमान रहता है। ऐसी मुसकान प्रायः दो अवसरों पर रीतिकालीन 
काव्य में वशित है (१) मुग्धा द्वारा अपने अंगों को देखकर प्रकट होने वाली 
मुसकान (२) प्रिय की चर्चा या स्मृति मात्र से उद्‌भूत होने वाली लजञामूलक 
मुसकान । 

प्रायः मुग्धाएँ अपने ग्ंगों को देखकर मुस्करा उठती हैं श्रथवा सखियों 
के बीच ऐसा प्रसंग श्राने पर मुसकान स्फुरित हो जाती है । “कहैं हनुमान 
सखियान ते दुराइ, अखियान को नचवे ले मुकुर मुसकाति है। भ्रथवा “काम- 
कला प्रकटी अंग-ग्रंग बिलोकी हेंसी ग्रपनी परछाहीं ।”? इन दोनों उदाहरणों 
में मुसकान का कारण भ्रवस्था जन्य सहज प्रवृत्ति है । 

प्रिय की स्मृति मात्र से लजञामुलक सहज मुसकान के सौन्दर्य का वर्णन 
भी मिलता है । “पिय नाम सुने तिय दोसक तें, दुरिक मुरिक मुसकान 
लगी ।”थ प्रिय का नाम मात्र सुनकर मुसकान की इस प्रवृत्ति में रतिमुलक 
भावना वर्तमान रहती है। इसी भावना का प्रकट रूप मुसकान है । सहज 
मुसकान के इस माध्यम से प्रेम की ग्रभिव्यक्ति हो जाती है । ऐसी मुसकान को 
प्रेम-व्यक्षक मुसकान कहेंगे । 

प्रेम व्यज्जक मुसकान--मुसकान के द्वारा पारस्परिक प्रेम की प्रभि- 
व्यक्ञना और रति भाव का उद्दीपन होता है । काम की भावना के स्फुरित होने 
पर नायिका की मुस्कराहट श्राकर्पण की अ्रभिवृद्धि करने वाली द्वोती है।* 
श्रीकृष्ण की मुसकान को देखने की भावना अभिलाषा के रूप में प्रकट हो जाती 
है । गोपी चाहती है कि कृष्ण एक बार मुस्करा कर मेरी श्रोर देखें ।यह मुसकान 





+ ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद १० २३७ 
डे का गा का है ॥/ 
3. काम्र-कला प्रकटी प्रंग-अंग, विलोकि हँसि भ्रपनी परछाहीं । 
ब्र० सा० का ना० भेद पृ० २३७ 
« “कालिदास' कहै नेक मेरी श्रोर हेरि हँसि, 
माथे धरे मुकुट लकुट कर डारि दे । 


इ२२ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


कपोल एवं भीौहों के विकास से प्रकट हो जाती है। मतिराम ने लिखा है कि 
मधुर कपोल की मुसकान से नन्दलाल निहाल हो जाते हैं।? इससे सहज अवस्था 
के सौन्दर्य के साथ उद्दीपक गुणा का संकेत भी मिल जाता है । प्रेम व्यक्षक 
पारस्परिक अ्नुभाव मूलक चेप्टाड्रों में भौंहों की मुस्कराहट का चित्र बिहारी ने 
बड़े-अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। * मतिराम की 'वृषभानुलली' श्रीकृष्ण के 
नेत्र मिलते ही मुसकान के संग मुख मोड़ कर चल देती हैः-- 

गहि हाथ सों हाथ सहेली के साथ में श्रावति ही वृषभानु लली। 

“मतिराम' सुबात ते प्रावत नीरे निवारति भौरन की अवली | 

लखिके मनमोहन सों सकुची, कह्मों चाहति आपुन ग्रोट लली। 

चित चोर लियो हग जोरि तिया, मुख मोरि कछू मुसक्यात चली। 

इस उदाहरण में मुसकान के द्वारा ग्रन्य अनुभावों के योंग से सफल प्रेम 
का चित्र प्रस्तुत कर दिया गया है । पारस्परिक वार्तालाप में यही प्रवृत्ति दीख 
पड़ती है | भ्रचानक भेट हो जाने पर मुसकान आमन्त्रण देने वाली हो जाती 
है । ,वह साँकरी कुज्ञ की खोरि अचानक राधिका-माघव भेंटि भई । मुसक्यानि 
भली पग्रंचता की अली त्रिवली की बली पर दीठि गई ।”* प्रेम व्यक्षक इस 
मुसकान की अनेक अवसरों पर अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमाधिक्य के कारण 
ही कभी-कभी वचन से उपहास न करके मुसकान द्वारा ही उपहास कर दिया 
जाता है। 
उपहास श्रौर व्यंग्य मुलक मुसकान में नायिका का नायक के प्रति 

अथवा एक सखी की दूसरी सखी के प्रति उपहास की प्रवृत्ति लक्षित होती है। 
उपहास का उद्ं श्य अपमान न होकर प्रेम की प्रभिव्यक्ति ही होती है। ऐसे 
अवसरों पर नायिका अ्रथवा सखी के स्नेह का प्रदर्शन होता है । 


2 नेक मन्द मधुर कपोल मुसिक्‍्यान लगी, 

नेक मन्‍्द गमन गयन्दन की चाल भौ। 

बाल तन योवन-रसाल उलहत सब, 

सोतिन कौ साल भौ निहाल नन्‍्दलाल भौ। मतिराम 

वतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाइ । 

सौंह करे, भोौहनि हंस, दैन कहै,-नटि जाय । बिहारी सतसई 
हँसि-हँसि करें बातें रंगीले दोऊ मदमाते, 

गौर स्याम अ्रभिराम श्रंग-अंग हिय उमंग 


वाढ़ी गाढ़ि श्रति सरस-परस ललचातें । 
ममारख 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३२३ 


उपहास मूलक मुसकान की अभिव्यक्ति अनेक प्रसंगों पर हुई है । 
नायिका के सौन्दर्य को देखकर नाइन विस्मय विमुग्ध हो जाती है। उसकी इस 
दशा को देखकर नायिका की मुसकान में यही उपहास दीख पड़ता है,” जो उसके 
सौन्दयं को और अ्रधिक बढ़ा देता है । इस मुस्कान की प्रेरणा नाइन की मूढ़ता 
में मिलती है । 

'विश्रम' में भी सखी के उपहास का चित्र प्रस्तुत किया जाता है । 
प्रिय के आगमन आरादि प्रसंगों पर त्वरा के कारण भूषण वस्त्रादि का श्रन्य 
ग्रंग में घारण कर लेना “विश्रम' कहा जाता है। इस मुसकान का शब्दतः 
कथन और व्यंग्य रूप में व्यज्जना हुई है | दोनों का एक-एक उदाहरण देखें:-- 
१. बाँध लई कटि सों वनमाल, न किकिनी वाल लई ठहराइक । 

राधिका के रसरंग की दीपति, संग की हेरि हँसी हहराइक ।? 
२. किकिनी के उरहार किये तुम कौन सों जाय विहार करोगी। 

इन दोनों में प्रथम उदाहरण में भेदभरी मुसकान का संकेत किया 
गया है । 

ब्यंग्यमूलक मुसकान में प्रायः विप्रलब्धा नायिका की नायक के प्रति 
तिरस्का रपूर्ण भावना व्यक्त होती है। रति-चिन्हों को देखकर केवल मुस्क राकर 
भ्रथवा मुसकान श्रौर बचन के प्रयोग से अपने ग्राक्रोश को व्यक्त कर देती है ३ 
हँसी के उड़ जाने में क्रोव की अश्रभिव्यक्ति होती है । 'गोत्र-स्खलन' प्रसंग पर 
इस ढंग का वर्णान मिलता है । 

मुसकान द्वारा मान-भंग अथवा पारस्परिक सन्धि का संकेत भी रीति- 
कालीन काव्य में मिलता है। मानिनी रावा के मान को छुड़ाने में सखियां योग 


7 (क) 'देव' सुरूप की रासि निहारति, पाय तें सीस लों, सीस ते पाँयनि । 
ह्व॑ रही ठौरई ठाढ़ी ठगी सी, हेसे कर ठोड़ी दिए ठकुराइनि। 
ब्र० सा० का ना» भेद पृ० २१३ 


3 रस-रत्नाकर पृ० २३२ 
3. श्राव हँसी हमें देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर रोरी । 
एते बड़े ब्रजमण्डल में न मिल, कहूं माँगेहु रंचक रोरी। 
री० का० संग्रह पृ० २४५ 
(४) श्राई उने मुह मैं हंसी, कोपि प्रिया सुर चाप सी भौंह चढ़ाई । 
अ्राँखिन तै गिरे श्रांसू के बूंद, सुहाँसु गयो उड़ि हंस की नांई। 
री. का. सं. पृ० १७७ छंद २३ 


झ्र्ड मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


देती हैं। श्रीकृष्ण आंख मूंद लेते हैं, उसके इस अ्रभिनय को देखकर राधा 
मुसकरा उठती है और दोनों हृदयों में प्रेम का प्रवाह पूर्ववरत्‌ प्रवाहित हो 
जाता है ।! 

उपयुक्त विश्लेपणा से स्पष्ट हो जाता है कि मुसकान के चित्रण में 
रीतिकालीन कवियों ने अपनी प्रतिभा और कल्पना दोनों की सहायता ली है । 
इसके अनेक भेदों में मुसकान की क्रिया मूलकता और गुरा मूलकता पर विशेष 
दृष्टि रमी है। क्रियामूलक मुसकान में उसके प्रभाव, उपहास श्रौर ब्यंग्य, 
क्रौड़ा, प्रेम व्यज्जकता आदि द्वारा मुसक्रान से बढ़े हुए सौन्दर्य का रूप प्रस्तुत 
किया गया है । सहज एवं स्वाभाविक मुसकान के आन्तरिक गुणा और उल्लास 
की ओर कवियों का ध्यान गया हैं। सहज मुसकान में उसके उल्लास, शोभा 
आ्रादि का प्रभाव कपोल और श्रधरों पर दिखाया गया है “हुलास भरी मुसकानि 
लसै, अधघरानि तें ग्रानि कपोलनि जागे ।” 


मुस्कान का वर्णन करने में इस काल के कवियों की दो प्रवृत्ति दीख 
पड़ती हैं:-- 

(१) मुसकान के गुणों का वर्णान-गरुणा का वर्णन करने में जिन 
विशेषणों का वर्णन किया गया है वे क्रियामूलक, उपमानों से युक्त और अन्य 
परिचित विशेषणों से सम्पन्न हैं। क्रियामुलक मुसकान के लिए लजीली, 
हुलासभरी, उपेक्षा करने वाली, मोहक, कुटिल, आदि विशेषणों का प्रयोग 
हुआ है । गुणमूलक मुस्कान में मृदुता, मिठास, माधुय॑, शुश्रता, ताजगी, स्वा- 
भाविकता, मोह-महिमा से युक्त, मुसकान का वर्णन है । मुसकान के वर्णन को 
प्राकपंक बनाने के लिये उपमानों का प्रयोग हुआ है। मुसकान में फूल, गुलकंद, 
दाख शौर कलाकंद की मधुरता, शहद और मिश्री की मिठास, सुधा की सर- 
सता, अमृत फेन और फूल की उज्ज्वलता व ताजगी, कपूर की शीतलता और 
गन्ध द्रव्यों की सुगन्धि देखने की चेष्टा की गई है । 

(२) मुसकान की क्रिया एवं स्वरूप वर्णन में यह स्पष्ट किया गया 
है कि मुसकान चाँदनी सी चू पड़ती है, कोटि चन्द्र की कान्ति को क्षीणा कर 
देती है। श्रपनी मोहकता से सौन्दर्य को प्रकाशित करती है, नायक को रिभाती 


! हग मूदि रहो चितए जुप मान, लला हेँंसि ते हम मूदि रहे । 
मुसकाइ के राधिका आनन्द सों, भुजमाल सौं लाल लपेटि गहे । 
री, का. सं. १६६ छुंद १४ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३२५ 


है, रसिक्रो को प्रभावित करती है, शारदी ज्योत्स्ता के समान फैल जाती है । 
इसकी मिठास से रस चू पड़ता है। हुलासभरी मुसकान अथरों और कपोलों 
पर धथिरकती हुई सम्पूर्ण मुख की शोभा बढ़ा देती है। मतिराम की हँसती 
हुई नायिका चम्पक की लताओ्रों से गिरते हुए फूल की शोभा घारण करती 
है । इससे स्पष्ट है कि शोभा-विधायक चेप्टा के रूप में मुसकान का चित्रांकन 
हुआआ है। ऐसी मुसकान के संग चितवन उसकी सहयोगिनी बनकर नाथिका के 
सौन्दर्य को शताधिक बढ़ा देती है । 

चितवन श्रौर कटाक्षपात-चितवन नेत्रों की झ्राकर्थक चेष्टा है। मुस- 
कान श्रौर चितवन इन दोनों चेष्टाग्रों से नायिका के व्यक्तित्व का आकपंण बढ़ 
जाता है। नायिका की चितवन उसके भावों की वाहिका होती हैं | चितवन की 
ग्रनुभाव मूलक चेट्टा के अन्तर्गत नेत्रों की टकटकी बँब जाना, उनका निरनिमेष 
हो जाना, भौंहों का वंक्रिम हो जाना औ्रौर कटाक्षपात करना आ्रादि क्रियाओं का 
समावेश होता है । चितवन का चित्रण व्यष्टि रूप में प्रौर मुसकान के संग भी 
किया गया है । मुसकान युक्त चितवन की मादकता बढ़ जाती है। चितवन 
मानसिक भावों को प्रकट करने का माध्यम है, जिसका प्रधान साधन नेत्र है । 
भावों के अनुकूल नेत्रों की स्थिति और उनकी गति, संचालन के ढंग आ्रादि में 
अन्तर ञ्रा जाता है । नेत्रों के विकास ग्रथवा संकोच से चितवन की पृष्ठभूमि 
तैयार हो जाती है । रूप के प्राकर्षण-बृद्धि के साथ खिंचाव उत्पन्न होता है । 
यह उद्दीपक चेष्टा है । इससे श्यू गार पूर्ण रस काव्य में महत्व बढ़ जाता है । 
यह प्रेम व्यावार का श्रमुख माध्यम है, जो अ्र,निक्षेप और कटाक्षपात के माध्यम 
से स्पष्ट होता है। रीतिकालीन काव्य प्रेम-भावना पूर्ण काव्य है। इस काल में 
प्रेम के साथक व्यापार के रूप में नेत्र की चेष्टाओं का वर्णन रुचि-सम्पन्नता के 
साथ किया गया है । 

रीतिकाल में नेत्र व्यापार रूप चितवन के बणंन में दो दृष्टिकोशों को 
श्रपनाया गया है। (१) चिंतवन की चेष्टा के श्राधार पर उसके विभिन्न भेद 
प्रौर (२) उसकी मोहकता मूलक मुद्रा का वर्णन । 
ति में स्थिरता होते हुए भी उसमें तन्द्रिल 


मुद्रा मूलक नेत्रों की स्थि 
है । इससे श्रालस्थ झ्ौर तन्द्रा की अभि- 


सौन्दर्य की मादकता वर्तमान रहती 
एम मिलकीमकानम मा 
२ हँसत बाल के बदन में यो छवि कछू अतूल । 


फली चंपक बेलि तें, करत चमेली फूल। री. वा. सं. पृ. १८१/५४ 


३२६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्णा-काव्य में रूप-सौन्दये 


व्यक्ति होती है। यद्यपि यह स्पष्ट रूप से चेष्टा जैसा प्रतीत नहीं होता, फिर भी 
अंगों की स्पन्दनशीलता के कारण इसे चेष्टा मूलक व्यापार के अन्‍्तगंत ही 
स्वीकार किया गया है। तन्द्रा मूलक इस नेत्र-व्यापार का वर्णन श्रालस्य, 
निद्रा, रति-भरक्ता एवं खण्डिता के प्रसंग पर किया गया है। 


प्रात: कालीन बेला में राघा की रूप माघुरी की तन्द्रिलता से उत्पन्न 
रहःकेलि से स्‍लथ और अलसाये नेत्रों का भावमय चित्र प्रस्तुत किया गया है ।7 
रति भुक्ता राधा के नेत्रों का सौन्दर्य अपने अलवेलेपन में अपूर्व है ।* नेत्रों के 
निनिमेष हो जाने में उसकी ग्रनोखी शोभा वर्शित है। खण्डिता प्रसंग पर 
श्रीकृष्ण की तन्द्रिल अवस्था का वर्णन अनेक कवियों ने किया है । 


आआालस्य से उनींदी आँखों के सौन्दर्य को श्री हठी ने देखने का प्रयास 
किया है । “प्रालस्य उनींदी हग मूंदि चटकाइ कर, सुन्दर सुघर सुकुमारि सेज 
सो रही ।”* इन सभी उदाहरणों में आलस्य या आनन्द युक्त मुद्रा का जो 
वर्णान किया गया है, उसमें प्रत्यक्षतः चितवन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
गया है, फिर भी नेत्र के इन व्यापारों श्रथवा स्थितियों में भ्रप्रत्यक्ष रूप से 
नेत्रों की मादकता एवं मोहकता का संकेत मिल जाता है। इन मुद्रात्मक चित्रों 
में सोन्दर्य के साथ ग्राकपंरा व मोहकता है । 

चितवन के प्रत्यक्ष वर्णान में रीतिकाल की ग्रनेक विशेषताएँ हो सकती हैं- 


(१) क्रिया मूलक विशेषता-- इसे व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त विशे- 
षणों में क्रिया का भाव लक्षित होता है। कटीली, लजीली, घातक, भाव- 
व्यञ्जक, हँसीली श्रोर फरकने वाली चितवन में यही विशेषता दीख पड़ती 


2 रतनारी हो थाड़ी आँखड़िया । 
प्रेम छुकी रस-बस अलसानी, जानी कमल की पांखड़ियाँ। 


मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ पृ. १६६ 


१२ बड़ी-बड़ी श्रोखियनि नींद घुरानी । 
भ्रति भ्रनुराग भरी पिय के संग जागत रैन विहानी ।'*** 
भपि-भपि परत छवीली पलक, झारस जुत अरसानी ।"** 
“भ्रलबेली भ्रलि' चित्र रहीं सब नैन निमिष भुलानी । 
झलबेली झली । 


१ श्री राधा सुधा-शतक-६८४८ हठी जी । 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३२७ 


है ।! घातक चितवन के प्रभाव की तीब्र व्यज्ञषनगा रीतिकालीन कवियों ने की 
है । मुवारक कवि तो प्रत्यक्षटः चितवन की घातक चोट का वर्णान करने लग 
जाते हैं ।? एक अन्य कवि ने राधा की चितवन से गिरिराज उठाये हुए श्रीकृष्ण 
के नखों से पर्वत के गिर जाने की आशंका प्रकट की है ।* 

(२) ग्रुण-मूलक विशेषता--चितवन के अनेक गुणों की चर्चा इस 
काल में की गई है । चितवन में वक्र दृष्टि, टेढ़ी चितवन और बंकिम स्थिति 
का सौन्दर्य देखा गया है। चंचल, लुब्घ, रसाल, झ्रालस्ययुक्त, लाज और शील 
सम्पन्न चितवन के मृदुल गुणों के साथ उसकी तीढ्ष्णता का वर्णान भी मिल 
जाता है । कोमल और मृदुल गुण-सम्पन्न चितवन मुग्घा नायिकाग्रों में अ्रधिक 
देखी जाती है “हग लागे तिरछे चलन पग मन्द लागे” जैसी पंक्तियों में यह 


7 (क) सोभा वरसीली सुभ सील सों लसीली, 


सु रसीली हेंसि हेरं हरे विरह्‌ तपति है। घन आ्रानन्‍्द 
(ख) मद जोवन रूप छकी ग्रेखिया, श्रवलोकनि श्रारस रंग-रली । 
घन आनन्द 


(ग) बड़ी ग्रेखियानि में श्रंजन रेख, लजीली चितौनि हियो रसपागे। 
(घ) सांकरि खोरि में कांकरी की करि चोट चलो गयौ लौट निहारौ । 
पदुमाकर 

(ड) वृषभानु कुमारि की ओर, विलोचन कोरनि सों चितवे । 

चलिवै को घरै न करे मन नेकु, घर फिर-फेरि भरे रितव । 'देव' 

(च) फरक॑ लगी खंजन सी अ्रेंखियाँ, भरि भायन भौंह मरौरे लगी। 
ह्विजदेव 
2. कानह की बाँकी-चितौन खुभी, कुक्रि काल्हि की ग्वारिन झांकी गवाच्छिन। 
काजर दे री न एरी सुहागिन, ब्रॉगुरी तेरी कटेगी कटाच्छिन । 


आँख श्रौर कविगण पृ. १२ सं. जवाहर लाल चतुर्वेदी । 
साहित्य सेवा सदन काशी सं. १६८६ 


2 (क) चंचल-चपल-ललचोौहें-दग मूदि राखि, 


जौं लॉ गिरघारी गिरि नख पे घर हैं री । वही पृ. १६ 
(ख) तेरे नैनि, तेरे बस नांहीं कहां सांची मैं, 
लाल, ललिचैहैं लखि रूप को उजारी री। 

स्वेद कम्प हैँ हैं गिरि गिरिहेँ अ्रबसु श्राजु, 

लगिहूँ री कलंक, लोग दैहैं तोहि गारी री । वही पृ. १६ 


शरद मंध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


प्रवृत्ति लक्षित होती है । भावों की बोधक चितवन में भोंहों की मरोड़ द्वारा इस 
प्रकार की प्रवृत्ति का वर्णान है। 'कुह्मित अलंकार' में भौंहों की ऐसी ही दशा 
का चित्रांकन हुआ है-- 
१. सैननि चरचि लई, गातनि थकित भई, 
नैननि में चाह करें वेनन में नहियाँ । मतिराम 
२, भौंहनि त्रासति मुख नटति, आँखिन सों लपटाति । बिहारी 
इन दोनों ही उदाहरणों में निषेध मूलक स्वीकृति के भाव की अभि- 
व्यक्ति सैन एवं भौंहों की मरोड़ द्वारा व्यक्त किया गया है| ये दोनों चितवन 
मूलक व्यापार ही हैं । 
(३) प्रभाव मूलक चितवन में इसके ऐसे गुणों की चर्चा की गई है, 
जिसका प्रभाव नायक या नायिका पर तत्काल पड़ जाता है। इनमें दांव न 
चूकने वाली चितवन ओर आक्रोश व्यक्त करने वाली चितवन का वर्णन है । 
१. मद भरी श्रेखियाँ लाल तिहारी । 
तिन सों तकि-तकि तीर चलावति, बेघति छतियाँ आनि हमारी । 
नागरीदास-भ्रांख और कविगण २२ 
२. माँज “मुवारक' दे विष अ्ंजन, सीधे से बींघे ह॒द॑ घनश्याम के । 
बान-चितै हग तेरे पियारी, रहे सर काम के, न एकहु काम के । 
झांख और कविगण पृ. १८ 
क्रोघ को व्यक्त करने में भौँहों की भंगिमा का वर्णन होता है |! 
उपयुक्त विचारों से स्पष्ट है कि चितवन का अनेक विध रूपों में 
सौन्दयं वर्णित है । मुसकान और चितवन से संयुक्त होकर लज्जा नायिका के 
सौन्दयं को बढ़ाने में महत्त्वपूर्णा कार्य करती है । 
लज्जा--नाथिकाओरों में लज्जा शील-सम्बन्धी भूषण एवं मुख पर 
प्रपूर्व श्राभा उत्पन्न करने वाली होती है। इसे कुलवती स्त्रियों का श्रलंकार 
माना जाता है। लज्जा का मूल सम्बन्ध स्त्रियों की अवस्थाओ्ों से रहता है । 
वयः सन्धिकाल में इसका आधिक्य ओर क्रमशः अवस्था के साथ इसकी न्यूनता 
होती जाती है। लज्जा की मूल ग्रेरणा शज्भार भाव भ्रथवा भय से उदूभूत 
होती है । मुग्घा नायिकाझ्रों में लज्जा की अधिकता झौर काम की त्यूनता 


3 जागि परी 'मतिराम' सरूप गुमान जनावति, भोंह के भंगनि। 
लाल सो बोलति नाहिन बाल, सुपोकृति आँख अंगोछति श्रेंगनि । 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य डर 


होती हैं । क्रमशः बढ़ती हुई श्रवस्था के साथ मध्या और प्रौढ़ा में काम की 
श्रधिकता और लज्जा की न्यूनता होती चली जाती है। लज्जा के बाह्य- 
व्यञ्जक तत्त्वों में मुख की लालिमा, नेत्र एवं मु का नत हो जाना और मुख 
का फेर लेना आता है। श्ज्ञार वर्णन में आवेश के कारण मुख पर रक्त का 
दौरा बढ़ जाने से लालिमा मुख की शोभा को बढ़ा देने में सहायक होती है । 
यह कुलवती स्त्रियों की सचरित्रता को व्यक्त करती है, परन्तु सभी स्त्रियों 
में न्यूनाधिक्य मात्रा में लज्जा शोभा की विधायिका बन जाती है । श्वज्धार 
भाव के अतिरिक्त लज्जा का उदय भय अ्रथवा अपराब भावना से भी होता 
है। इसमें वय की कोई सीमा नहीं होती परन्तु अपरावमूलक लज्जा 
सौन्दर्य वद्ध क चेप्टा के ब्रन्तर्गत नहीं ग्राती है। बह एक प्रकार की आझात्म- 
ग्लानि है | ग्रत: इसका वर्णन न करके केवल श्वज्ञार मूलक लज्जा का 
विश्लेषण होगा । 

रीतिकालीन साहित्य में श्ज्ञार मूलक लज्जा की आकर्षक चेप्टाओं 
का सूक्ष्मता के साथ वर्णान किया गया है। लज्जा का वर्णान प्रायः दो रूपों 
में किया गया है (१) कथ्य मात्र में लज्जा का ग्रभिधेय रूप (२) ग्रनुभावों 
के माध्यम से व्यंग्य रूप में लज्जा का संकेत । 

कथ्य मात्र में लज्जा का कथन अ्रभिथा से होता है । इसका ज्ञान 
आ्राश्रय या श्रालम्बन के श्रनुभावों से न होने के कारण'"यह्‌ लज्जा निरूपण 
का उत्तम ढंग नहीं माना जा सकता है। इसमें दर्शन जन्य आनन्द की श्रनु- 
भूति नहीं होती भ्रपितु कवि ग्रथवा आश्रय के कथन से लज्जा का श्राभास 
मात्र हो जाता है। दोनों का एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा :-- 

१. श्याम रूप सागर में नैनवार पारथ के, 

नाचत तरंग अंग-अंग रंगमगी है । 

काम पौन प्रवल धुकान लोपी लाज तात॑, 

श्राज राघे लाल की जहाज डगमगी है। 

२. लाजनि ते गड़ि जात कहूं, पड़ि जाति कहूं गज की गति भाई । 

बैस की थोरी, किसोरी हरे हरे या विधि नन्‍्द किशोर पै ब्राई ।* 

इन उदाहरणों में भ्रनुभावों द्वारा लज्जा का चित्रांकन नहीं हो सका 
है । इससे लज्जा का विम्ब-विधान नहीं होने पाता है। इस प्रकार के लज्जा 








7 मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियाँ से-सुन्दरि कु वरि बाई । 
2  “नवरस,' पद्माकर-२०६, सं. गुलावराय, ना० श्र० सभा, श्रारा । स. १६६० 


३३० मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


के वर्णन में लज्जा मूलक सरसता की साकारता नहीं थ्रा पाती है | इसीसे रीति- 
कालीन कवियों ने इस ढंग से इसका वर्णान कम ही किया है । इसके स्थान 
पर अनुभाव मूलक लज्जा का वर्शान ही अधिक मिलता है । 

अनुभाव मूलक लज्जा--मानसिक भावना की अभिव्यक्ति में लज्जा 
महत्त्वपूर्ण कार्य करती है । यह मन की बाह्य चेप्टा है, जो नेत्रों के माध्यम से 
प्रकट हो जाती है इससे नारी के सौन्दर्य की कमनीय कल्पना स्वतः ही होने 
लग जाती है । 

व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ाने में लज्जा आवश्यक चेष्टा होती है । 
प्रायः नेत्र या चितवन के वर्णान प्रसंग पर लज्जा का ग्राभास भी मिल जाता 
है ।7 लज्जा भीनी चितवन में अपूर्व मादकता होती है । इसके प्रकट होने पर 
नेत्रों के विकास, मन की प्रफुल्लता और अंगों के संकुचित होने का चित्र 
मिलता है। इस लज्जा के वर्णन में अनेक प्रसंगों की अ्रवतारणा रीतिकालीन 
साहित्य में हुई है । 

(१) ग्रुरुजनों के सानिध्य में प्रिय दर्शन-जन्य लज्जा । 

(२) स्वाभाविक लज्जा । 

(३) रति-चर्चा से उत्पन्न लज्जा । 

(४) श्ज्ञारिक चेप्टाओं में भयमूलक लज्जा । 


लज्जा के इन प्रसंगों का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
ल जा का निसर्गंगत श्रोर लोक सानिध्य से उत्पन्न स्वरूप हो सकता है। निस- 
गंगत या स्वाभाविक लज्जा भश्रन्य व्यक्ति की पग्पेक्षा नहीं करती, अपितु वयः 
सन्धि काल में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। मुग्घा नायिकाओं में इसके कारण 
उनके मुख की शोभा बढ़ जाती है। उनकी क़ियाप्रों में एक भ्रनोखापन आ 
जाता है ।* प्रिय के सानिष्य में मुख पर सहज लालिमा फैल जाती है। बह 
प्रगों में समेट लेना चाहती है। नवयौवना के सुकुमार बदन पर लाज की 


2 (क) लाजनि लपेटी चितवन चित भाय भरी, 
लसति ललित लोल चख तिरछानि में । 

(ख) लाज बड़ी बड़ी सील गसीली, 
सुभाय हंसीली चिते चित लौपे । 


3 इते उते सकुचित चित, चलत डुलावत बाँह । 
दीठि बचाइ सखीन की, छिनुक निहारत छाँह ॥ बिहारी 


रीति-काल में रूप-सोन्दर्य ३३१ 


ललाई, अंगों का संकोच और रोमाज्व उसकी शोभा को बढ़ा देता है। वह 
इन्द्र वघूटी के समान संकुचित हो जाती है ।! कहीं-कहीं प्रिय से छिपाने में 
भी यही लज्जा दीख पड़ती है। लजीली ललना अपने कन्त को अपनी ओर 
निरखती हुई देखकर लज्जा के कारण उन्हें देख नहीं पाती है। परन्तु उसे 
दूसरी ओर देखते जानकर स्वयं देखने लग जाती है ।* ऐसे प्रसंगों पर लज्जा 
का प्रत्यक्ष रूप उपस्थित हो जाता है। मुग्धा या मध्या नायिकाग्रों में इस 
प्रकार की लज्जा का प्रावल्य दीख पड़ता है । 

अन्य सन्निधि से उत्पन्न होने वाली लज्जा में लोक-मर्यादा व स्वाभा- 
विकता दोनों ही वनी रहती है । रह केलि स्वयं में भी एक गोपनीय क्रिया है । 
इस क्रिया की गोपनीयता में एकान्त भाव की नितान्त आवश्यकता होती है, 
परन्तु एकान्तता भंग होते ही उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। इसीसे 
लज्जा का स्वाभाविक रूप से उदय हो जाता है। यह लज्जा अनेक रूपों में 
दीख पड़ती है । 


गुरुजन के सानिध्य में लज्जा के स्वाभाविक उदय का चित्र अनेक 
कवियों ने प्रस्तुत किया है । 
१. जाति हुती ग्रुरु लोगन में, कहुं ग्राइ गये हरि कुज्ज गली में। 
लाज सों सौंहे चित॑ न सकी, फिरि ठाढी भई लगि आली श्रली सों । 
२. बठी हुती गुरु मण्डली में, मन में मन मोहन को ना बिसारति । 
त्यों 'नन्दराम' ज्रू झ्राय गये बन ते, तह मोर पखा सिर घारत । 
लाज त॑ पीठ दे बंठी वधू, पति मातु की आंखि ते श्रांख न टारत । 
सासु की नैननि की पुतरिन में प्रीतम को प्रतिविम्ब निहारति । 
उपयुक्त उदाहरणों में स्पप्ट है कि अन्य के सानिध्य में भी प्रिय को 
देखने की इच्छा बनी रहती है, परन्तु इस इच्छा की पूर्ति लज्जा के कारण अन्य 
माध्यम से कर ली जाती है । प्रिया श्रियतम की पड़ती हुई छाया को सास की 
नेत्रों की पुतली में देख लेती हे । 


7 ज्यों-ज्यों परसत लाल तन, त्यों-त्यों राखे गोइ । 
नवल वधू उर लाज ते, इन्द्र वधू सी होइ। 
ब्र० सा० का नायिका भेद पृ० २३६/११६ मतिराम 
2» कनन्‍्त हर॑ सामुद्दे तो भ्रन्त हेरे चन्द्रमुखी, 
प्रन्‍्त हेरे कन्‍त तब कन्‍्त हेरे कामिनी।. नवरस पृ० १७३ 


३३२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ए-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


स्वकीया नायिका की लज्जा का वर्णान ननद' के सानिध्य में अच्छे ढंग 
से किया गया है । नायक द्वारा नायिका के श्ज्ञार करते समय ही 'ननद' झा 
जाती है और वह नायिका उसे देखकर लज्जित हो जाती है ।! दूसरे के 
सानिध्य में अंग-संकोच द्वारा मानसिक उल्लास की अ्रभिव्यक्ति होती है। अ्रपने 
मायके में नन्दलाल _को देखकर जी का ललचा उठना, सकुचाना, घूघट न 
घाल सकना आरादि में यही लज्जा दीख पड़ती है | वह श्रपनी मां के पीछे छिप 
जाती है; सिर नीचा कर लेती है। ऐसी क्रियाओं में शालीनता और 
आ्राभिजात्यमूलक लज्जा जीवन की मर्यादाग्रों के बीज सौन्दर्य एवं आकर्षण का 
कारण बन जाता है ।* इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि लज्जा के स्वरूप को प्रस्तुत 
करने में कवियों ने अनेक अनुभावों का सफल चित्रांकन किया है। मुग्घा 
नाथिकाओं में जिस निसर्ग सिद्ध लज्जा का वर्णन होता है, उसके गोपन के लिये 
कई प्रकारों का वर्णन मिलता है। 

(१) प्रिय-प्रं म-मूलक भाव की अभिव्यक्ति लज्जा के कारण ही नहीं 
हो पाती है। भ्रतः बिहारी की नायिका जमुहाई लेकर उसे छिपा लेती है, ताकि 
सखियाँ भी उसके भाव को लक्षित न कर सकें :-- 

ललन चलन सुनि पलन में असुवा कलक्यो आई । 

भई लखाइ न सखिन हूँ भूठे ही जमुहाई। 

ऐसे उदाहरणों में भविष्य के उपहास जनक स्थिति से बचने के लिये 
गोपन की इस प्रवृति के मूल में लज्जा का भाव ही रहता है। 

(२) सामाजिक मर्यादा के कारण अपनी पति की ओर भी लगातार 
दूसरों के सानिध्य में देखते जाना शालीनता के विपरीत है। प्रन्य वस्तु के 
माध्यम से प्रिय को देखकर अपने भावों को गुप्त रखने में लज्जा का भाव कार्य 
करता है। ऐसी स्थिति से मरि-बिम्ब, नेत्र-बिम्ब, कपोल-बिम्ब भ्रादि के 
माध्यम से प्रिय को देखकर लज्जा व शालीनता की रक्षा होती है । 


१ देन लगे कवि “तोष' सो प्रितम, प्राइ गई ननदी झभिमानी । 
तसी कछु कहि जात नहीं प्ली जैसी कछू हम झ्राज लजानी । 
नवरस पृ० २०८ तोष कवि 
नन्द गांव ते झ्राइगो नन्दलला, लखि लाड़िली ताहि रिफ्राइ रही । 
मुख घूघट घालि सके नहिं माइक, माइक पीछे दुराइ रही । 
उचके कुच कोरन पै पदुमाकर, कंसी कछू छबि छाइ रही। 
ललचाइ रही, सकुचाइ रही, सिर नाइ- रही, मुसकाइ रही। 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३३३ 


(क) लाज ते पीठ दे बैठी वहू पति, मातु की आंख ते आँख न टारत । 
(ख) सासु की नैननि की पुतरीन में, प्रीतम को प्रतिविम्ब निहारति ॥६ 
(ग) नैन नवाइ रही हिय माल में, लाल की मूरतिलाल में देखी ।* 
(३) किसी वस्तु के श्रोट या सहारे को लेकर प्रिय दर्शन से उत्पन्न 
संकोच की रक्षा की जाती है। घूंघट की झ्रोट में लज्जा को प्रकट करने में 
अभिनय का भ्रपूर्व ग्रानन्द प्राप्त होता है । 
शालीनता जन्य लज्जा के कारण प्रेम को गोपनीय रखने के हेतु लज्जा 
का श्रनुभावों में जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है, रीतिकाल में वह अनेक रूपों 
में प्रकट हुआ है | ऐसे स्थलों पर लज्जा स्वणब्द में वाच्य न होकर सांकेतिक 
रूप में व्यंग्य हो जाता है । शारीरिक चेष्टाओं द्वारा इस लज्जा का आभास हो 
जाता है जो निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है :-८ 
(१) नेत्रों का भुक जाना-प्रिय दर्शन से उत्पन्न रतिभाव के कारण 
नेत्र भुक जाते हैं । 
(क) नैन नवाय रही हिय माल में, लाल की मूरति लाल में देखी । 
(ख) लाज सों सौंहे चिते न सकी, फिरि ठाढ़ी भई लगि ग्राली अलीसों । 
तोष 
(ग) सकुचनि सौंहे निहारि न सकिये । 
लालन सनमुख हवन वड़ भागिनि, गुरुजन डांट निसंकिये । 
आ्रानन्दघन-पदावली १८ 
(च) भांकि भरोसे सके न संक्रोचन, लोचन नीर हिये डर साने । 
मेरी न तेरी सुने समुझे, न व, फेरी सी देत फिरें बरसाने। 
नवसतरंग-वेनी प्रवीन पृ० ६२ पद ४४७ 
(२) लजा के उदय होने पर बचनों में कृपणता भरा जाती है श्रौर 
बोलते नहीं बनता । 
(क) सुन्दरि जानि के मन्दिर के पिछबारे हैं सुन्दर ठाढ़े कन्हाई। 
चाहै कछु कह्मौ पै सकुचे तब कीनी है बातनि में चतुराई। 
सुन्दर-श्ज्ञार पद ७१ 
(ख) लखि के मनमोहन सों सकुची, कह्मो चाहति आपनि श्रोट लली । 
चित चोर लियो हग जोरि तिया, मुख मोरि कछू मुसकात चली । 


2 ब्रज॒भाषा साहित्य का नायिका भेद छंद २८६ ननन्‍्दराम 
2, ब्वजभाषा साहित्य का नायिका भेद छंद २८५ मतिराम 


३३४ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


(३) नेत्रों के माध्यम से अपने ग्रभिप्राय को व्यक्त कर लेने में भी 
वचनों की कृपणता और अन्य लोगों की उपस्थिति का आभास मिलता है । 

कहति, नटति, रीभति खिझभति, मिलति, खिलति लजिजात । 

भरे भौन में करत हैं नैननि हीं सब बात। बिहारी 

(४) प्रिय के सानिध्य में लज्जा के कारण वाणी स्फुरित नहीं होती 
है, परन्तु प्रिय के चले जाने के पश्चात्‌ इस लजा के प्रति मन में चिन्ता बनी 
रहती है । एक गोपी कध्यमात्र से इस लज्जामूलक चिन्ता के भाव को व्यक्त 
करती है । 

हाय इन कुझ्जनि में पलटि पघारे स्याम, 

देखन न पाई वह मूरति सुधामई। 
ग्रावन सम॑ में दुखदायिनी भई री लाज, 
चलन समे में चल पलन दगा दई ।--ह्विजदेव 

इसमें सानिध्य के कारण नेत्रों का नय जाना और विछोह के भ्रवसर 
पर नेत्रों की चंचलता व दगा देने की बात से लज्जा व्यंग्य रूप में वर्शित है । 

(५) लीला” अलंकार में मतिराम ने लज्जा का चित्रांकन किया है । 
नायक की पगड़ी पहनती हुई नायिका देख लिये जाने पर लज्जित हो जाती है- 

प्यार पगी पगरी पिय की घर भीतर झ्रापन शीश संवारी । 

एते में श्रागन ते उठिक़ तहें श्राय गयो 'मतिराम” बिहारी । 

देखि उतारन लागी प्रिया, प्रिय सौंहन सों बहुर॒ुयो न उतारी । 

नेननि बाल लजाइ !रही, मुसक्याइ लई उर लाइ पियारी । 

उपयुक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि लज्जामूलक चेष्टा की 
अभिव्यक्ति में रीतिकालीन कवियों ने उसके प्रभिधेय एवं व्यंग्य रूप को प्रस्तुत 
किया है। लजा के माध्यम से मन की संकोचमूलक प्रवृत्ति का भ्राभास होता है । 
इससे इसकी ग्रश्व्यक्ति ग्रनुभावों के माध्यम से ही होती है। भ्रतः भ्नुभावों 
द्वारा इसकी ग्रभिव्यक्ति न होकर केवल कथन मात्र से लजा का वर्णन कर 
देना सौन्दर्य का जनक नहीं हो पाता है, भ्रपितु शारीरिक भाकषक चेष्टाओों 
द्वारा इस लजा का संकेत देना सौन्दर्य एवं भ्राकषंणा का कारण बनता है। 
ऐसी भ्रनुभाव मूलक चेष्टाओं में नेत्रों का भुक जाना, मुख का प्लारक्तिम 
होना, वचन की कृपणता, ओट में हो जाना, मुख पर घूघट डाल लेना, 
पीठ फेर लेना, वाणी का स्फुरित न होना, केवल नेत्रों से ही बात करना भादि 
का वर्णन किया गया है । इस लजा के दो कारण-स्वाभाविक एवं लोक- 
सानिध्य वताया जा चुका है । लज्जा का यह स्वरूप स्वकीया और परकीया 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य ३३५ 


दोनों में ही दीख पड़ता है । परकीया में अभिसार के समय लज्जा का कारण 
अ्रन्य लोगों द्वारा देख लिये जाने की आशंका है । इससे यह भयमूलक लज्जा 
है । स्वकीया में यह सामाजिक अ्रपराघ नहीं माना जाता है | इससे इस लज्जा 
से नायिका का आकर्षण बढ़ता है।स्‍्वकीया या मुग्घादि नायिकाओं में 
श्रनुभावों के द्वारा लज्जा से उत्पन्न सौन्दर्य एवं आ्राकपंण द्वारा शोभा बढ़ाई 
गई है। इन्हीं अनुभावमूलक चेष्टाओं में “निपेध' का सौन्दर्य नायक के मन के 
उल्लास एवं आवेश को बढ़ाकर नायिका के ग्राकर्पण की अभिवृद्धि करने में 
सहायक होता है । 

निबेध-मूलक सौन्दर्य--लज्जा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि नायिकाश्रों में शालीनता के कारण अनेक अ्नुभाव या चेप्टामूलक श्राक- 
पंक क्रियाएं होती रहती हैं । इन क्रियाओ्रों के माव्यम से उनके मानसिक 
श्राकर्पण का ज्ञान होता है। लज्जा के उदय में अभिनव यौवन का आगमन 
महत्वपूर्ण है। इस वय की उपस्थिति एवं इससे उत्पन्न मानसिक श्राकुलता से 
उनमें श्राकपंएा की वृद्धि हो जाती है । इसका सम्बन्ध यौन-भावना से बना 
रहता है । यही कारण है कि यौवन आगमन के पूर्व नायिका की इच्छाग्रों की 
वास्तविक श्रस्वीकृति श्रीर यौवन ग्रा जाने पर निषेघ मूलक स्वीकृति या कृत्रिम 
श्रस्वीकृति प्रकट होती है । इससे प्रिय के नेत्रों में प्रेमिका का श्राकर्पण बहुत 
बढ़ जाता है। 

रीतिकाल में लज्जा से उद्भूत इस स्त्रीकृति मूलक् निपेघ का अच्छा 
श्रंकन हो सका है । प्रायः: किसी श्रशालीन कार्य की स्वीकृति देने में स्त्रियाँ 
श्रधिक लज्जा का अनुभव करती हैं । इसी से स्त्रीकृत देना उनके लिए बहुत 
कठिन कार्य हो जाता है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में स्वीकृति की महत्ता होने 
से सांकेतिक स्वीकृति या निषेध मूलक स्वीकृति की परम्परा चल पड़ी होगी। 
गोपनीय कार्यों की स्वीकृति सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है । 
इसी से हाँ मूलक ना की महत्ता बढ़ गई । इस अस्वीकृति से दो अरभिप्रायों की 
सिद्धि होती है (१) नायक के मन में नायिका के प्रति श्राकर्षंण की वृद्धि 
(२) श्रस्वीकृति के बाद अ्रभिलाषा को व्यक्त करने का उचित श्रवसर मिलता 
है, क्योंकि इस निषेध में वास्तविकता न रहकर कृत्रिमता श्रौर शालीनता जन्य 
श्रस्वीकार ही श्रघिक रहता है । 

रीतिकालीन हाँ मूलक ना के सौन्दयांकन में दो प्रकार की पद्धति श्रप- 
नाई गई है (१) वचन-निषेघ (२) क्रिया-निषेघ। इन दोनों में वचन-निषेघ 
में वाणी का प्रयोग किया जाता है। मुग्धा श्रथवा मध्या नायिकाश्नों का यह 


३३६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौनन्‍्दय्ये 


निषेघ उनकी वाणी से प्रकट होता है । ऐसे निषेघ का वर्णन दधि वेचन प्रसंग 
पर अथवा पारस्परिक छेड़-छाड़ की क्रीड़ा एवं उल्लासमय वातावरण के बीच 
होता है । एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 
१. नैकु नेरे जाइ करि बातन लगाई करि, 
कछु मन पाइ हरि वाकी गही वहियाँ। 
सेननि चरचि गई अंगनि थकित भई, 
नैनन में चाह करे, वैनन में नहियाँ। मतिराम 
२. आ्राई जु चाले गोपाल घरे, ब्रजबाल बिसाल मृनाल सी बाँही। 
त्यौ 'बद्माकर' सूरति में रति छव॑ न सके कित हूँ पर छांहीं। 
सोभित संभु मनो उर ऊपर, मौज मनोभव की मन माँही | 


लाज बिराजि रही अ्रखियाँनि में, प्रान में कान्‍्ह जबान में नाँही । 
ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद । पृ० २४२ छन्द १२८, १२६ 


इन दोनों ही उदाहरणों में बचन विषेध केलि-प्रसंग एवं छेड़ छाड़ के 
श्रवसर पर वर्णित है । 
सहज स्वभाव के रूप में अभिलापा मूलक निषेध द्वारा मुग्धा के मान- 
सिक सोन्दर्य का चित्रांकन शंभु कवि ने किया है। 
“देख्यौ चहै पिय कौ मुख पै अ्रखियाँ न करे जिय की प्रभिलाखी | 
चाहति 'शम्भु' कहै मन में, वतियांन सो सों नहिं जाति है भाखी । 
भेटिवे को फरके भुज पे कहि जीभतें जाइ नहीं-नहीं भाखी। 
काम संकोच दुहन वहू बलि, श्राज दुराज-प्रजा करि राखी ।” 
ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद । पृ० २४१ 
इस उदाहरण में भ्रन्य की प्रत्यक्ष सन्निधि के बिना ही प्रिय की काल्प- 
निके मूर्ति के प्रति श्रपनी अ्भिलाषाएं व्यक्त की गई हैं। वह प्रिय के स्पश से 
उत्पन्न सुख का प्रनुभव तो करना चाहती है, परन्तु उसकी जबान से '"नाहीं' 
शब्द का उच्चारण हो जाता है । 
श्रभिलापा मूलक वचन-निषेध के भ्रतिरिक्त प्रभावमूलक बचन-निषेध 
कां वर्णन किया गया है। इस वर्णन में निषेघगत सौन्दर्य का प्रभाव बताया 
गया है । 
हे १. लहि सूने घर कर गह्मो, दिखा दिखी की ईठि। 
गड़ी सु चित नाहीं करनि, करि ललचौंही दीठि। बिहारी 
२. दे गल बाँही जु नाहीं करी, वह नाहीं गोपाल के भूलत नाही । देव 
प्रथम उदाहरण में बताया गया है कि 'नाहीं' चित्त में गड़ जाती है 
भर दूसरे उदाहरण में 'नाहीं' की स्मृति सदैव बनी रहती है। इन दोनों में 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३३७ 


निषेध का प्रभावमूलक वर्णन किया गया है । मुग्घा और मध्या में यह निषेघ 
स्वाभाविक शालीनता के कारण उत्पन्न होता है । 

शालीनताजन्य लज्जा की अभिव्यक्ति वचन निषेघ के अतिरिक्त क्रिया- 
निवेध ढ्वारा भी हो सकी है। यह अनुभाव-मूलक निषेध है। इससे नायक के 
मन में नायिका के प्रति ललक का भाव उत्पन्न होता है और उसकी भावनाएं 
उद्दीप्त होती हैं। इस निषेध की महत्ता प्रेम प्रसंगों पर श्रधिक बढ़ जाती है । 
यह निषेव कई रूपों में व्यक्त हुआ है । 

१. नेत्नों के संचालन द्वारा निषेध । 

२. विभिन्न अ्रंगों के संचालन से निषेध । 

३. क्रिया द्वारा निषेव । 

नेत्र संचालन के माध्यम से व्यक्त निषेध का सौन्दर्य श्रपूर्व होता हैं । 
इसमें भौंहों की बंकिम अ्रवस्था द्वारा निषेध की अभिव्यक्ति होती है। बिहारी 
ने ऐसे निपेघ द्वारा एक ग्राकर्षक चित्र स्थित किया है-- 

भौंहनि त्रासति मुख नटति, आँखिन सो लपटाति। 
एँंचि छुड़ावत कर इची आ्रागे आ्रवति-जाति ॥ 

इसमें भौंहों द्वारा त्रास दिखाने में निषेव का यही भाव व्यक्त होता है । 
इस निषेध की श्रभिव्यक्ति 'सैन' द्वारा की गई है। नेत्र-संकेत से मुख का ईपदु 
विकास श्राकपंणा को बढ़ाने में सहायक होता है । इस निषेध में गम्भीरता का 
भाव न रहकर मुसकान की तरलता और हृदय की प्रफुल्लता भी व्यक्त हो 
जाती है । 

नेत्र से इतर विभिन्न अंगों के संचालन द्वारा निषेध की भावना व्यक्त 
हुई है । प्रायः इस नियेब में हाथों का प्रयोग होता है !! इसमें नायिका द्वारा 
कृत्रिम अवहेलना का भाव व्यक्त होता है । नायिका श्रपने अंगों को छिपा लेती 
है । प्रिय की दृष्टि के स्पर्श का निषेध कर भ्रपनी अ्रस्वीकृति व्यक्त करती है |? 
मुख से क्रोध दिखाकर, हाथों से प्रिय के मुख को हटाकर या भ्रपना मुख दूसरी 
तरफ करके निषेघ के इसी भाव को व्यक्त किया गया है। 

इन अनुभाव मूलक चेष्टात्रों से भिन्न श्रन्य क्रियाश्रों द्वारा भी निषेघ 
का ट्ाकर्पक सौन्दर्य ब्यक्त होता है । नायक द्वारा पानी माँगे जाने पर नायिका 


नस फननटननन 
: अ्रलक संवारन व्याज में परस्यो चहत कपोल। 
मृदुल करनि डारति कटकि, रसमय कलह कलोल ॥ ध्रूवदास 


» जो श्रेग चाहत रसिक प्रिय इन नेननि सों छवाई । 
सोठाँ सुन्दरि पहिले ही, राखत वसन दुराई | ध्रुव० रस० पद ४० 


झ्झ्द मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


उसके भावों को समभकर उसके पास नहीं जाती है और द्वार के पास ही जल 
रखकर चली ञ्राती है ।! उसकी इस क्रिया में निषेब का सांकेतिक अर्थ प्रतीत 
होता है। इससे भ्रभिलापा की वृद्धि और झ्राकर्पए की प्रबलता बढ़ती है। 
इसी प्रकार कई ग्रन्य कवियों ने भी प्रेम-प्रसंग में निषेघ द्वारा चेप्टा-मूलक 
सौन्दर्य का ग्रंकन किया है:-- 
चंचल चतुर छरकायल छवीली वाम, 
अंचल छुव॑ न दीनी स्याम अभिराम कों । 
पाटी पग घरि गई, चेटक सौ करि गई, 
नटी लो उछरि गई, छरि गई स्याम को । 
ब्र० सा० का भेद पृ० २४०/१२२ कालिदास 
इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि निषेध मूलक सौन्दयं की अभि- 
व्यक्ति में कवियों ने ग्रभिघा एवं व्यञ्जना का प्रयोग किया है। बचन-निषेघ 
में ग्रभिधा श्रौर अनुभाव अथवा नायिका की क्ियाओ्रों द्वारा भ्रभिव्यड्जित 
निषेध में व्यज्जना का प्रयोग हुआ है । इस निषेध को मुग्घा या मध्या नायि- 
काओों की स्वाभाविक क्रिया कहते हैं । इस चेष्टा की ग्रभिव्यक्ति में नायिका की 
शालीनता व्यक्त होती है। प्रायः यौवनागम पर शालीनता का यह भाव बड़ा 
प्रबल रहता है, जो क्रमश: काम भावना की वृद्धि के साथ कम होता चला 
जाता है। इस निषेध में लज्जा, प्रेम और विश्वास का अपूर्व भाव बना रहता 
है । इसी से इन निषेधों से नायक के मन में विकषण का भाव उत्पन्न न होकर 
आ्राकपंरा का भाव ही उत्पन्न होता है। इस झ्ाकपश की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
पारस्परिक हास्य-विनोद श्रादि में होती हैं । 
हास्य-विनोद-- पारस्परिक प्रेम-भाव की पूरंता में नायक-नायिका 
का हास्य-विनोद दोनों के बीच हृदय की निष्कपटता प्रौर एकता की प्रभि- 
व्यक्ति करता है। प्रेम-व्यापारों में हास्य-विनोद से उसके घनत्व भौर 
श्राकषंणा में वृद्धि होती है। हास के द्वारा वाणी की मधुरता एक विशिष्ट भर्थ॑ 
को व्यंजित करती है, जिसका सम्बन्ध रहःकेलि से होता है। हास्य-विनोद 
मानसिक भ्राकर्षण का बाह्म प्रकाशन है, जो वचन-वक्रता भ्रथवा वचन की 





3 केलि की रेनि अघाने नहीं, दिन हूं में लला पुनि घात लगाई । 

प्यास लगी कोऊ पानी दे जाइयो, भीतर बैठि के बात सुनाई। 

जेठी पठाई गई दुलही हेसि, हेरि हरें 'मतिराम' पठाई। 

कान्ह के बोल प॑ कान न दीनो, सो गेह की देहरी प॑ घरि आई । 
ब्र० सा० का ना० भेद पृ० २४० 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३३६ 


मधुरिमा से व्यक्त हो जाता है । इस परिहास का उहं श्य प्रिय की अवहेलना 
नहीं, श्रपितु प्रेम की ग्रभिव्यज्ञना ही होती है । इसी से प्रेम पूर्ण हास्य -विनोद 
या नोंक-भोंक कलह का कारण नहीं है, ्रपितु श्राकर्षण का साघन है । 

रीतिकालीन हास्य-विनोद में कवियों की मूल हष्टि पारस्परिक झआाक- 
पंणा के बढ़ाने में अ्रविक थी । वे नायक-नायिका की नोंक-भोंक एवं व्यंग्य- 
विनोद का चित्र निम्तांकित रूपों में प्रस्तुत करते हैं :-- 

१. छेड़-छाड़ के रूप में-क्रियामुलक । 

२. कटाक्ष या व्यंग्य मुल॒क । 

३. प्रशंसा मूलक । 

४. उपहास मूलक । 

इनमें छेड-छाड़ के रूप में चित्रित नोंक-भोंक द्वारा दोनों के पारस्परिक 
ब्रेम का ज्ञान होता है । शरीर एवं वचन दोनों की ही क्रियाशीलता दिखाई गई 
है । इसका वर्णान तीन अवसरों पर हुम्ना है (१) श्रीकृष्ण और गोपी की पार- 
स्परिक नोंक-भोंक में । (२) गोपी द्वारा श्रीकृष्णा की श्रचगरी का वर्णन सखी 
से करने में । (३) दान प्रसंग पर | इनमें पहले में शारीरिक प्रेममूलक चेष्टा 
श्रौर दूसरे में वचन की प्रगल्भता व्यक्त हुई है । एक-एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा वजन 

(१) वह सांकरी कुझ की खोरि श्रचानक राधिका माघव भेंट भई । 
मुसक्यानि भली भ्रैंचरा की अ्रली, त्रिवली की बलीपर दीठि गई। 
अहराइ भ्ुुकाइ रिसाइ 'ममारख' वांसुरिया हँंसि छीनि लई। 
भूकुटी मटकाइ गुपाल के गाल में श्रांगुरी ग्वालि गड़ाइ गई। 

(२) मेरी गही उन चूनरी मोहन, मैं हूं गह्मो उनको तब फेंटा। 
मेरौ गह्मो उन हारि भपेटि के, मैं हूं गही वन माल भपेटा । 
श्राजुलों 'बेनी प्रवीन' सही जे भई सखियानि में घाल समेटा। 
मोसों कह्मों श्री कौन की वेटी है, मैं हूं कह्यो तू है कौन को बेटा । 

री० का» संग्रह पृ. २५० 

इनमें प्रथम उदाहरण में श्रीकृष्ण श्लौर राधा समभाव से छेड़-छाड़ में 
संलग्न हैं श्रोर दूसरे में एक दूसरे के उत्तर भ्रत्युत्तर का वर्णान सखी से किया 
गया है । दोनों में ही सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत हो सका है । प्रेम पूर्ण विनोद का 
एक श्रच्छा पद देव ने लिखा है। सलियों के संग साँकरी गली में जाती हुई 
राधा को जानकर श्रीकृष्ण आरा जाते हैं श्रौर पुकार कर कहते हैं कि श्राप तो 
हमारा कोउ जान-पहचान की मालूम पड़ रही हैं । इसे सुन राघा ने मुह फेर 
कर उत्तर दिया कि आप यहाँ से चले जायें, श्राप हमें जानते हैं श्रौर मैं भी 


३४० मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप सोन्दर्ये 


श्रापको जानती हूं ।” ? इस प्रसंग के सौन्दर्य को एक भुक्तभोगी ही जान 
सकता है । 

दान-प्रसंग पर वचनों की प्रसन्नतापूर्ण परिहास एवं प्रेम पूर्ण फटकार 
से आ्राकषंरा की योजना की गई है । गोपी कहती है कि “तुम्हें ही नई तरुणाई 
मिली है जो दिन रात छके रहते हो । झराप अ्रपना दान लो और मुझे जाने 
दो । मैं तुम्हारी बातें अच्छी प्रकार जानती हूं ।” £ इस कथन में नायिका की 
प्रगल्‍्भता से सौन्दयं- चित्र मोहक हो जाता है । रसखान ने तो मतिराम के 
इस सांकेतिक भाव को और स्पष्ट करने की चेप्टा की है । गोपी कहती है कि 
हे कान्ह ! यदि तुम दूध और माखन चाहते हो तो तुम जितना दूध पीना 
चाहो पीलो और जितना माखन चाहो, खालो, परन्तु मैं तुम्हारे हृदय की बात 
जानती हूं। तुम 'गोरस' के माध्यम से जिस रस को चाहते हो, वह तुम्हें रंच 
मात्र भी प्राप्त न हो सकेगा। 

“छीर जो चाहत चीर गहे, ए जू लेहु न केतक छीर अ्रचेहो। 

चाखन के हित माखन माँगत, खाहु न माखन केतिक खैहो । 

जानत हैं जिय की 'रसखानि' सु काहे को एतिक बात बढ़ हौ। 

गोरस के मिस जो रस चाहत, सो रस कान्ह जू नेक न पहो।३ 

वचन माधुय एवं द्यार्थंक रुप में प्रयुक्त 'गोरस' शब्द से अ्रभिव्यज्ज- 
नात्मक सोन्‍्दय्य स्पष्ट होता है। प्रगल्भता पूर्णा फटकार द्वारा शज्जारिक चेष्टाओ्रों 





ड़ लागी प्रेम डोरि खोरि सांकरी हूँ कढ़ि भाई, 
नेह सों निहोरी जोरि श्राली मनभावती । 
उतते उताल देव” झाये नन्‍्द लाल, 
इत सौंहे भई बाल नव लाल सुख सानती। 
कान्ह कह्मों टेरिके कहाँ, ते झ्राई को हो तुम, 
लागति हमारे जान कोई पहिचानती । 
प्यारी कह्मयों फेरि मुख हरि जू चलेई जाहु, 
हमैं तुम जानत, तुम्हें हूं हम जानती । देव 
£ ऐसी करो करतूति बलाय, त्यों नीकी बड़ाई लहोँ जग जातें। 
श्राई नई तरुनाई तिहारी ही, ऐसे छके चितवौ दिन रातें। 
लीजिये दान हों दीजिये जान, तिहारी सबे हम जानति घातें। 
जानो हमैं जनि वे बनिता जिनसौं तुम ऐसी करो बलि बातें। 
मतिराम 
$ रीति काव्य संग्रह से पृष्ठ ३३२/१६ रसखानि 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३४१ 


का सौन्दर्य व्यक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण स्वयं भी छेड़-छाड़ करने में प्रगल्भ 
हैं । मून कवि ने लिखा है कि मुस्कराकर बोलने को तत्पर छबीली के कुचों के 
बीच में ताक कर कृष्ण काँकरी मार देते हैं और वह हाँ या ना कुछ भी न 
कहकर द्विविधा की स्थिति में पड़ी रह जाती है।7 

कटाक्ष या व्यंग्य रूप में छेड़-छाड़ की प्रवृत्ति भी प्रेममूलक ही कही 
जायगी । यह प्रवृत्ति दो रूप में लक्षित होती है (१) नाथिका द्वारा नायक पर 
कटाक्ष करना । (२) सखी द्वारा नायिका से परिहास करना । 

नायिका द्वारा नायक पर कटाक्ष प्रायः रति चिह्नों के देखकर किया 
है । इस कटाक्ष में नायिक्रा की नायक के प्रति अवहेलना व्यक्त की गई है। 
इसका उद्द श्य उसका अ्रपमान करना नहीं हैं. अपितु इससे उसको अभिलापा 
बढ़ती है श्रौर वह नायिका की ओर आ्राकृष्ट होता है । इस प्रकार का वर्णात 
रीतिकाल में अ्रधिक हुग्ना है | 'वेनी-प्रवीन' का एक उदाहरण ही पर्याप्त 
होगा :-- 

“आवै हँसी हमें देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर घोरी । 

एते बड़े श्रजमंडल में न मिली कहूं मांगेहुँ रंचक रोरी। 

रीति काव्य संग्रह पृष्ठ २४८ 

इस उदाहरणा में रति चिह्नों को देखकर श्रीकृष्ण की रसिकता पर 
करारा «्यंग्य किया गया है । इसकी चोट सीधे हृदय में जाकर प्रविष्ट हो जाती 
है श्रौर श्रीकृष्ण निरुत्तर हो जाते हैं । 

सखी द्वारा इसी प्रकार के रस-प्रसंग के संकेत से भावनाओं का सौन्दर्य 
व्यक्त किया गया है। गौने के दिन बिछुवा पहनाते समय सखी परिहास के 
माध्यम से कटाक्ष करती है कि “यह विछुग्ना प्रियतम के कानों के समक्ष सदा 
बजता रहे ।” इसे सुनकर बनावटी क्रोब से नायिका अपना हाथ चलाना 
चाहती है, परन्तु हाथ उठ ही नहीं पाता है ।* 








 मुरि मुसकाई के छवीली पिक-बनी नेक, 
करत उचार मुख बोलन को बांक री। 
ताक री कुचन बीच काँकरी गोपाल मारी, 
सांकरी गली, में प्यारी हाँ करीन ना करी । 
री.का.सं.पूृ. ३२६७ 
9 कंचन के बिछुवा पहिरावत, प्यारी सखी परिहास बढ़ायो । 
पीतम स््लौन समीप सदा वजे, यों कहि के पहिले पहिरायो । 
मतिराम-री. का. कवियों की प्रेम व्यक्जना पृ. १८६ से 


रे४र मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


प्रशंसामुलक हास्य में अंगों की विशेषता को व्यक्त करते हुए छेड़छाड़ 
से उत्पन्न विनोद की श्रभिव्यक्ति हुई है। इसमें एक ओर श्रीकृष्ण को छेड़ा 
जाता है श्रोर दूसरी ओर उनकी प्रशंसा की जाती है। रघुनाथ कवि की गोपी 
कहती है कि “हे बड़ी आंखों वाले ग्वाल, तू खड़ा हो जा मैं तुभसे कुछ कहना 
चाहती हूं ।'? 

उपहास के द्वारा हास्य-विनोद के भाव व्यक्त किये गये हैं। यहां चेष्टा 
के द्वारा मानसिक भावनाओं का प्रकटीकरण है। यह उपहास श्रीकृष्ण के 
छेलापन गौर उनके रंग का किया गया है । श्रीकृष्ण एक श्रोर तो छेला बनते 
हैं श्रोर दूसरी श्रोर कामरी ओ्रोढ़े हुए हैं । उनके इस विरोघी स्वरूप को देखकर 
गोपियाँ उपहास करती हैं कि इस वेश में घूमते हुए तुम्हें लज्जा नहीं प्रतीत 
होती है “ऐसे ही डोलत छुल भये, तुम्हें लाज न ग्रावत कामरि ओोढ़े ।”* 
एक भ्रन्य गोपी श्रीकृप्णा के काले रंग का उपहास करती हुई अपनी प्रेम मूलक 
भावना व्यक्त करती है कि हे कृष्णा तुम्हारे स्नान करने से ही कालिदी काली 
हो गई है यदि इस कालिन्दी में भूल से भी साड़ी घोलूँ तो काली हो जायगी । 
यदि यह सांवरा रंग मेरे सुन्दर अंगों में लग जायगा तो मेरे अंगों की गोराई 
समाप्त हो जायगी । 

न्हातई न्हात तिहारई स्थाम कलिन्दियौँ स्थाम भई बहुते है। 

धोखेहु घोयहों या मैं कहूं तो यहै रंग सारिन मैं सरसैहै। 

साँवरे भ्रंग को रंग कहूं यह मेरे सुप्रंगन में लगि जैहें। 

छल छवीले छुम्लोगे जो मोहि, तो गातन मेरे गोराई न रेहै ।* 

इन त्रिचारों से स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक आकर्षण की ग्रभिव्यक्ति 
में हास-परिहास पूर्ण आमोद एवं छेड़छाड़ द्वारा मन की दूरी हटकर निकटता 
बढ़ जाती है । कायिक चेटष्टाप्नों से भिन्न इनके स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती है, फिर भी सौन्दर्य की जनक 
चेष्टाओं को सुविधा के लिये कायिक और मानसिक चेष्टाग्रों में बांटकर स्पष्ट 
किया गया है | कारण यह है कि केवल शारीरिक आ्राकपंणा ही सब कुछ नहीं 


?2 रीकी सरूप सौं भीजी सनेह यों बोली हरें रम ग्याखर भारे। 
ठाढ़ हो तोसों कहोंगी कछू अरे ग्वाल बड़ी-बड़ी श्िन वारे। 
री. का. सं० पृ० ३६६ रघुनाथ 
3 रस-रत्नाकर पृ० २२६ 
8 रीति काव्य संग्रह पृ. ४१० 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३४३ 


है, मानसिक आकर्षण का भी महत्त्त निविवाद रूप से है।अ्रव वाचिक चेष्टा 
का संकेत करके इस प्रसंग को समाप्त किया जायगा । 

वाचिक चेष्टा--मानसिक भावों की ग्रभिव्यक्ति वाचिक चेट्टा द्वारा 
भी की गई है। वाचिक चेट्टा का अर्थ वचन द्वारा मानसिक भावनाओ्रों की 
श्रभिव्यक्ति है । यह वचन चेट्टा द्वारा प्रकट होने वाली मन की क्रिया है। इसे 
दो रूपों में देखा जा सकता है (१) वचन-विदग्धा नाथिका में (२) स्वर 
माघुर्य में । 

वचन-विदग्वा नायिका चतुरता से पर पुरुष के अनुराग विषयक 
कार्य को सम्पन्न करती हुई संकेत स्थल, समय आदि का ज्ञान करा देती है । 
बचन का यह वैदरघ्य दो प्रकार से व्यक्त हुआ्ना है। (१) अन्य सखी के माध्यम 
से (२) स्वयं नायिका के नायक से निवेदन करने पर । 

(१) श्रन्य सखी के माध्यम से व्यक्त बचनों में सहेट की चर्चा की 
गई है । कृष्णा को आया जानकर नायिका अपनी सखी से ऊंचे स्वर में कहती 
है कि मैं तारों की छाया में कातिक नहाऊँगी, तू भी बंशीवट पर मुझे मिल 
जाना ।! इसी प्रकार घर के विछवारे स्थित कृष्ण को जानकर दूसरी गोपी 
"देवी के घौहरे” की पूजा करने की बात कहकर संकेत स्थल का ज्ञान करा 
देती है ।” ऐसे प्रसंगों पर साक्षात्‌ संकेतित ग्रर्थ से भिन्न एक प्रतीयमान भ्र्थ 
का प्रभिव्यञ्जनात्मक सौन्दर्य भी वर्तमान रहता है । कभी नायक की शोर से 
भी दूती द्वारा संकेत स्थल का ज्ञान करा दिया जाता है ।* 

(२) स्वयं दृतिका का कार्य करती हुई कृष्णा को गोदोहन के बहाने 
से आ्रामन्त्रित करने में यही वचन-वेदग्ध्य दिखाई पड़ता है । 

१, जब लौं घर को घनी श्रावे घरे, तव लौं इतनी करि देवों करो । 

'वदुमाकर' ये बछरा, अ्रपने बछरान के संग चरेबो करों । 

श्रव श्रौरन के घर सों हम ते तुम दूनी दुह्यवनी लेबी करो। 

नित साँक सकारे हमारी हहा, हरि गेयां भले दुहि जैबों करो ।* 





2 ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद पृ० २७३ 
2 सुन्दर-श्वज्ञार पद ७१ 
8 नखत से फूलि रहे, फूलन के पुज घन 
कुजन में होति जहाँ दिन हू में राति है । 
ता बन की वाट कोऊ संग न सहेली साथ, 
कैसे तू श्रकेली दि बेचन को जाति है। रसराज २६७ मतिराम 
4 श्व० साहित्य का नायिका भेद पृ. २७६ /२७४ 


झेडड मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


२. कवि “वाल' चराय ले आ्रावनी है अरु वाँवनी पौरि सुहावनी है । 

मन भावनी दंहों दुह्वनी मैं, यह गाय तुद्टी वे दुह्वनी है ।! 

वचन-वैदग्ध्य के साथ ही नायिका के स्वर का माधुय भी नायक को 
भ्राकषित कर लेने का साधन है। उसके कण्ठ स्वर को सुनने में नायक की 
उत्सुकता व्यक्त हो जाती है। उसकी वाणी की रसालता, स्निग्घता, प्रफुल्लता, 
भ्रमृतमयता आदि गुणों से नायक का मन आझष्ट हो जाता है । ऐसा उदाहरण 
रीतिकालीन काव्य में कहीं भी देखा जा सकता है। दूसरी ओर नायक के 
वचन-माधुर्य का रस लेने के लिये नायिका भी अनेक उपाय करती दीख पड़ती 
है ।2 इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वाचिक चेष्टा या स्वर माधुय॑ झ्राकर्पण 
को बढ़ाने में सहयोग देने वाली क्रियाओं के रूप में ग्राह्म हैं। इसमें वचन- 
विदग्घा नायिका का सौन्दर्य अधिक होता है। भाव प्रकाशन की इस वाचिक 
क्रिया से मन का ग्रनुराग व्यक्त हो जाता है और स्वर माधुय॑ से मन खिचकर 
एक दूसरे पर केन्द्रित हो जाता है । 
(ख) सामान्य चेष्टा-- 

चेष्टापरक सौन्दर्य विवेचन के आ्रारम्भ में सम्पूर्ण श्य गार मूलक चेष्टाओं 
को विशेष चेष्टा और सामान्य चेष्टा में विभाजित किया गया था। विशेष चेष्टा 
को तीन वर्गो--कायिक, मानसिक और वाचिक-में विभाजित करके उनका 
विश्लेषण प्रस्तुत किया जा चुका है। यहाँ इन चेष्टाओ्रों से भिन्न अन्य सामान्य 
चेष्टाओं का संक्षिप्त संकेत करके प्रक्ध की श्रृद्धला को बनाये रखने का 
प्रयास किया जायगा। 

सामान्य चेष्टा के भ्रन्तगंत यौवनावस्था के ग्रलंकारों का ग्रहरा हुआा 
है । इस भ्रवस्था में अनेक शारीरिक एवं मानसिक परिवतंन होते हैं । इन परि- 
बर्तनों से नायिका के व्यक्तित्व में मोहकता आरा जाती है। वह झ्राकर्षक प्रतीत 
होने लगती है । यह परिवर्तन सभी नायिकाझ्रों में समान रूप से होता है। इन 
परिवतंनों का ज्ञान उसकी भअनेक चेष्टाओं से होता है। इन चेष्टाशों में भी 
समानता रहती है । अपनी इस सामान्य स्थिति के कारण ही इन्हें सामान्य 
चेष्टा के अन्तर्गत माना गया है। 

इन अलंकारों की संख्या बीस मानी गई है। इनकी तीन कोटियाँ 


१ ब्रज साहित्य का नायिका भेद पु. २७७ /२७६ 
2 बतरस लालच लाल की, मुरली घरी लुकाय । 
सौंह करे, भौंहनि हंस, देन कहै, नटि जाय। बिहारी 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३४५ 


ग्रंगज, श्रयत्तज और स्वभावज की गई हैं। अंगज में हाव, भाव, हेला की 
गराना होती है । अ्रयत्नज में शोभा, कान्ति, दीक्षि आ्रादि अ्रलंकारों की गराना 
होती है । ये शारीरिक गुण हैं जो अपने श्राप ही स्वाभाविक रूप में नायिका 
में उत्पन्न हो जाते हैं । ये कृति साथ्य नहीं है। इनका विकास चेप्टा के रूप में 
न होकर गुरा के रूप में होता है। इससे चेप्टापरक क्रिया के अन्तर्गत इनका 
समावेश नहीं हो सकता है । लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किल किचित्‌, 
विश्रम ललित, विहृत, मोट्टायित, कुट्टमित ग्रादि की गणना स्वभावज अलंकारों 
के श्रन्त्गंत होती है । ये अलंकार स्वभाव सिद्ध होते हुए भी कृति साध्य हैं । 
यौवनावस्था में स्वभाव से ही इसकी उत्पत्ति होती है, फिर भी इनमें यत्न की 
महत्ता वर्तमान रहती हैं । ध्यान रखने की बात है कि अंगज औ्रौर स्वभावज 
अलंकारों द्वारा व्यक्त विभिन्न चेप्टाग्रों में शारीरिक व्यापार की प्रधानता बनी 
रहती है । शरीर का कोई न कोई अंग इनका आधार बना रहता है । 


भ्रंगज अलंकार अपने नाम से ही शारीरिक महत्ता का प्रतिपादन करते 
हैं । यह कामज अलंकार है | इनमें संभोग की इच्छा को प्रकाशित करने वाले 
भूकुटि नेत्र आदि के विलक्षण व्यापार को 'हाव' कहते हैं। यह स्वाभाविक 
चेष्टा नायिका की भाव-भंगिमा द्वारा प्रकट होती हे । इससे उसका सौन्दर्य बढ़े 
जाता है। इन चेप्टाओ्रों की महत्ता श्ज्ञाररस में ही रहती है, श्रन्य रसों में 
नहीं । 'भाव' यौवनारम्भ पर निविकार चित्त में उत्पन्न हुए प्रथम काम विकार 
को कहते हैं । इन दोनों में हाव में शारीरिक व्यापार झ्ोर भाव में हृदय 
की प्रधानता रहती है | हाव की योजना रीतिकालीन साहित्य में अधिक दीख 
पड़ती है | विहारी, मतिराम श्रौर देव की हाव योजना आकर्षक है। यह 
स्त्रियों की एक स्वाभाविक श्ज्जार चेष्टा है। मानसिक व्यापार ही अ्र- 
निक्षेपादि से प्रकट होकर हाव संज्ञा को धारण करते हैं। दोनों का एक-एक 
उदाहरण लें-- 

(१) “हाँ श्रलि श्राज बड़े तरके भरिके घट गोरस को पग धारो। 
त्यों कब को घॉ खश्यो री हुती, 'पदुमाकर” मोहित मोहिनी वारो । 
सॉकरी खोरि में कांकरी की करि चोट चलो फिर लौटि निह्वारो । 
ता खिन तें इन श्रांखिन तेन कढयो वह माखन चाखन हारो | 
गहि हाथ सो हाथ सहेली के साथ में आवति ही बुषभानु लली। 
'मतिराम” सुवात ते श्रावत नेरे, निवारति भौंरनि की अवली | 
लखि के मनमोहन सों सकुची, कह्मो चाहति आपुनि श्रोट लली। 
चित चोर लियो दग जोरि तिया, मुख मोरि कहू मुसक्यात चली । 


(२ 


_> 


३४६ मध्यकालीन हिन्दी कप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


प्रथम उदाहरण में कांकरी मारकर पुनः लौटकर देखना मोहक 'हाव' 
की योजना करता है ओर दूसरे से वृषभानु लली के निविकार चित्त में 
मनमोहन का प्रेम उत्पन्न होने से संकोच की ग्रभिव्यक्ति हो गई है, जिससे 
शारीरिक व्यापार के रूप में वह मुख मोड़ कर मुस्कराती हुई चली जाती है । 
इस चेष्टा से श्राकषंण वढ़ता है । इससे यह सौन्दयं वरद्धं क चेष्टा हुई । 'हाव- 
मूलक' झ्रांगिक चेष्टा ही सुब्यक्त होकर 'हेला' कही जाती है । 


“भाग के भोर अभी रनि में गहि गोविन्द लें गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की 'पहद्माकर' ऊपर डारि अबीर की भोरी। 
छीनि पितम्बर कम्बर ते सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। 
नन नचाइ कही मुसकाइ लला फिर आइयो खेलन होरी । 


उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अ्ंगज अलंकारों की योजना में 
रीतिकालीन कवियों ने संदर्भ विशेष या एक लघु कथा का समावेश कर दिया 
है । इसीसे इन नायिकाओं में इन चेष्टाओं द्वारा श्रपनी अभ्रभिरुचि को प्रकट 
करने का वर्णन सभी कवियों ने किया है । ये नायिकाए -अ, , नेत्रादि का स्व- 
ज्छन्दता से प्रयोग करके नायक को रिभाने में सदेव तत्परता दिखाती हैं। 
उनके इस विलासमय ग्राकपंण ओर सौन्दयं को बढ़ानेवाली चेष्टाग्रों में युग 
की प्रवृत्तियाँ पूर्णात: दीख पड़ती हैं। रीतिकालीन इन अलंकारों में श्रभिव्य- 
ज्जनात्मक सोन्दयं भी पूर्णतः दीख पड़ता है, जिससे प्रेमिका के हृदय की 
सजीवता मूर्तिरूप धारणा करके स्पष्ट हो जाती हैं। उसमें चित्र-विधायिनी 
शक्ति एवं गुणा से इसका महत्त्व बढ़ जाता है । प्रायः ऐसे प्रसंगों पर वातावरण 
की सृष्टि द्वारा मादकता की सृष्टि की गई है । 


स्वभावज अलंकारों में लीला विलास श्रादि केवल दश अलंकारों की 
ही गणना होगी । साहित्यदर्पण! कार द्वारा कहे गये शेष तपन मौश्ध्य भ्रादि 
में कायिक चेष्टाएं सुव्यक्त न होकर मानसिक भावों की ही प्रघानता होती 
है । इससे उनकी गणना चेष्टा के श्रन्तगंत नहीं होती है। स्वभावज भ्रलंकार 
स्वाभाविक होते हुए भी कृति के द्वारा साध्य है। इनमें लीला विलासादि में 
शारीरिक व्यापार रहता है भौर मोट्टायित, कुट्टमित, विब्बोक, विहृत मान- 
सिक भावों की अभिव्यक्ति छरने वाले व्यापार हैं। रीतिकालीन काव्य में 
इन भ्रलंकारों का स्वच्छुन्दता के साथ प्रयोग किया गया है। 


इन सभी श्रलंकारों द्वारा शारीरिक क्रियाओ्रों से सौन्दर्य की अभिवृद्धि 
होती है । इन अलंकारों को व्यापार की हृष्टि से अनेक भागों में बाँठ सकते हैं-- 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३४७ 


(१) त्वरामूलक चेष्टा में विश्रम' का नाम लिया जा सकता है । 
प्रिय-आगमन प्रसंग पर जल्दी के कारण वस्त्रभूपणादि को भ्न्य अंगों में 
घारण कर लिया जाता है । इसकी प्रतिक्रिया में सखियों का उपहास अथवा 
विनोद का भाव छिपा रहता है । इसमें एक झ्रोर प्रसन्नता श्रौर दूसरी ओर 
नायिका की जल्दीबाजी का मजाक रहता है । यथा:-- 

स्याम सो केलि करी सिगरी निसि सोवत प्रात उठी थहराय क॑ । 
आपने चीर के घोखे बधू, पहिरो पट पीत भट्ट भहराय के । 
बांधि लई कटि सो वबनममाल न किकिनी वाल लई ठहराय क॑। 
राधिका के रसरज्भ की दीपति संग की हेरि हँसी हहराइ के। 
रस-रत्नाकर पृ० २३२ 

(२) प्रसाघनमूलक चेष्टा में विच्छित्ति और ललित की गणना होगी । 
कान्ति को बढ़ाने वालो श्रल्प रचना “विच्छित्ति'* कही जाती है। स्वाभाविक 
शोभा होने पर ही ग्राकर्ष क एवं भ्रल्प-रचना सौन्दर्य की वृद्धि कर सकती है । 
संयोग के भ्रवसर पर श्टू गार द्वारा भ्रगों का विन्यास भ्रूविलास की मनोहरता 
प्रौर प्रांगिक क्रिया्रों की सुकुमारता 'ललित'* कही जाती है । इन दोनों में 
ही शारीरिक रचना द्वारा स्वाभाविक सौन्दर्य को बढ़ाने की चेष्टा की जाती 
है । इससे सौन्दर्य साघक इन चेष्टाओं द्वारा संयोग का झ्राकर्षण बढ़ता है । 

(३) अ्नुकरणमूलक चेष्टा में 'लीला' का नाम लिया जा सकता है । 
इसमें रम्य-वेश, क्रिया और प्रेमपूर्ण वचनों द्वारा नायिका और नायक के 
। बारने सकल एक रोरी ही की ग्राइपर, 

हान्‍हा न पहरि श्राभरन श्रौर अंग में ॥"//४४* 
स्वेत सारी ही सों सब सों तो रंग्यो स्थाम रंग, 
स्वेत सारी ही में स्थाम रंग लाल रंग में। मतिराम 


2 सजि ब्रजचंद प॑चली यों मुखचंद जाको, 
चंद चांदनी को मुख मन्‍्द सों करत जात । 
कहै 'पदमाकर' त्यों सहज सुगंघ ही के, 
पुज बन कु जन में कंज से भरत जात। 
घरत जहां ही जहाँ पग है पियारी तहां, 
मंजुल मजीठ ही के माठ से घरत जात । 
बारन ते हीरा सेत सारी की किनारित ते; 
हारन ते मुक्ता हजारन भरत जात। 


रे४द मध्यकालीन हिन्दी कृष्णं-काव्य में रूप-सौर्दर्य 


पारस्परिक अनुकरणा की महत्ता होती है | वेष-परिवतंन द्वारा नई कान्ति एवं 
छवि को धारण करने की भी चेष्टा की जाती है । इससे एक दूसरे के भिन्न 
रूप का आस्वादन मिल जाता है ।! लीला के द्वारा प्रेम-व्यापार में सान्द्रता 
उत्पन्न हो जाती है और नायक-नायिका की निकटता बढ़ती है। यह प्रेम-भाव 
की ग्रभिवृद्धि करने वाली चेप्टा है । 

(४) श्रभिव्यक्ति मूलक चेष्टा में भावों का वाह्म प्रकाशन किया 
जाता है। इसमें कुट्टमित, विव्वोक शोर विहृत की गणना होगी । कुट्टमित में 
निषेघ का सौन्दर्य रहता है । यह रति को बढ़ाने वाली एक कृत्रिम क्रिया 
है । प्रिय के द्वारा केश, स्तन, मुख, अ्रथर ग्रादि काम अ गों के स्पर्श से हृदय में 
प्रसन्न होते हुए भी कृत्रिम ग्रनिच्छा को ग्रगों के संचालन और सीत्कार श्रादि 
के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें भावों की ग्रभिव्यक्ति विपरीत व्यापार 
द्वारा की जाती है, परन्तु उसका उद्ं श्य प्रतिकूलता उत्पन्न करना न होकर 
नायक की भावनाथ्रों को अधिक उद्बीप्त करना होता है। “बिब्बोक' में रूप 
और प्रेम गव॑ के कारण अथवा पति की रसिकता के कारण उसका प्ननादर 
कर दिया जाता है। इसमें मानसिक लगाव बना होते हुए भी केवल वचनों 
द्वारा श्रिय का प्रनादर करके उसके दोष का कथन किया जाता है। यह भी 
“कुट्टमित' की ही भाँति स्वीकृतिमूलक अस्वीकृति पूरां क्रिया हैं। कुट्टमित में 
वचन निषेध या अनुभाव निषेव होता है भ्ौर 'विव्बोक' में अवहेलना मूलक 
निषेध होता है । रीतिकाल में 'विव्वोकगत' इस निषेध की चार प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ वर्णित हैं-- 

! रूप रज्यौ हरि राधिका को, उनहूं हरि रूप रच्यौ छबि छावत । 
गावत तान तरंग दुहुं-दुहूं भाव बताय दुहुंन रिभावत । 
त्यों 'भुवनेश' दुहुंन के नेन, दुहुंन के श्रानन पटक लावत । 
छाइ रही छवि वैसेई री, सुनो जो हुती चंद चकोर कहावत । 
2 तेरी परतीति ना परति श्रब संमुख हूं, 

छेल जू छबीले मेरी छूजे जिन छतियाँ। 

रात सपने में जनु बेठी मैं सदन सूने, 

गोपाल तुम मेरी गहि लीनी वहियाँ 

कहें कवि 'तोष' तब जंसो-तैसो किन्‍्हीं ग्रव, 

कहत न बनि श्रावे तेसी हम पहियाँ। 

तुम न बिहारी नेकु मानो मन हारी अरु, 

कहि, कहि हार रही नाही. अरु नहियाँ । नवरस पृ० २४६ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य रे४ड& 


(क) विपरीत लक्षणा द्वारा अस्वीकृति से स्वीकृति का बोघ करा 
देना । इसमें स्पष्ट रूप से किसी कार्य को करने के लिए नायिका मना करती 
है, परन्तु उसके इस निषेध से आमन्त्रण की व्वनि निकलती रहती है। प्रयुक्त 
क्रिया शब्दों से निवेबात्मक श्रर्थ न निकलकर स्वीकारात्मक अथवा आमंत्रण 
देने वाला भ्रर्थ ध्वनित होता है-- 


“हऐ अहीर वारे तो सों जोरि कर कोरि-कोरि, 
विनय सुनावौं वलि वांसुरी बजावं जनि । कै 
बांसुरी बजावे तो बजाउ मो बलाय जाने, 
बड़ी-बड़ी आँखिन ते एक टक लावै जनि। है, 
लावे तो लाव टक “तोप' मोसों कहा काम, ६ ८.- 
परि नाम दौरि-दौरि मेरी पौरि आये जनि। 55 
ग्राव॑ है तो श्राव हम ग्राइवों कबूलों पर, के 
मेरे गोरे गात में श्रसित गात छवावे जनि। 
इस छंद में निपेघ द्वारा सभी कियाग्रों को सम्पन्न करने का निमंत्रण 
देना स्पष्ट रूप से व्यंजित है । इनका विपरीत लक्षणा से अ्र्थ लगकर यह भाव 
होगा कि हे श्रहीर के वालक इन सभी क्ियाग्रों को तू भ्रवश्य सम्पन्न करले । 


(ख) रूप श्रथवा प्रेमगविता द्वारा प्रिय का प्रनादर करके प्पने प्रेम 
भाव की भ्रभिव्यक्ति की जाती है । प्रायः रूप लुब्च नायक नायिका के सोनन्‍्दर्य 
की प्रशंसा करता है। नायिका समान रूप में प्रयुक्त प्रसिद्धमत उपमानों की 
महत्ता को जानकर भी उस समता से अपनी अ्रप्रसन्नता व्यक्त करती है।इस 
भ्रप्नसन्नता में श्रपने प्रेम भ्रथवा रूप के गव की भावना रहती है। दिये गये 
उदाहरण में राघा कहती है कि श्रीकृष्णा नित्य ही मेरे मुख को चन्द्रमा के 
समान कहते हैं तो फिर मेरा मुख देखने की 'बया श्रावश्यकता है, वे तो चन्द्रमा 
ही देखा करें ।” इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि इस अभिव्यक्ति में नायिका का 
श्रसीम विश्वास वर्तमान है । उसी के बल पर वह गवं से युक्त इन वचनों के 
बोलने का साहस संचित कर पाती है । 


. (३) प्रिय के उपहास द्वारा उनका श्रनादर करने की चेष्टा में भी 
“बिब्बोक' की श्रभिव्यक्ति होती है । यह प्रेम व्यंजक अभिव्यक्ति कही जा सकती 





7 भप्रेरों मुख चन्द सों बतावें ब्रजचंद रोज, 
कहौ ब्रजचंद जू सों चन्द देखिवो करें। रस रत्नाकर २३० 


३५० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सोन्दर्य 


है । इससे विनोद के साथ ही मन के प्रेम-भाव की सान्द्रता एवं गहन अनुराग 
का ज्ञान हो जाता है । 
ऐसे ही डोलति छेल भये, तुम्हें लाज न आवति कामरि झ्ौढ़ । 
रस-रत्नाकर पृ० २२६ 
इस प्रेमपूर्णा मीठी भिड़की में अनुराग-लिप्त हृदय वरवस स्पष्ट हो 
जाता है। 


(४) प्रेम गविता का आक्रोश पूर्ण अनुराग भी इसी भाव की झ्भि- 
व्यक्ति करता है। सोती हुई नायिका का श्ज्भार नायक करता है। इसी बीच 
में वह जाग जाती है श्रोर भोंहो की भंगिमा तथा श्रनवोले बचन से अपने रूप 
का गुमान व्यक्त कर देती है -- 


“जागि परी 'मतिराम” सरूप गुमान जनावति भोंह के भंगनि। 
लाल सों बोलति नाहिन बाल, सु पोछति आँखि प्ंगोछृति अंगनि । 
इस उदाहरण से स्पष्ट है कि नायक के प्रसाधन की स्पष्ट स्वीकृति 
न देकर भ्पने प्रेम गव॑ के कारण ग्रनादर द्वारा भ्रस्पष्ट स्वीकृति देती है। 
“विह्ृत' में शालीनता का भाव वर्तमान रहता है। इस शालीनता से 
“लज्जा' की उत्पत्ति होती है। लज्जा के कारण अभिलाषा का झभिव्यक्त न 
हो सकना ही 'विहृत' कहा जाता है । यह एक मानसिक भाव है जो चिन्ता के 
रूप में प्रभिव्यक्त होता है । प्राय: मुग्धा नवोढ़ा नायिकाएँ प्रिय के समक्ष प्रपनी 
अ्रभिलाषा को लज्जा के कारण व्यक्त नहीं कर पाती हैं। उनके मन की बातें 
मन में ही रह जाती हैं, प्रिय के जाने के बाद अनभिव्यक्त भ्रभिलाषा ही चिन्ता 
में बदल जाती है। वचन और नेत्रों का असहयोग ही इसका मुख्य कारण 
माना जाता है। यथा-- 
बोलि हारे कोकिल बुलाय हारे केकी गन, 
सिख हारीं सखी सब जुगुति नई-नई। 
“द्विजदेव' की सौं लाज बैरिन कुसंग इन, 
अंगन ही आपने अ्नीति इतनी ठई। 
हाय इन कुझनि में पलटि पघारे स्याम, 
देखन न पाई वह मूरति सुधा मई। 
भावन समें में दुखदायिनी भई री लाज, 
चलन समें में चल पगेन दगा दई । 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३५१ 


इसके भ्रन्तिम पंक्ति में लज्जा और चंचल नेत्रों के अ्रसहयोग की भावना 
को स्पष्ट किया गया है । इसी असहयोग के कारण नायिका ने अपनी चिन्ता 
व्यक्त की है । 

(५) वेशिष्ट्यमूलक चेप्टा में विलास, किलकिडिचित और मोट्टायित 
श्रात्ते हैं। इन तीनों चेप्टाओं में प्रिय सम्बन्ध से एक विशेषता उत्पन्न हो जाती 
है यह मानसिक भावों की श्रभिव्यक्ति में सहायक होती है । प्रिय के दर्शन से 
अथवा संयोग से स्थान, ग्रासन, मुख नेत्रादि की चेष्टाओं में तात्कालिक उत्पन्न 
वैशिष्ट्य को विलास कहते हैं। यह वैशिप्य्य अवस्थागत, ओऔत्सुक्यमूलक * 
औ्ौर प्रेम व्यंजक” हो सकता है | भ्रवस्थागत वंशिष्ट्य में प्रिय दर्शन से उत्पन्न 
अतृत्ति और दर्शन की अ्रभिलापा बनी रहती है । किसी वहाने से प्रिय दर्शन 
का श्रधिक से अधिक लाभ ले लेने की चेष्टा की जाती है । प्रेम व्यंजक चेष्टाओं 
में पारस्परिक प्रेम चेशाग्रों का वैशिष्ट्य रहता है। इन सभी विशेषताओं से 
युक्त चेष्टा को 'विलास' कहा गया है । 

“किलकिड्चित' में भावों की शवलत! का वैशिष्ब्य होता है । प्रेमा- 
घिक्‍य के कारण विपरीत भावों की स्थिति भी बनी रहती है। भय, प्रीति, 
परिहास श्रादि भ्रनेक भाव व्यक्त हो जाते हैं । अ्रतः प्रिय समागम से उत्पन्न 
प्रसन्नता के कारण गये, अभिलाष, कृत्रिम रुदन, मुस्कराहट, भूकुटि, भय, त्रास 
क्रोध श्रादि की मिश्रित क्रिया को 'किलकिड्चित' कहते हैं । इन क्रियाप्रों द्वारा 
प्रेम के श्राधिकय की व्यञ्ञना होती है । छेड़छाड़ मूलक, या परिहास मूलक 
क्रियाश्रों द्वारा भी प्रिय की ओर से किसी प्रकार के ग्रनिष्ट की श्राशंका नहीं 
रहती है। इसी से नायिका की प्रगल्भ चेष्टाएं भी वर्णित होती हैं। ऐसी 





2 श्राइ है खेलन फाग इहाँ, वृषभानु पुरा तें सखी संग लीने । 
त्यों 'पदुमाकर' गावती गीत, रिकावति भाव बताय नवीने । 
कंचन की पिचकी कर में लिये, केसर के रंग से अंग भीने। 
छोटी सी छाती छुटी श्रल्क, भ्रति वैस की छोटी बड़ी परवीने । 
2 बेंसुरी सुनि देखन दोरि चली, जमुना जल के मिस वेगि तब । 
कवि देव सखी के संकोचन सों, करि ऊठ सु श्रोसर को वितव । 
वृषभानु कुमारि मुरारि की शोर, विलोचनि कोरनि सों चितवे । 
चलिबे को घरै न ॒करै मन नैकु, धरे फिर-फेरि भरे-रितवे । 
3 हँसि-हँस करे बातें रंगीले दोऊ मदमाते । 
गौर-स्याम अ्भिराम श्रंग-श्रंग हिय उमंग बाढ़ी, श्रतिसरस पास ललचाते । 


३५२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


चेट्टाओं में प्रिय को देखकर मुसकराना, भृकुटि मटकाना, गाल में अंगुली गड़ा 
देना आरादि क्रियाग्रों का वरणंन किया गया है ।? 


“मोट्टायित' में भावों के गोपन के लिये चेष्टा की जाती है । प्राय: देखा 
जाता है कि श्रिय सम्बन्धी ग्रपनी आसक्ति के व्यक्त हो जाने पर स्त्रियाँ उसे 
छिपाना चाहती हैं | यह भावना दो रूपों में प्रकट होती है (१) भ्रन्य मनस्कता 
दिखाकर (२) किसी माध्यम से भावों को छिपाकर । 


प्रियतम से सम्बन्धित चर्चा के विभिन्न अ्रवसरों पर उसे सुनने में दत्त 
चित्त होती हुई भी ऊपर से सुनने में अरुचि या भ्रन्यमनस्कता दिखाई जाती 
है। यही अ्रन्यमनस्कता उसकी इस चेष्टा को आ्राकषंक बना देती है। 


श्रन्य माध्यम से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा की जाती है। श्याम 
को देखकर शरीर में कम्प का भाव उत्पन्न हो जाता है, परन्तु शीत का नाम 
लेकर नायिका सिर पकड़ कर बंठ जाती है:-- 
श्याम विलोकत काम ते, भयो कम्प तन आय । 
शीत नाम ले लाज ते, बैठि गई सिर नाय। 


गोपन की यह प्रवृत्ति सखियों के समक्ष श्रोर स्वयं प्रिय से भी छिपाने 
में दीख पड़ती है । सखियों से छिपाने की चेष्टा का वर्णन बिहारी ने गमिष्यत्‌ 
पतिका के प्रसंग पर किया है। ललन का चलना सुनकर नायिका की पलकों 
में भ्रॉसू भलक॑ आते हैं, परन्तु वह जमुहाई लेकर सखियों से आ्राँसुवों को लक्षित 
होने से बचा लेती है ।* 

प्रिय से श्रपनी भावनाओं को छिपाने में भी यही प्रयास नायक-नायिका 
दोनो द्वारा किया जाता है। दोनों एक दूसरे के रूप को सुनकर मानो संग ही 
रहने लगे हों, वे दोनों अंग में उत्साह बढ़ाकर ध्यान में ही एक दूसरे को देखने 


2 वह साँकरो कुञड्ज की खोरि भ्रचानक, राधिका माघव भेट भई। 
मुसक्यानि भली अ्रंचरा की अली, त्रिवली की बली पर दीठि गई। 
भहराइ भुकाइ रिसाइ “ममारख” बाँसुरिया हेसि छीनि लई। 
भूकुटी मठकाइ गुपाल के गाल में आंगुरी ग्वालि गड़ाइ गई। 


£ ललन-चलन सुनि पलन में अंसुर्वाँ फलक्‍्यौ झ्राइ। 
भई लखाई न सखिन हूं, भूठे .ही जमुहाइ। बिहारी 


रीतिकाल में रूप-सौन्‍्दय्य ३५३ 


लग जाते हैं,! परन्तु इसका ज्ञान किसी को भी नहीं हो पाता है। यह भी एक 
विशिष्ट क्रिया है । इन्हीं क्रियाश्रों के माध्यम से सौन्दर्य की अभिवृद्धि की 
जाती है। 


इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संयोग के अवसर पर विभिन्न 
ग्रालंकारिक चेट्टाग्रों द्वारा नायिका को झ्ाकर्षक बनाने की चेष्टा की जाती है। 
शारीरिक सौन्दर्य की ग्रतिशय रमणीयता और चेष्टामूलक अनुभावों की सफलता 
से ही प्रिय के संदर्भ में नायिका का यौवन अनुकूल भावों को उद्बुद्ध करने में 
सहायक सिद्ध होता था । इसी से रीतिकालीन कवियों ने नायिका के गुणमूलक 
एवं चेष्टापरक विविध हावों द्वारा उसकी नैसरगिक शोभा को और ग्रधिक मादक 
बनाकर उसके सौन्दर्य के माध्यम से नायक को ग्राकपित करने में अपने अ्रनुभव- 
गत रसिकता का मूर्त रूप प्रस्तुत कर दिया है । इन झ्रात्मतत तत्त्वों के साथ 
वाह्य _तत्त्वों द्वारा भी रूप सौन्दर्य की अ्रभिवृद्धि की जाती है । ऐसे तत्त्वों में 
प्रसाधन गत सौन्द्य और तटस्थ सौन्दर्य का नाम लिया गया है । 


प्रसाधनगत सौन्दर्य-- 

शारीरिक एवं मानसिक सौन्दर्य के उत्कर्प के लिये दो प्रकार के साधनों 
का संकेत किया जा छुका है। इनमें सौन्दर्य साधक कुछ उपकरण प्रालम्बन 
के शरीर से सम्बन्धित होते हैं और श्रन्य शरीर से बाहर अ्रपना स्वृतन्त्र प्रस्ति- 
त््व रखते हैं । इस दृष्टि से इन उपकरणों को ग्रात्ममत और बाह्य उपकरण 
कहते हैं । श्रात्मगत उपकरण झ्रालम्बन के शरीर से सम्बन्धित होने से स्वाभा- 
विक या निसगगंगत उपकरण हैं । इनमें गुण श्रौर चेष्टा का वर्णान अभी तक किया 
जा चुका है। गुण यौवनावस्था में स्वतः ही स्फुरित हो जाते हैं। इन गुणों 
में रूप, सौन्दर्य, शोभा, छवि, नवीनता ग्रादि तथा यौवनावस्था के स्वभावज 
श्रलंकारों की गणना होती है । चेष्टा मानसिक भावों को प्रेषणीय बनाने के 
लिये का्यिक त्रियाएँ हैं । इनसे व्यक्तित्व का श्राकर्षण बढ़ता है श्रौर नायिका 
की इन क्रियाश्रों से नायक के मन में प्रेम एवं रतिभाव की उद्दीम्ि होती है। 
इन चेष्टाओं को कामज' चेष्टा्नों का नाम देना श्रसंगत नहीं कहा जा सकता 
है । ये श्रात्मगत चेष्टा होने से स्वाभाविक या नैसगिक है । 


श्रात्मगत चेष्टाओों से इतर ध्रालम्बन में स्थित न रहने वाले सौन्दये 





7 रूप दुहुँ को दृहन सुत्यो सु रहे तब तें मनो संग सदा ही । 
ध्यान में दोऊ दुहन लखें, हरपे श्रंग-श्रंग उछाहीं । पदुमाकर 


३५४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


साधक उपकरणों को वाह्य साथन माना गया है। इन साधनों द्वारा प्राप्त सौन्दर्य 
अजित सौन्दर्य है। वाह्य होने के कारण इन उपकरणों को सौन्दर्योत्कर्ष का 
कृत्रिम साधक मानते हैं । ऐसा होने पर भी सौन्दर्य को बढ़ाने में इनकी महत्ता 
निविवाद है | इन उपकरणों में प्रसाघनगत उपकरण एवं तटस्थ साधनों की 
चर्चा होगी । 

प्रसावनगत उपकरणों के अन्तर्गत षोडश श्यू गार का वर्णान होता है। 
यह वर्णांन अनेक कवियों ने किया है। सभी ने सोलह शज्भार प्रसाधनों को 
बताया है, परन्तु उनके नामों में कहों-कहीं अ्रन्तर दीख पड़ता है। आ्राचार्य॑ 
वल्लभदेव ने मझन, चीर, हार, तिलक, अझ्जन, कुण्डल, नासा मौक्तिक, केश, 
कज्चुक, सुगन्धि, कंकरा, चरणराग, मेखला, ताम्बूल, दपंण आ्रादि को पोडश 
श्वृ गार कहा है ।! उज्ज्वल नीलमशिकार के श्रनुसार स्नान, केशरचना, अंगराग, 
कुसुम, हाथों में कमल, ताम्बूल, बिन्दु, चिबुक, ग्रश्षन आदि षोडश शज्भार हैं ।* 
रामचन्द्र वर्मा ने उपटन, मंजन, मिस्सी, स्नान, सुबसन, केश-विन्यास, माँग- 
भरना, अंजन, महावर, विन्दी, तिल, मेंहदी, गन्ध द्रव्य, आभूषण, फ़्लमाला 
और पान रचना को पोडश श्र गार कहा है।* रीतिकालीन कवियों में केशवदास4 
सरदार कवि£ बलभद्र" ग्रादि ने पोडश श्यूज्भार का वर्णन किया है। कबीर? 
जायसी ”, तुलसी? चन्द्र वरदाई!? और ढोला मारू रा दृहा! ? में पोडश श्य गार 


! श्राद्यौ मज्जन चीर हार तिलक नेत्राञ्जनं कुण्डलं, 
नासामौक्तिक केशपाशरचनासत्कञ्चुक नूपुरौ । 
सौगन्ध्यं करकड्भूरां चरणयोरागोररणान्मेखला । 
ताम्बूलं करदपंनं चतुरता श्युद्भारका पोडशा: | वल्‍्लभदेव 
उज्ज्वल नील मणिि-पृ० ७७ निर्णाय सागर प्रेस । 
प्रामारििक हिन्दी कोशा सभा १६८० वि० पृ० ४७। 
केशव ग्रन्थावली-भाग १ रसिक प्रिया छंद ४३ सं० विश्वनाथ प्रसाद 
रसिक प्रिया टीका पृ० ५१ 
४ बलभद्र पृ० २६६ छंद ६५ पूना विश्वविद्यालय हस्तलिखित प्रति 
7? कबीर ग्रन्थावली पृ० ७४ ना» प्र० सभा १६२८। 
8 जायसी ग्रन्यावली पृ० १३१ चौथा संस्करण ना० प्र« सभा । 
2 रामचरित मानस पृ० १३६ सं० १६८० वि० सभा 
20 काशी से प्रकाशित पृथ्वीराजरासो पृ० ६६-६८ 
77 ढोला मारू रा दृहा छंद ३६४ 


क्ष. के ६० 9 


रीति-काल में रूप-सोन्दर्य ३५५ 


की चर्चा है | प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने भी इन आज्भारों की चर्चा की है ।? 

इन श्युद्भारों के नाम में कहीं-कहीं ग्रन्तर है, परन्तु इसकी संख्या के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है । सभी लोगों ने श्ज्ञार 
प्रसाधनों की संख्या सोलह मानी है । इन प्रसाघनों के प्रयोग एवं उं श्य में भी 
समान भाव दीख पड़ता है । सभी विचारकों ने इसके सौन्दर्य साधक गुण का 
अनुमोदन किया है । इनके धारण करने के अनेक उद्दे श्य बताये जा सकते हैं । 
शूद्धार मूलक ये प्रसाधन रस की दृष्टि से उद्दीवक और रूप के उत्कर्पक हैं । 
नायिका भेद की दृष्टि से इन्हीं प्रसाधनों से नायिका की विशेष स्थिति और भेद 
का ज्ञापन होता है। वस्त्रादि प्रसाधनों से शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा, 
उपगू हन, यौन अंगों का ग्राकर्पक प्रदर्शन और नायक को आराकृष्ट करने की चेष्टा 
की जाती है । वेश रचना द्वारा शालीनता की रक्षा ओर लौकिक मर्यादा का 
पालन किया जाता है । इन उपकररों से सहज एवं नैसगिक सौन्दर्य की वृद्धि होती 
है,म्रालम्बन की मानसिक स्थिति का प्रकाशन होता है, नायक का झ्राकर्षण एवं 
उसके प्रेम की उद्दीध्ति होती है, अलंकरण प्रवृत्ति का विकास होता है और प्रेम 
के प्रकाशन में इनका योग रहता है । मूलतः इन प्रसाधनों से प्रमुख दो उद्द श्यों 
की सिद्धि होती है (१) शारीरिक सौन्दर्य की अभिवृद्धि करना (२) विशेष 
ग्रभिप्राय एवं भावों की ग्रभिव्यक्ति करना । इन्हीं दोनों उद्दे श्यों का संकेत 
यहाँ होगा । 
१. प्रसाधनों का श्रभिप्रायमुलक प्रयोग :-- 

पोडश श्युज्ञार के अन्तगंत वस्त्र, ग्राभूषण और भ्रन्य लगाये जाने वाले 
उपकरणों का संकेत विया जा चुका है । इन उपकरणों का सामान्य प्रयोग 
शरीर को सजाने अ्रथवा ग्राकर्षक बनाने के लिये होता है, परन्तु कभी-कभी 
इनसे एक विशेष ग्रभिप्राय की सिद्धि होती है । ऐसे स्थलों पर वस्त्राभूषण या 
अन्य प्रसाधघक उपकरगा नायक अथवा नायिका की विशेष मनःस्थिति या 
अ्रवस्था को व्यक्त करते हैं । वस्त्रों की विभिन्न स्थितियाँ अ्न्तप्रवृं त्ति को व्यक्त 
करती हैं | उदाहरणार्थ नीवी बंद का खुलना अथवा उसका कसकर बँघा होना, 
मेखला का शिथिल होना या विगलन, कंचुकी के वन्द टूटने श्रादि में नायिका 
की परिवर्तित होती हुई धारणा पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाधक 
उपकरणों के श्रस्थान श्रथवा विपरीत स्थान पर लगे होने से भी नायक के 
चरित्र और नायिका की प्रतिक्रिया सम्भावित की जा सकती है। नायक के 
मस्तक पर महावर, श्राँखों में पीक, अघरों में श्रक्षन और प्रंगों में भ्रन्य स्त्री के 
श्राभूषणों या वेणी के दाग उसके बहुनायकत्त्व की सूचना देते हैं । इस दृष्टि से 








2 अ्रकबरी दरबार के हिन्दी कवि पृ० १७६ सरसयृप्रसाद अग्रवाल 


३५६ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सोन्दर्य 


विचार करने पर आभूषणों व अन्य प्रसाधक उपकरणों के दो अ्रभिप्राय हो 
सकते हैं :-- 

(१) सोन्दय्यं-वरद्ध क उपकरणा के रूप में । 

(२) भाव या स्थिति के बोधक उपकरणा के रूप में । 

इन दोनों अभिप्रायों की ग्रभिव्यक्ति मध्यकालीन साहित्य में हुई है। 
शज्जार का सीन्दर्योत्कपंक रूप स्वंविदित है, परन्तु यही श्यज्ञार कोप-विधायक 
रूप से भी प्रस्तुत हुआ है । कहीं पर उल्लास को सूचित करता है और कहीं 
विपरीत मानसिक भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। इससे श्वज्ञार द्वारा 
मानसिक भावों की व्यञ्ञना होती है। इसी रूप में यहां पर श्वज्भार का 
विचार होगा । 

श्यृद्भार एवं प्रसाधनों की भाव-वोधकता :--शटज्ञार एवं भ्रन्य प्रसाघनों 
द्वारा दो प्रकार की भाव-स्थितियों का चित्रण हुआ है । 

(१) उल्लासमूलक स्थिति । 

(२) दुःख मूलक मानसिक स्थिति । 

प्रिय के मिलन की अभिलाषा अ्रथवा उसकी सम्भावना मात्र से हृदय 
में जो प्रसन्नता होती है, उसका ज्ञान बस्त्राभूषणों से हो जाता ,है । किसी 
विशेष परिस्थिति में आभूषण श्रानन्द को उत्पन्न करने वाले होते हैं । ऐसा 
प्रायः अभिसारिका अ्रथवा आगत्‌-पतिका नायिका के प्रसंग पर देखा जा सकता 
है । स्वकीया नायिका की सज्जा से प्रिया-प्रियतम के सम्बन्धों का ज्ञान होता 
है । मानवती नायिका का प्रसाधन अभिप्राय-विशेष की अभिव्यक्ति करता है। 
इससे स्वीकृति अथवा निषेध का श्राभास मिल जाता है। इस प्रकार का ज्ञान 
“काव्य-प्रभिप्राय' के नाम से बताया जा सकता है। इसका मध्यकाल में निम्न- 
लिखित रूपों में प्रयोग हुआ है । 

(१) रति प्रथवा प्रेम के प्रसंग पर वस्त्रों की स्थिति का वर्णन है। 
अ्रंगिया या कंचुकी नायिका की रतिमूलक भावनाओ्रों की वाहिका होती है। 
प्रिय के मिलन की सम्भावना से अ्रेंगिया के बन्द का टूटना या उसमें कसाव झ्रा 
जाना मानसिक उल्लास का द्योतक है।? मिलन की श्रवस्था में मानसिक 


2 (क) कसि आई कंचुकी उकसि आयो दोऊ उर । 
नवरस तरंग-बेनी-१५/८८ 
(ख) भावतौ झावत ही सुनिक, उड़ि ऐसी गई हद छामता जो गुनी । 
कंचुकी हू में नहीं मढ़ती बढ़ती कुच की अरब तो भई दो गुनी । 
भिखारीदास १, १२४/१६३ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३५७ 


उल्लास के कारण स्तनों में उभार का झा जाना स्वाभाविक हो सकता है, 
परन्तु इसी वात को बढ़ाकर सचमुच में झ्रगिया को फटता हुग्ना वर्णन कर 
देना! केवल अ्रतिशयोक्ति मात्र ही हो सकती है, वयोंकि लोक-व्यवहार में ऐसा 
नहीं देखा जाता है । 
इन्हीं वस्त्रों के द्वारा मानसिक उल्लास का वर्णान दूसरे ढंग से भी 
किया गया है । प्रिय के मिलन पर गांठ का शिथ्रिल हो जाना नाथिका की 
स्वीकृति का सूचक है। स्वकीया-नायिका या मुग्घा की विभिन्न क्रियाओ्रों 
से इसका ज्ञान होता है। नीबी-बंद का शिथिल होना, उसकी गांठ खुलना, 
बढ़ते हुए यौवन और रति इच्छा का प्रकाशन माना जा सकता है :-- 
१. गति भारी भई, विवि कीबी कहा, कसि बाँवत हू कटि नीवी ढहे । 
भिखारीदास 
२. घरी-घरी यह घाघरि परति ढीलिये जाति। 
धद्माकर ग्रन्थावली ८५।३१ 
३. प्रिय भेटित्रे को उमगी छतियां, सु छिपावती हेरि हियी हेंसिक । 
ग्रेंगिया की तनी खुलि जाति घनी, सुबनी फिरी वांवति है कसिके। 
सुजान० ३५-२१ देव 
४. ललकि गहति लखि लाल को, लली कंच्ुकी बन्द । 
मिस ही मिस उठि-उठि हँसति श्रली चली सानन्द । 
भिखारीदास १,६४।४५ 
उपयुक्त चौथे उदाहरण में 'लाल' को देखकर कंचुकी के बन्द का छूना 
रति इच्छा का प्रकाशन है । इसी प्रकार नीवी का स्पर्श, उसका उकसाना या 
खींचना श्रादि रागदीस स्थिति का सूचक है ।? कभी-कभी इनकी विपरीत 
क्रियाओ्रों द्वारा श्रसहमति की सूचना मिल जाती है । जैसे नीबी की शिथिलता 


+ भारि ढार॒यो पुलक प्रसेद हैँ निवारि डार्‌यो, 
रोके रसना हूँ त्यों भरी न कछू हाँगी री । 
एते पै रह्यो न भान मोहन लट्ट पै भट्ट, 
टृक-हृक हाँ के जो छट्कक भई आ्राँगी री। 
पद्माकर ग्र० १४७/२७६ 
2 (क) कसिब मिस नीबिन के छिन तो, प्रंग-प्रंगन दास दिखाइ रही । 
भिखारीदास 
(ख) जी बेंधि ही बेंधि जात है, 
ज्यों-ज्यों सुनीवी तनीन की वांचति छोरति । 


३५८ मध्यकालीन हिन्दी कृप्एा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


से रति इच्छा का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार उसका कसकर बेचा होना 
नायिका के क्रोध का सूचक है । ऐसी स्थिति में या तो उसके मन में मान की 
प्रवृति रहती है या असहमति की भावना कार्य करती है ।' हार के घारण 
करने में गाढ़ालिगन के बाघक होने से इसे भी श्रसहमति का सूचक ही माना 
जाता है और उसके न पहनने से झ्रालिगन की कामना व्यक्त होती है ।? इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि वस्त्राभूषणों द्वारा मन की उल्लासमय स्थिति का ज्ञान 
होता है । 

इस उल्लास के कारण आंगिक परिवर्तनों का वर्णन रीतिकाल में 
हुआ है । अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियों में शरीर में कसाव श्रा जाने तथा 
कृशता का वर्णन हुआ है। प्रिय मिलन की अनुकूल स्थिति में आंगिक परिवर्तन 
भोग सूचक होते हैं श्रोर प्रतिकूल परिस्थिति में श्रंग की कृशता प्रधान हो जाती 
है । अनुकूल स्थिति में ग्रानन्द का अनुभव होता है, जो कई रूपों में प्रकट हो 
जाता है । इसमें उमंग से शरीर में पुप्टता आ जाने का वर्णान है फलस्वरूप 
बलय भश्रादि टूट जाते हैं ।३ अंगों में थिरकन उत्पन्न हो जाती है । यह्‌ थिरकन 
श्रानन्द को व्यक्त करती है । अंग में उमंग आ जाती है, कंचुकी कसने लग 
जाती है, दोनों कुच उकस आदे हैं । यह सभी वर्णन झ्ानन्दमूलक है । कहीं- 
कहीं दुःख मूलक भावना भी व्यक्त हो जाती है । 

वस्त्राभरणों द्वारा दुःख की व्यज्जना प्रोषित-पतिक्रा नायिका के 
प्रसंग पर होती है। ऐसे स्थलों पर कंकरण, बा:बन्द आदि की शिथिलता 
विरह-जन्य कृशता का सूचक हो जाती है । यथाथ जगव्‌ में इसक्री वास्तविकता 
न रहते हुए भी काव्यात्मक जगत्‌ में इसका प्रतीकात्मक महत्त्व विरह की . 
ग्रभिव्यञ्जना के लिए होता है | इसमें विरह जन्य दौबल्य की उत्कृष्ट भावना 
व्यक्त हो जाती है। बहुधा प्रोषित पतिका नायिका के प्रसंग में भ्राभरणों के 


2 ऐसे सयान सुभायन ही सौँ, मिली मनभावते सो मन भोरे । 
मान गो जानि सुजान तब, अंगिया की तनी न छुटी, जब छोरे । 
मतिराम-रसराज ६६ /१२७ 
४ और सिगार सजे तो सजौ इक हार हहा हियरे मति गेरो । 
पद्माबर ग्रन्थावली-१२८/२२२ 
8४ सरकी सारी सीसते, सुनतहि आगम नाह। 
तरकी वलया कंचुकी दर की फरकी बांह। रामसहाय सतसई २५२ 
(क) भावते को सुनि झआगम झानन्द अ्ंगन-अंगन में उमह्यो है । रसराज 
(ख) कसि झ्ाई कंछुकी उकसि झ्रायो दोऊ कुच, 
गसि आई बलया सो फेंसि आयो भुजबन्ध । नवरस-वेनी १५/८८ 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३५६ 


शिथिल हो जाने का वर्णन है ।' केशवदास ने राम की कृशता का वर्णन 
मुद्रिका के माध्यम से उत्तम व्यंग्य प्रणाली में किया है ।£ 

विचारों की यह प्रतिकूलता कोप-ब्यञ्जक रूप में वशित है। प्रायः 
भोग चिह्नों को देखकर नायिका के मन में विपरीत विकपंक भावनाएं उत्पन्न 
होती हैं । ऐसे स्थलों पर प्रसाधन सौन्दय॑-वर्ध क न होकर नायिका के क्रोव की 
व्यञ्जना कराने में समर्थ हो जाते हैं। प्रसाधक उपकरणों का इस स्थिति में 
वर्णांन कई रूपों में किया गया है । 


(१) स्व॒कीया नायिका के रति प्रसंग पर आभूषणों से कई प्रर्थो की 
सिद्धि बताई गई है । नायक द्वारा नायिका के श्ज्जार में प्रेमाधिकय की व्यञ्ञना 
होती है। विपरीत रति की श्रवस्था में वेष-परिवर्तन रीतिकाल का एक प्रिय 
विषय रहा है । इससे नायक के ऊपर नाथिका के पूर्ण आ्राधिपत्य की व्यज्जना 
हो जाती है । मतिराम तोष प्रादि अनेक कवियों ने इस प्रकार का वर्णन किया 
है ।१ इस वेष-परिवर्तन से नारी के कामाधिक्य की व्यञज्जना होती है । कभी- 
कभी बहुनायकत्व के प्रसंग पर यह वेष स्वकीया के मान का कारण बन जाता 
है। बहुब्रा भूल या श्रसाववानी के कारण नायक के शरीर पर प्रसाधन चिह्न 
रह जाते हैं । स्वकीया के प्रसंग पर यह उसकी लज्जा का कारण बनता है, 
क्योंकि समाज के प्रति गोपनीयता का भाव स्थिर नहीं रह पाता और उसकी 
क्रियाग्रों का ज्ञान सबको हो जाता है।* नायिका का वेप-परिवर्तन उसके 


7 दास चली करते बलया, रसना चली लंक ते लागा अवारन । 
प्रान के नाथ चले श्रनतें, तनते नहिं प्रान चले केहि कारन ॥ 
भिखारीदास ग्र० १, १३२/१६६ 
2 तुम कहि बोलत मुद्रिके मौन होति यहि नाम । 
कंकन की पदवी दई, तुम बिनु या कहें राम । केशव-रामचन्द्रिका । 
5 (क) राधा हरि हरि राधिका बन आये संकेत । 
दम्पति रति विपरीत सुख सहज सुरति हू लेत । 
बिहारी रत्नाकर दोहा १५५ 
(ख्र) राबे हरि हरि राधे रूप की सुरति कीन्हें 
रति विपरीत विपरीत रति हू गई। 
तोष-सुधा निधि ११२/३३१ 
4 लाल-भाल बिंदी दिये उठे प्रात अलसात | 
लोनी लाजनि गड़ि गई, लखे लोग मुसकात । मतिराम सत० दो० ६५० 


३६० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 
अ्रनुराग का सूचक है |? 
खण्डिता प्रसंग पर नायक के शरीर पर ये प्रसाधन कोप को बढ़ाने 
वाले होते हैं। इसकी दो प्रकार की प्रतिक्रिया वशित है (१) पअनुत्साह मूलक 
(२) व्यंग्य मूलक । भ्रनुत्साह की स्थिति में नायिका कुछ न बोलती हुई भी 
अपने मान को उदासीनता के माध्यम से प्रकट कर देती है। व्यंग्य में वचन 
प्रौर क्रियाप्रों द्वारा यह भावना व्यक्त की जाती है। क्रिया द्वारा मान का 
वर्णान सूर ने एक स्थल पर वहुत ग्रच्छा किया है ।? वचनों द्वारा मान एवं 
व्यंग्य दोनों की ही सूचना मिल जाती है। यथा:-- 
(१) पलनु पीक अंजन अधर, घर महावर भाल । 
आ्राजु मिले सुभली करी, भले बने हौ लाल । 
बि० रत्नाकर दोहा २२ 
(२) आरा हंसी हमें देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर घोरी। 
एते बड़े ब्रज मण्डल में न मिली कहूँ रंचक माँगेहु रोरी। 
'नवरस' से 
पहले उदाहरण में प्रशंसामूलक व्यंग्य है और दूसरे में स्पप्ट रूप से 
नायक को अपराधी सिद्ध करते हुए उस पर व्यंग्य किया गया है । इन उदा- 
हरणों में प्रसाधन द्रव्यों के श्रस्थान या विपरीत स्थान पर लग जाने के कारण 
ये कोप-विधायक मण्डन हो जाते हैं । नायक की पलकों पर पान का पीक, भाल 
व श्रेंगुलियों में महावर, प्रंगों पर प्राभूषण या बेनी के दाग इसी भाव को 
उद्दीप्त करते हैं। ये मण्डन विपरीत रति के समय स्वयं लगाये जाते हैंया 
परकीया के सम्पर्क में अ्रनाय/स लग जाते है। स्वकीया के सम्बन्ध से ये आनन्द- 
विधायक ओर परकीया-सम्वन्ध से कोप-विधायक हो जाते हैं। इन मण्डनों के 
अतिरिक्त वस्त्राभूषणों का श्ज्धभारिक प्रध्ंगों पर सांकेतिक महत्त्व होता है। 
रीतिकालीन काव्य में कई आभूषणों की ध्वनि आदि के सम्बन्ध में 
विशेष सावधानी बरती जाती थी। ध्वनि दो प्रसंगों पर विशेष अवस्था की 
सूचक होती थी :-- 


) मेरे सिर कंसी लगे, यों कहि बाँबी पाग ! 
सुन्दरि रति विपरीत में, प्रकट कियौ अनुराग । 


मतिराम सतसई सप्तक दोहा ३६७ 
2 प्यारी चित रही मुख पिय कौ । 
प्रंजन भ्रधर कपोलन विन्दन, लाग्यो काहू तिय कौ। 
८ ८ 2. >» >» 2८ 
तुरत उठी दरपन कर लीन्‍्हीं, देखो बदन सुधारो । सूरसागर 


रीति-काल में रूप-सोन्दर्य ३६३ 


(१) संयोग प्रसंग पर 

(२) अभिसार प्रसंग पर । 

संयोग के अवसर पर किकिणी के मुखर होने या नूपुर के मौन होने में 
विशिष्ट सांकेतिक प्रसंगों की श्रभिव्यक्ति होती थी । बिहारी और पद्माकर 
आदि ने इसके द्वारा विशिष्ट भावों के उद्रे क की अभिव्यज्जना की है ।! प्रायः 
किक्रिणी बजने के माधुयं से विपरीत रति की कल्पना की जाती थी । 

अभिसार के अवसर पर विशिष्ट प्रकार के वस्त्र या आभूषण पहने 
जाते थे । उनकी व्यावहारिक उपयोगिता सर्वमान्य थी। अभिसार की क्रिया 
परकीया सम्बन्ध से ही होती थी । अतः इसमें गोपनीयता को इसका अनिवार्य 
तत्व मानते थे। इसी गोपनीयता के लिग्रे कृप्णाभिसारिका काले रंग के 
प्रसाधन, शुक्लाभिसारिका श्वेत प्रसाधन ग्रौर दिवाभिसारिका दिन की उज्बलता 
में मिल जाने वाले सौन्दर्य के उपकरणों का प्रयोग करती थी। इन तीनों 
प्रकार की श्रभिसारिकाएं अ्रपनी गति को ग्रुप्त रखने के लिये शब्द या भनकार 
करने वाले ग्राभूषणों को यथा सम्भव दूर रखती थीं । मुग्धा नायिका में किकक 
श्रधिक होने के कारण पूर्णातया ऐसे ग्राभूषणों का बहिप्कार हो जाता था ।* 
प्रौढ़ाएँ श्राभूपणों की कनकार से चिन्तित नहीं होती थीं “ग्रूजरी बजावे रव 
रसना सजावेँ, कर चूरी भनकावे गरो गहति गहकि के ।२ 

श्रभिसार के समय परिस्थिति में मिल जाने वाले वस्त्राभूष्णों पर 
ध्यान जाता था। सामाजिक नियमों के विपरीत होने से श्रभिस्तार को सर्व 
स्वीकृति प्राप्त नहीं थी । इसी कारण गोपनीयता की भावना से युक्त श्राभरणों 
को धारण करने की परम्परा चल पड़ी। क्रप्णाभिसारिका साँवरी होकर 


7 (क) करत कुलाहल किकिणी, गह्मो मौन मंजीर । 
बिहारी रत्नाकर दोहा १२६ 
(ख) कहैं पद्माकर त्याँ करत कुलाहल, 
न किकिनी कतार काम दुदव सी दे रही । पद्माकर 
2 किकिनी छोरि छपाई कहूँ, कहूँ वाजनी पायल पाँय ते नाही ।.... 
लाजनि तैं गड़ि जात कहूँ श्रड़ि जाति कहूँ गज की गति भाई ।.... 
वैस की थोरी किसोरी हरै-हरे या विधि नन्‍्द किसोर प॑ झ्राई। 
पदुमाकर ग्र० १३०।२३० 
5 देवकृत सु० विनोद ६१५६ 


३६२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


श्याम के पास अभिसरणा करती है ।! शुक्लाभिसारिका के श्वेत पुष्प, श्वेत 
अम्बर घारण करने का वर्णन है। वह भनकार वाले आभूषणों को दूर 
करके श्रीकृष्ण के पास ऐसे आ्राती है कि कोई उसे देख नहीं पाता ।? यहां 
स्पप्ट रूप से प्रसावन सामग्री का अन्तर वश्त है। परिस्थिति के श्रनुसार 
गोपन-मनोवृत्ति की प्रेरणा से सामाजिक विधि-निपेधों के पालनार्थ दुग्ध-घवल 
साड़ी, पुष्पों या मोती के आाभरण तथा श्वेत बस्त्रों का प्रयोग होता है। 
दिवाभिसारिका के प्रसंग पर इन बस्त्राभरणों में पुनः परिवर्तन हो जाता है । 
दिन के प्रकाश में जरतारी की साड़ी का प्रयोग वर्णित है ।१ क्‍योंकि इसकी 
भलमलाहट प्रकाश में मिल जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिवाभिसारिका का 
वर्णान होता है । इस ऋतु में ध्वनि करने वाले आ्राभूषणों की भनक तीव्र गति 
से चलती हुई वायु में मिलकर ग्रलग से श्र्‌ ति-गोचर नहीं हो पाती । इससे 
ग्राभूषणों के घारण में ध्वनि-विषयक सावधानी की उपेक्षा भी हो जाती है ।* 

आ्रतः स्पष्ट है कि वस्त्राभरण एक प्रसाघन सामग्रियों का उपयोग रूप 
को झ्राकपंक बनाने श्रोर विशेष १रिस्थिति में भ्रपनी मनोधृत्ति को व्यक्त करने 
के लिये होता है। वस्त्रादि के आकपंक गुणों के कारण यह सौन्‍्दर्य-वृद्धि में 
सहायक होता है । भाव या परिस्थिति के बोघक रूप में वस्त्रादि से नायक या 
नायिका के चारित्रिक गुणों पर प्रकाण पड़ता है। भिन्न परिस्थिति में भिन्न 
श्राभूषणादि मनोगत भावों को अ्रभिव्यक्त करते हैं । इनसे मानसिक उल्लास 





 सामरी पामरी की दे खुही वलि, सामरे प॑ चली सामरी ह्वें क॑। 
पदु० ग्र० १३३।२४३ 
£ सिख-नख फूलन के भूषण विभूषित कं, 
बांधि लीनी बलया विगत कीन्ही बजनों। 
तापर संवारयो सेत भ्रम्बर को डम्बर, 
सिधारी स्याम सन्निधि विहारी काहू न जनी । भिखारी०ग्र० १२५।१६७ 
3 सारी जरतारी की भलकि भलकति तैसी, 
केसर को अंग राग कीन्हों सब तन मैं । 
तोछन तरनि की किरनि त॑ दुगुन जोति, 
जागति जवाहिर जटिल आभरन मैं | ललित०-मतिराम छंद ६० 
$ मंद मंद चली नन्दनन्दन पै प्रवीन बेनी ग्रीषम दुपहरी भरी रही है। 
संदली दुकूल फहरात भुज मूलन पे फूलन के भूषन सुगन्धि भरि रही है। 
नूपुर भनक जैसे सनक समीर तीर, चहुँ श्रोर भौंरनि की भीर भरि रही है। 
नव० तरंग २६।१७२ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य 


ख्ण 
ट्रक 
ख्ण 


या क्रोध का ग्राभास मिल जाता है । ग्राभूषणादि का भावों की ग्रभिव्यक्ति से 
सम्बन्धित यह विशेष उपयोग है । इनसे मानसिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन होता 
है । यहाँ प्रसाधन बाह्य सौन्दर्य का व्यक्जक न होकर आरान्तरिक भावनाओं का 
उद्घाटक है । अ्रन्य स्थलों पर शोभा-विधायक्र उपकरण के रूप में इनके प्रयोग 
का वर्णात है। वहाँ सौर्द्य -सावक उपकरण होने से इन्हें प्रसावन गत सौन्दर्य 
के अन्तगंत माना गया है । 


प्रसाधनों का सौन्दर्य साधक प्रयोग 
सौन्दर्य-साधक प्रसाधन गत उपकरणों का वर्णान करते हुए रीति- 
कालीन काव्य में दो प्रकार की पद्धतियां भ्रपनाई गई हैं:-- 
(१) पोडश श्ज्भार के परिगान वाले छंदों के सृजन से रावा ग्रथवा 
अ्रन्य नायिका के सौन्दर्य का वर्णन । 
(२) एक या दो उपकरणों की सहायता से व्यप्टि रूप में सौन्दर्य 
साधक उपकरणों का वर्णन । 
इन दोनों पद्धतियों में प्रसाधनों की गणना वाले छुंदों में कवियों ने 
अपने पोडण शशज्भजार के ज्ञान को ही दिखाया है । ऐसे छंदों से किसी प्रकार 
की कोई सौन्दर्य -बृद्धि नहीं होती । इनसे केवल इन उपकरणों का ज्ञान मात्र हो 
जाता है। केशवदास, बलभद्र आदि कवियों ने इस प्रकार के छुंदों को प्रस्तुत 
किया है।? पदूमाकर ने कुछ ही प्रसाधनों का नाम लिया है। ग्वाल कवि 
7. (कर) प्रथम सकल सुचि मज्जन अमल वास, 
जावक सुदेश केश-पास को सुवारिबों । 
प्रंगगागः भूषणा विविघ मुख-बास, 
राग-कज्जल कलित लोल लोचन निहारिबो । 
बोलनि हंसनि मृदु चातुरी चित्तौनि चारु, 
पल-पल प्रति-प्रति पतिब्रत प्रतिपालिवे । 
'केसोदास' राविलास करहु कुवरि राधे, 
इहि विधि सोलह सिंगार सिंगारिवों । रसिक प्रिया 
(ख) करिदन्‍्त घावन उबटि अंग उबटन, 
मज्जन क॑ देह अश्रंगुछानु अ्रंगु छाई है । 
करिके तिलक माँग पाटी पारी 'बलभद्र 
भली भाल बन्दन को बेंदुरी बनाई है । 


३६४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


ने भी “रसरंग” में गणना वाले पद को लिखा है।! वकसी हंसराज के 'स्नेह 
सागर” (१० ८०-८१) भर सोमनाथ के रासपंचाध्यायीः में भी गणना वाले 
उपकरणों का उल्लेख है । इन सभी प्रसंगों को देखने से स्पष्ट है कि इन श्रव- 
तरणों द्वारा कवियों ने सोन्‍्दर्य-साधना का प्रयास नहीं किया है, अ्रपितु इन 
साधनों के वर्णान मात्र का ही उहं श्य व्यक्त किया है। कहीं पूर्णां सोलह साधनों 
और कहीं छंदों में मात्रादि की आवश्यकतानुसार कम साधनों या उपकरणों 
का उल्लेख मात्र होने के कारण इन उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न सौन्दयं का 
विम्ब-विधान नहीं होने पाता । इससे परम्परा-निर्वाह की शुष्कता श्रौर झ्राचार्य- 
त्व की प्रवृत्ति का ही संकेत मिलता है । कुछ कवियों ने व्यष्टि रूप में प्रसाधक 
उपकरणों के प्रयोग से सौन्दर्य बढ़ाने की चेप्टा की है । 


ग्रालम्बन के सौन्दर्य को आ्राकर्पक बनाने के लिये आरम्भ से ही सौन्दर्य 
प्रसाधनों का प्रयोग होता रहा है। इनसे दो प्रमुख उद्दे श्य की पूति होती रही 
है । प्रथम श्ज्जारिक उपकरणों से अपने श्राभिजात्य तथा सौन्दर्य का प्रकाशन 
प्रौर द्वितीय इनके प्रयोग से सुखद अनुभूति की उत्पत्ति द्वारा नायक का 
ग्राकर्षण । इन दोंनों ही उद्देश्यों में रीतिकालीन कवियों की सफलता 
प्रसंदिग्ध है । 


प्रजन दे नैन देखि दपंन चिबुक चिन्ह, 
प्रधर तम्बोर की भ्रधिक छवि छाई है। 
मेंहही करन एड़ि मांजि के महावर दे, 
सोरह सिंगारन की मूल चतुराई है। रस-रत्नाकर ७०४ 


) प्रथम न्हवाय चीर चुनि पहिराय भाय, 
बेनी हूं बनाय फूल गंधनि गहत है । 
माँग सीसफूल खौरि कजरा सुनथ डारे, 
पत्राववी करत कपोलन महत है । 
“ग्वाल' कवि बीरी ठोढ़ी बिन्दु हार फूल, 
गेंद किकिनी महावर दे झ्रानन्द लहत है। 
राइ नोन करत निहारत रहत मोंहि, 
सारे है सिगारन सिंगारत रहत है । 
रसरंग-पंचम उमंग छंद ३ ग्वाल 


भारतवासी प्रेस दारागंज सव्‌ १६३६ में प्रकाशित प्रयाग । पृ० ४४-४५ 


रीति-काल में रूप-सौन्दर्य ३६५ 


इन कवियों द्वारा प्रयुक्त श्ज्ञार साथनों की तीन कोटियाँ की जा 
सकटी है-- 

(श्र) शरीर पर लगाये जाने वाले सौन्दर्य के उपकरण 

(ञ्रा) शरीर पर धारण किये जाने वाले सौन्दर्य साधक्र उपकरण । 

(इ) श्रन्य उपकरण । 

(श्र) शरीर पर लगाये जाने वाले उपकरण--ऊपर वताये गये 
सौन्दर्य साधक सोलह उपकरणों में से अनेक उपकरणों को शरीर में लगाकर 
सौन्दर्य की वृद्धि की जाती है।इन उपकरणों के प्रयोग में उनके उद्ं श्य की 
दृष्टि से उन्हें तीन वर्गों में वांट सकते हैं :-- 

(क) मुदृुता उत्पन्न करने वाले सोन्दर्य-नावक उपकरण | 

(ख) रूपाकर्प णा को बढ़ाने वाले सौन्दर्य-साधक उपकरण । 

(ग) सौभाग्य सूचक सौन्दर्य-साधक उपकरण । 

(क) शारीरिक कोमलता को बढ़ाने वाले उपकरणों का आलम्बन से 
भिन्न स्वतंत्र भ्रस्तित्व होता है। इनके प्रयोग से शरीर कोमल, मसृण झौर 
स्पशं-सुखद बन जाता है। इनमें उबटन, ग्रज्ञराग आर सुगन्धित द्रव्यों का 
प्रयोग वर्णित है । षोडश श्टज्जार में इनका बहुत महत्त्व है । राजानक रुय्यक 
के श्रनुसार रत्न, हेम, श्रंकुश, माल्य, मण्डन, द्रव्य-योजना और प्रकीर्णे ये सात 
अ्रलंकार भ्रंगराग से सम्बन्धित हैं ।! इन सभी मण्डनों को साधन के रूप में 
स्वीकार किया गया है । द्रव्य श्र॒लंकार के ग्रन्तगंत चन्दन, कस्तूरी, कु कुम, 
अ्रगरु, पटवास, ताम्बूल श्रंजन, गोरोचन श्रादि बताये गये हैं । गन्ध द्वव्यों के 
प्रयोग से प्रारोन्द्रिय की तृप्ति होती है भौर उसकी सुगन्धि मन को भी 
श्राकृष्ट कर लेती है। इन उपकरणों की प्राप्ति का स्रोत जीव-जन्तु, जड़- 
पदार्थ भ्रौर रासायनिक संश्लेषण है । मृग से कस्तूरी भ्रादि और वनस्पतियों से 
पुष्पादि की प्राप्ति होती है। श्रनुलेपन विविध द्रब्यों के संश्लेषण श्रादि से 
बनाया जाता है । 

अ्रंगराग का मूल उद्द श्य गोरे वर्ण की शोभा को निखार देना है । 
प्रनुलेपन का प्रयोग प्रिय-मिलन के पूर्व होता है । स्त्री श्रोर पुरुष दोनों ही 





7 रत्न हेमांशुके माल्य॑ मण्डन द्रव्य-योजने । 
प्रकीर्णा चेत्यलद्भूरा सप्तवेते मयामता । 
निर्णय सागर काव्यमाला-पंचमो गुच्छ १० १५८ 


३६६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


अञ्रगरागादि का प्रयोग करते थे, परन्तु रीतिकालीन काव्य में स्त्रियों द्वारा 
प्रयुक्त अंगराग की अधिक चर्चा हुई है । 

कस्तूरी अगरु, केशर, मलाई, सनन्‍्तरे के छिलके श्रादि को एक में पीस- 
कर अंगराग बनाने की परम्परा रही है। इससे शरीर में सुगन्धि रहती है 
प्रौर यह सुगन्धि मन को तृप्त करती रहती है। रीतिकालीन साहित्य में 
ऐश्वर्य एवं वैभव परक सामाजिक स्थिति का प्रभाव सर्वत्र दीख पड़ता है। 
इसी से केसर के प्रयोग का वर्शान अनेक कवियों ने किया है ।! कान्तिमाव्‌ 
स्वर्णाभा से युक्त शरीर में केशर का लेप आकर्षण एवं सुगन्धि से मन को 
झ्राप्लावित कर देता है। इन सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग सखी द्वारा, स्वयं 
नायिका द्वारा या नायक के द्वारा नायिका के अंगों में किया जाता है । इससे 
इसके भोग परक हृष्टिकोण की ही पुष्टि होती है। प्रायः अभिसारिकाएँ 
अग्रभिसार के समय अंगराग एवं सुगन्धित पदार्थों का लेपन करके प्रिय-मिलन 
को जाती थीं। सखियां इस सुगन्धि के सहारे नायिकाओ्रों के पीछे जाती हुई 
बताई गई हैं ।? नायक के शरीर की सुगन्धि उसके ग्रन्य नायिका के साथ रति 
प्रसंग को उदुघाटित कर देती हैं ! ऐसे स्थलों पर रति-चिन्ह के रूप में सुगन्धि 
की उपयोगिता हो जाती है । कुझदि इस सुगन्धि से भर जाता है ।* सुगन्धि 
युक्त नायिका का झाकषंक चित्र उपस्थित हो सका है।* सौन्दयंवर्द्ध क उपकरण 
के रूप में सुगन्धित द्रव्यादि के प्रयोग से तत्कालीन वैभव की स्मृति हो जाती 
है । राघा का मुख सुगन्धिपूर्णा है।* मुख वास से रुचि बढ़ती है। जमुना को 


१ "मतिराम ग्रन्थावली” रसराज छंद २०१, देव-'भावविलास' छंद १०५, 


रघुनाथ “रसिक-मोहन' छंद ४०१ 'सुन्दरी-तिलक' छंद २६६॥। 
£ बिहारी 
सजि ब्रज चंद प॑ चली यों मुखचंद जाको, 
चंद चाँदनी को मुख मनन्‍्द सों करत जात । 
कहै 'पदमाकर” त्यों सहज सुगन्घ हो के, 
पुजुज बन कु जन में कुज्ज से भरत जात । जगदविनोद छंद २४३ 
$ भेटी गुजरेटी अ्रहिरेटी कान्ह भानु-बेटी 
अतर लपेटी लेटी शीतल महल में । 
श्री राधा सुधा शतक छंद ७१ हठी 
5 रति में न सती में न रंभा रमा जानकी में, 
जेसी है सुगन्‍्घ प्यारी राधा खाश अग में | 
श्री राधिका जी नख-शिख छुंद ६६ कालिका प्रसाद 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३६७ 


जाती हुई नायिका के पीछे भौरों का भुण्ड चलने लग जाता है ।! 

रीतिकालीन अ्रन्य गन्धद्रव्यों में कस्तूरी, चोवा, चन्दन, श्रगरु, अतर 
एवं विभिन्न फूलों आदि के फुलेल के प्रयोग का वर्णन है। भ्रभिसारिका का 
रहस्य उसकी सुगन्धि अ्रथवा ग्रंग-ज्योति से खुल जाता है ! मिलनोत्सुका नायि- 
काग्नों में ही केश, मुख, शरीर आदि को सुवासित करने का वर्णोन है । इस 
प्रकार अंगरागादि के प्रयोग से एक ओर शरीर में कोमलता उत्पन्न की जाती 
है श्रौर दूसरी ओर सुगन्धि द्वारा त्रिय को ग्राकपित करने की चेष्टा को जाती 
है । इस दृष्टि से इन पदार्थों के प्रयोग का मूल उद्व श्य प्रिय के सम्बन्ध में 
उनका उपयोगिता मूलक होना ही है । इसी को ध्यान में रखकर सुगन्धि, 
अंगराग, अनुलेपन, उवटन आदि का प्रयोग अभिसारिका, वासक सज्जा 
श्रादि नायिकाएँ श्ज्भार के सौन्दर्य साधक उपकरणों के रूप में करती थीं । 

इन सुगन्धित पदार्थों का वर्णान अ्रनेक स्थलों पर अनेक कवियों द्वारा 
किया गया है । मृगमद,* चंदन, घनसार,* केशर" आदि द्वारा इन्हीं 








) रस-रत्नाकर पृ० ६६३ 
2 मतिराम रसराज छंद १७२ 
8 रैन अंबेरी नीलपट, मृगमद चचित अ्रंग । 
सघन घटा सी लखि परे, रंगी स्याम के रंग । 
--री. का. सं. पृ. १४१ कृपाराम 
4 (क) चंदन चढ़ाउ जिन ताप सी चढ़ति तन, 
कुमकुम न लाउ अ्रंग आग सी लगति है। 
++री. का. सं. पृ. १४७ केशव 
(ख) अ्ंगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत, 
सारी द्वीर फेन की सी ग्राभा उफनति है। 
--री. का. स पृ. १७३ मतिराम 
5  (क) सीरे करिवे को पिय नैन घनसार केबों, 
बाल के बदन बिलसत मृदु हास है । 
--ललितललाम,_ मतिराम 
(ख) घसिह्दों घनसार पटीर मिले, मित्रे बात कही न बनावटी ऊ। 
--बेनी प्रवीन 
(ग) घनसार पटीर मिलैं-मिले नीर, चहै तन लावे न लावे चहै । 
--बेनी प्रवीन 
6 (क्र) केसरि कुसुम हूं ते कोरी जो न होती, 
तो किसोरी सों कुसुम सर कौनी भांति जीततों। देव 


३६५ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्‍्दर्य 


उद्दं श्यों की सिद्धि की जाती थी । इन पदार्थों की फंलती हुई सुगन्धि से वाता- 
वररा में भोगमूलक भावना फैलती है श्रौर उसकी तीत्र प्रतिक्रिया होती है। 
ऐसी नायिकाओ्रों के पीछे भौरों का भ्ुण्ड लग जाता है और पहरा देने वाले 
पहसुपरों के मन में भी झ्रोत्सुक्य जाग्रत हो जाती है।' अंगों से निकलती हुई 
सुगनन्‍्धी की भकोर प्रवाहित होने लगती है.।? 

ग्रन्त में कहा जा सकता है कि शारीरिक कोमलता को अ्रजित करने के 
लिये उबटन, प्रंगराग झनुलेपन ग्रादि को सौन्दर्य साधक उपकरणों के रूप में 
प्रयोग किया जाता है। इनसे शरीर में कोमलता आ्राती है, वातावरण में 
मादकता फैलती है, नायक के मन में रतिमूलक भावना का उद्भव होता है 
प्रौर भोग परक उद्द श्य की सिद्धि होती है। इनके प्रयोग से नायिका का प्राक- 
पंरा बढ़ता है, स्पर्श सुखदता आ्राती है, श्रारोन्द्रिय की तृप्ति होती है। नायिका 
के सहज सुगंध में उसके 'पह्मिनी' होने की बात का समर्थन मिलता है। 
प्रनुलेपनादि से प्राप्त सुगन्घि नैसगिक न होकर कृत्रिम है । इस कृत्रिम सुगन्धि 
से भी भोगपरक भावना का प्रकाशन होता है और रतिमूलक़ भाव की उद्दीध्ति 
होती है । रीतिकालीन कवियों का यही उद्देश्य था और इसमें उन्हें पूर्ण 
सफलता मिली है । 

(ख) रूपाकर्षशा को बढ़ाने वाले सौन्दय्य-साधक श्यू गार के उपकरण- 
पोडश श्वृज्धार के भ्न्तगंत सौन्दर्य को वढ़ाने वाले अनेक उपकरणों का वर्णन 
रीतिकालीन साहित्य में मिलता है। इन उपकरणों में भ्रश्नन, तिल, जावक, 
मेंहदी की गणना होगी । प्रंजन नेत्रों में और तिल की रचना कपोल या चिबुक 
के ऊपर की जाती है । पंरों में लगाने के लिये महावर या जावक का प्रयोग 
होता है। सौन्दर्य वद्ध क इस उपकरण का प्रयोग स्त्रियाँ श्रपनी एड़ी को 
रेंगने में करती हैं | भ्रांखों का अंजन श्रौर पग में महावर सौन्दर्य को बढ़ाने 
वाला होता है। शज्भार-साधन में यह महत्वपूर्०णा उपकरण है। इससे कई 
बातों का ज्ञान होता है-- 


(ख) केसर रंग रंगे पट घारि, चली वृषभानुलली, बिमला सी। 
>प्रृ. ३२५/४७७ ब्र, सा. का नायिका भेद 
7 रीति काव्य संग्रह पृ० २०२ 
8 जमुना के तीर बह सीतल समीर तहाँ, मधुकर करत मधुर मंद सोर है। 
कवि'मतिराम'तहाँ छबि सी छबीली बेठी,ग्राँगन में फैलत सुगंध की भकोर है। 
“रीति काव्य संग्रह पृ० १७३ 


्छ 
पक 
/ 


रीतिकाल में रू१-सौन्दर्य 


(१) नायिका की एड्डी की लालिमा और इससे नाइन को धोखा 
हो जाना । 

(२) जावक के भार से नायिका के सोकुमार्य की प्रभिव्यक्ति । 

(३) जावक लगाने में नायक के प्रेम का प्रदर्णा एवं नायिका का 
रूप गविता एबं प्रेम गविता होने का संकेत । 

(४) जावक द्वारा नायक के अन्य नायिका के साथ रहने का संकेत । 

(१) जावक का रंग नायिका की एड़ी के रंग से मिल जाता है । इससे 
महावर लगाने को झ्राई हुई नाइन श्रम में पड़ जाती है। वह निर्णाय नहीं कर 
पाती कि किस पग में महावर लग चुका है। नाइन के इस श्रम के माध्यम से 
नायिका की शारीरिक ग्ररुशिमा१रक सौन्दर्य की व्यक्षना हुई है।! 

(२) जावक सौकुमार्य को व्यक्षित करने के साधन के रूप में भी प्रयुक्त 
हुआ है । जावक के भार से नाथिक्रा का पग मन्द गति से घरा पर पड़ता है ।* 
इसी भार से स्वयं नायिका भी जान पाती है कि उसके किस पग में जावक 
लग चुका है।* जावक़ के भार की इस ग्रसहनीयता द्वारा उसकी कोमलता 
ग्रभिव्यक्ञित है । कोमल घरीर ग्राकपंण एवं स्पर्ण-सुख का साघन होता है। 

(३) जावक को »रज्ञार प्रसाधक रूप में प्रयोग करके नायक-नायिका 
अपनी प्रेम-भावना की अभिव्यक्ति करते हैं । रीतिकालीन साहित्य में प्रिय द्वारा 
जावक लगाया जाना सौभाग्य का सूचक माना जाता है । इसे देखकर ग्रन्य 
स्त्रियाँ स्पृह्ठा करती हैं। ऐसे वर्णन में रीतिकालीन नायिकाग्रों की दो मानसिक 
प्रवृतियाँ व्यक्त हो जाती हैं (क) ऐसी नायिका जो प्रिय से जावक लगवा कर 
श्रपने प्रेम की प्रशंसा सल्षियों से सुनती हैं ।* (ख) ऐसी नायिकाएँ जो प्रिय 
द्वारा पैरों का स्पर्श किया जाना सामाजिक मर्यादा के कारण अनुचित समझ 





+ पाँय महावर देन को, नाइन बैठी पश्राय। 
फिरि-फिरि जानि महावरी, एड़ी मीड़ति जाय । बिहारी 
ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद पृ० २१२/१३ द्विजदेव 
(क) बोभिल सो यह पांव लगे, तब यों मुसुकाइ कह्मौ ठकुराइन। रघुनाथ 
(ख) श्राप कह्मौ भरी दाहिने दें मोंहि, जानि परे पग बाम है भारी । 
री० का» संग्रह १० २२७ 
$ आपुषि पाँइन देत महावर, बेनी गुहै श्रौर बैनी डुलावे । 
श्रापुद्दि वीरी बनाइ खवाबै, श्रनेक विलासन रीभि रिभावे । 
री. का. सं. पृ. १६५/८ चिन्तामणि 


३७० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


कर उसका निवारण कर देती हैं और अपने प्रेम-प्रदर्शन द्वारा पैरों के स्पर्श 
करने से प्रिय को विरत कर देती हैं ।! इन दोनों ही प्रवृत्तियों में स्वकीया 
नाथिका का प्रेम-गर्व और अपने प्रिय के प्रति असीम विश्वास का भाव लक्षित 
होता है । इससे ऐसे प्रसंगों पर जावक भाग्य सूचक सौन्दर्य का उपकरण बन 
जाता है। यही जावक अस्थान पर लगा होने से नायिका के क्रोव का कारण 
भी बनता है। इससे नायक की रसिकता और परस्त्री गमन की सूचना मिल 
जाती है। खण्डिता नायिका के चित्रण में ऐसा वर्णान मिलता है ।? नायक के 
मस्तक पर लगा हुआ जावक उसकी गुप्त रति-क्रीड़ा के रहस्य को प्रकट कर 
देता है । जावक का अर्थ यदि इस उपभोग मूलक अभिप्राय की सिद्धि में न लें, 
तो नायिकाश्रों द्वारा इसके प्रयोग से उनके सौन्दर्य की वृद्धि होती है। ऐसे 
प्रसंगों पर मीलित प्रलंकार के प्रयोग से नायिका की स्वाभाविक लालिमा को 
जावक की लालिमा से तद्भप कर देते हैं। इससे नायिका की कोमलता, प्ररुण 
कान्ति, शोभा एवं श्राभिजात्य का श्राभास मिलता है । इसके विशेष ग्रभिप्राय 
मूलक प्रयोग से पर-रति की व्यज्जना होती है। रीतिकालीन साहित्य में 
जावक का वर्णन दोनों रूपों में किया गया है । 

मेंहदी को पोडश श्वज्भार में समाविष्ट कर लेने की धारणा का विकास 
परवर्ती कवियों की देन है । पोडश श्द्भधार का विवेचन करते हुए आरम्भिक 


3 हा के रस-बस जव दीवे कौ महावर को, 
'सेनापति' स्याम गह्मो चरन ललित है। 
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही भझ्रांखिन सों, 
कही प्राएपति यह श्रति प्नुचित है। 





“कवित-रत्नाकर' सेनापति 
४ (क) अंजन अधर देखि जावक लिलार भए, 
बाल के सु नैन महालाल रंग सराबोर । 

ब्र. सा. ना. भेद पु. ३३२/५०४ 
(ख) जावक लिलार झ्रोठ अंजन की लीक सोहै, 
खेयन झलीक लोक-लीक न बिसारिये । 

मतिराम ब्र० सा० ना» भेद पृ. ३३२/५०५ 

(ग) काहे को नटत, बेई बैनन प्रकट होत, 

अनुराग जिन कौ लिलार घरि भ्राए हो । 

सोमनाथ ब्र० सा० ना० भेद पृ. ३३३/५०६ 


रीतिकाल में झप-सौन्दर्य ३७१ 


युग में तथा संस्कृत कवियों द्वारा इसकी गणना इन श्ज्भारिक उपकरणों में 
नहीं की गई थी । बाद में तत्कालीन समाज के प्रभाव के कारण इसे सौन्दर्यो- 
त्कर्ष का प्रमुख साधन स्वीकार कर लिया गया होगा | इसी से इसकी गणना 
पोडश श्वृज्भार के ग्रन्तगंत होने लगी होगी । इससे उत्पन्न शारीरिक लालिमा 
और सुगन्धि मन को ग्राकृप्ट करने में सफल होती है। इस दृष्टि से मेंहदी 
के प्रयोग के दो उद्दे श्य दीख पड़ते हैं:-- 

(१) नाथिका के सौन्दर्य की ग्रभिवृद्धि 

(२) मेंहदी से उत्पन्न सीन्दर्य द्वारा नायक की मनः स्थिति का वर्णन । 

सौन्दर्य-साथन के रूप में वासकसज्जा नायिका ढ्वारा इसका प्रयोग 

ब्णित है ।! श्रन्य नायिकाग्रों द्वारा भी सौन्दर्य को बढ़ाने के साधन के रूप 
में मेंहही का उपयोग होता है। देव की नायिका सौभाग्य के अन्य चिदह्नों के 
साथ मेंहदी का प्रयोग करती है ।* 


मेंहदी द्वारा नायक के अ्तिशय ग्रेम की व्यक्षना की गई है। वह प्रेम 
में पूर्ण होकर अपने ही हाथों से मेंहदी रचा देता है। नायिका इस काय॑ के 
लिये नायक को निवारण करती हुई कहती है कि तुमने अंगों में ग्रंगरागादि 
लगाया, मैंने मना नहीं किया, परन्तु हे प्रवीण, तुमसे अपने पैरों में मेंहदी 
नहीं लगवाऊँगी ।” इन उक्तियों में स्वकीया का निमंल और मर्यादित प्रेम- 
भाव व्यक्षित किया गया है। नायिका प्रिय द्वारा ग्पने पैरों का स्पर्श किया 
जाना अनुचित मानती है | इसी से इस कार्य का निवारण अपनी प्रेमपूर्ण भर 
मधुर उक्तियों से कर देती है । 

सौन्दर्योत्कर्पक इन उपकरणों में तिल, ग्रंजन, मेंहही और जावक का 
संकेत हुआ्रा है । इनमें जावक सौभाग्य सूचक उपकरण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ 
है । श्रन्य उपकरणों से शारीरिक शोभा एवं श्राकर्षण को बढ़ाने का प्रयास 





7 म्लेंहदी रचाइ कर, पाँवनि महावर दे, देखति कनैखनि सखिन खुबहतई। 
देव भेद पृ० १११/४११ 

2 भूषण भेष जराउ जरे परे छोरि सुगंध तमोर बिसारेई । 

वैन्हें फिरे पियरे पट फीके सुनी्क॑ लगे मुख ही के उज्यारेई । 

बंदन बेंदी लिलार लस छुरी चार सोहाग की रासि पसारेई । 

लाज लगे श्ररविन्दन दिव' रची मेंहदी कर विन्दु निहारेई । देव 
3 श्रंग राग और श्रंगनि, करत कह्ू बरजी न। 

वे मेंहदी न दिखाइहौ, तुमसों परम प्रवीन। पदुमाकर 


३७२ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


किया गया है। इनका प्रयोग सौन्दर्य वद्ध क और विशेष अभिप्राय के सूचक 
उपकरणों के रूप में किया गया है । इनमें अंजन, जावक आदि द्वारा नायक 
की रसिकता का ज्ञान कराया गया है तथा स्वकीया के लिये अथवा अन्य 
नाथिका के लिये इन उपकरणों के प्रयोग से सौन्दर्य एवं श्राकर्पण को बढ़ा 
कर नायक को लुब्घ करने की चेष्टा की गई है। 

(ग) सोभाग्य सूचक सौन्दर्य के उपकरण-- 


शरीर पर लगाये जाने वाले श्द्भार के उपकरणों को तीन वर्गों -- 
मृदुता उत्पन्न करने वाले, आकषण बढ़ाने वाले और सौभाग्य की सूचना देने 
वाले-में विभाजित किया गया था । इनमें दो का वर्णांन किया जा चुका है । 
षोडश श्वज्ञार में कुछ ऐसे उपकरण भी माने जाते हैं जिनसे दो उद्देश्यों की 
सिद्धि होती है (१) सौन्दयं को बढ़ाकर व्यक्तित्व को मोहक बनाना (२) 
सोभाग्य की सूचना देना । सभी उपकरणों में प्रसाधन का गुण तो रहता ही 
है । उनके विना इनकी गणना खज्ञार प्रसाधन में हो ही नहीं सकती है। 
इस वर्ग के उपकरणों से स्त्रियों के सौभाग्य की सूचना भी मिलती है । 

सौभाग्य सूचक पोडश श्रृज्ञार के भ्रन्तर्गत इन उपकरणों में सिन्दूर, 
बिन्दी और तिलक की गणना होती है। सिन्दूर का प्रयोग केवल विवाहित 
सधवा स्त्रियाँ ही करती हैं । बिन्दी और तिलक रचना द्वारा सौभाग्य की ही 
सूचना मिलती है । विन्दी, चंदन, कुमकुम, केशर, कस्तूरी, गोरोचन, रोरी, 
ई'गुर, सिन्दूर से वनाई जाती है। इनमें रोरी, कुमकुम, सिन्दूर भर ईगुर 
की विन्दी विवाहिता स्त्रियाँ लगाती हैं । रीतिकालीन साहित्य में बन्दन शब्द 
रोरी, सिन्दूर भ्रौर गोरोचन आदि की बिन्‍्दी के लिये प्रयुक्त होता है। मुग्घा 
भ्रनूढ़ा के प्रसंग पर बन्दन का भ्र्थ गोरोचन से लगाया गया है ।? इस सहज 
श्वज्ञार में बेंदी, तमोल अंजन झादि की अनिवायंता का समर्थन मिलता है।* 

तिलक अमंगल को हटाने के लिये तथा मुख-शोभा बढ़ाने के लिये 
प्रयुक्त होता है । श्राड़रा-तिलक का यही उद्दं श्य था। इसे केशर का बनाते थे । 





? (क) करि चंदन की खौरि दे, बंदन बेंदी भाल 
दरप भरी दिनद्व॑क में दरपन देखति बाल। 
भिखारी० ग्र० १/ पृ० ७/३२ 
(ख) अंजन नैन बिंदी मुख में कहि, तोष सो बंदन माँग संवारी ॥, 


तोष-सुधानिधि पृू०. १२३/२६३ 
£ विहारी-रत्नाकर ६७६ वाँ दोहा । 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३७३ 


ऐपन के ग्राड़ा तिलक का वर्णान सतसई में है ।” इसे ही खौर तिलक भी कहते 
हैं । बीच में खुरचे हुए आ्राडं तिलक को खौर कहते हैं । पत्रावली रचना का 
कार्य आ्राज भी नवलवथू के मस्तक पर होता है । इसे वुन्दकी कहते हैं ॥ ललाट, 
कपोल, वक्षदेश आदि अंगों पर चंदन, केशर, कस्तूरी से चित्रित करने का 
वर्णान इस साहित्य में मिलता है । 

सिन्दूर मंगल सूचक द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होता है। यह विवाहिता 
स्त्रियों का प्रथम लक्षण है । मांगों पर सिन्दूर श्रौर लल।ट पर उसका टीका 
उसके सधवात्त्व की सूचना देते हैं । रीतिकालीन साहित्य में सिन्दूर की चर्चा 
अ्रनेक स्थलों पर है । यह चर्चा दो रूपों में है (१) सामान्य वर्णान में (२) 
सिन्दूर के प्रभाव की व्यझ्ञना में । 

सामान्य वर्णन में सिन्दूर के प्रयोग की बात कही गई है। ग्रन्य 
प्रसाधनों के साथ इसका भी प्रयोग नायिक्राएँ करती थीं ।* कहीं पर केवल 
माँग सँवारे जाने का संकेत है। ऐसे स्थलों पर इससे उत्पन्न या बढ़ जाने 
वाली शोभा का कम वर्णन हो सका है । प्रभावमूलक व्यञ्ञना में इसे कामदेव 
की दुधघार के समान कहकर इसकी घातक औ्रौर श्रचुक चोट का संकेत किया 


गया है |? 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि बंदी, टीका, गोरोचन और रोरी ” आदि 


१7 बिहारी रत्नाकर छंद ६३ 
8 (क) सूथरे सम्हारे वार संन्दुर सी मांग भरि, 
सीसफूल-जोति सव जोतिन सों आगरी । 
ब्र, सा. ना. भेद पृ० २१४/२२ 
(ख) माँग सँंवारत काँधई ले, कचभार भिजावत अंग-समेत हो । 
ब्र. सा. ना. भेद पृ० ३०८/३२६८ 
2 काली पटियों के बीच मोहिनी की मांग है, 
कि सान पर ठाढ़ा कामदेव का दुघारा है। 
4 (क) बैदी बर बीर नग हीर गन हीरन की, 
“देव” भमकन में कमक भरि भारी सी । ब्र. सा. ना. भेद पृ० २१५ 
(ख) फूलन सो वाल की बनाय गुद्दी बैनी लाल, 
भाल दई बैंदी मृगमद की श्रसित है । 
ब्र. सा. ना. भेद पृ० ३०८/३६६ 
(ग) केसर लाइ सँवारि के श्राट्‌ निहारि के नेह-नदी तरिवो करे । 
ब्र, सा, ना, भेद पृ० ३०६ /४०१ 


३७४ मध्यकालीन हिन्दी कुष्ण-काव्य में रूप-सौन्दये 


को प्रसाधनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। सभी मंगलसूचक हैं । 
लगाये जाने वाले उपकरणों द्वारा तीन उद्देश्यों की सिद्धि वताई गई है (१) 
शरीर में मृदुता लाना (२) रूप का निखारना (३) सोभाग्य को सूचित 
करना । इन तीनों उद्ं श्यों में रीतिकालीन साहित्यकार सफल हुग्ना है। इन 
सभी वस्तुओं के प्रयोग में भोगमूलक प्रवृत्ति लक्षित होती है। इसीसे इस 
साज-सीन्दयं के द्वारा नायक के हृदय में उद्व लन उत्पन्न करने की चेष्टा की 
गई है । प्रिय-मिलन की आराकांक्षा वाली स्त्रियाँ ही इनका प्रयोग करती हुई 
दिखाई पड़ती है । सहज श्वज्भार के साथ इन उपकरणों की विशेष अ्रभिप्राय- 
मूलक सजा को भुलाया नहीं जा सकता है । यह अ्रभिप्र।य रीतिकालीन साहित्य 
में दो रूपों में वणित है (१) मिलन के उत्साह में इसका सुखद उपयोग किया 
गया है । ऐसी स्थिति में अपने रूप को अ्रधिक श्राकषक बनाकर नायक के 
समक्ष श्रपने को प्रस्तुत कर देना प्रमुख उद्दृंश्य था। उस काल में पुरुष 
श्रनेक स्त्रियों से सम्पर्क रखते थे । अतः जो स्त्री अधिक वन-संवर कर प्लाक- 
पंक दीख पड़ती थी, उसी की महत्ता सर्वोपरि रहती थी । इस हृष्टि से इनका 
उपयोगितामूलक प्रयोग होता था । 

(२) रति-चिह्नों के रूप में ये ही उपकरण मानसिक विकर्षण के 
कारण बन जाते थे । ऐसा वर्णन खण्डिता या अन्य संभोग दु:खिता नायिकाझ्रों 
के प्रसंग १र हुआ है । अ्रपने पति के अंगों पर स्त्री द्वारा लगाग्रे गये इन उप- 
करणों को देखकर या पर स्त्री के बदन पर रति-चिह्नों को देखकर इस 
प्रकार का मानसिक विकर्पण उत्पन्न होता है। ऐसा वर्णन इस काल के | 
साहित्य में मिल जाता है । 

लगाये जाने वाले सोन्दर्य-साथक उपकरण ही वियोग की अवस्था में 
ग्रपनी सुखदता श्रोर आाकषंण को छोड़ देते हैं । मिलनोत्सुका नायिका के लिये 
ये ही उपकरण उदह्ं श्य साधक हैं, परन्तु विरहिणी के द्वारा इनके प्रयोग का 
निवारण किया गया है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा प्रतिकूलता ही व्शित _ 
की गई है, फिर भी इनके अनुकूल और सुखद प्रयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार , 
का प्रतिवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है । सोन्दयं-साधक इन उपकरणों के साथ 
शरीर पर धारण किये जाने वाले उपकरणों द्वारा भी सौन्दर्य की वृद्धि की 
जाती है । 


2 रोचन, रोरी रची मेंहदी, 'नृपशंभु' कहै मुकता सम होति है। 
ब्र. सा. ना. भेद पृ० २१५/२८ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दय ३७५ 


(श्रा) शरीर पर धारण किये जाने वाले सौन्दर्य के उपकरण -- 

पोडश-थ्यज्ञार के ग्न्तगंत सभी उपकरणों को तीन वर्गों में बांटा 
गया था । इनमें शरीर पर लगाये जाने वाले उपकरणों का विश्लेपण प्रस्तुत 
किया जा चुका है । इन पंक्तियों में शरीर पर धारण किये जाने वाले उप- 
करणों का विश्लेपण होगा | इन उपकरणों को दो वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं। यह विभाजन वस्तुगप्नों की उपयोगिता के आ्राधार पर किया 
गया है-- 

(क) वैभव के प्रदर्शक एवं सौन्दर्य को बढ़ाने वाले उपकरण । 

(ख) शरीर की रक्षा करने वाले उपकरण । 

बैभवगत उपकरण के अन्तर्गत उसका विभाजन प्राप्ति के स्रोत के 
आ्राधार पर वर्गों में हो सकता है-- 

(१) घातु या खनिज के रूप में प्राप्त होने वाले उपकरण-ग्रलंकार 
आदि । 

(२) वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले उपकरणा--फूल माला ग्रादि । 

(३) जीवों से प्राप्त होने वाले उपकरणा--मोती, मोरपंख ग्रादि । 

शरीर की रक्षा करते एवं उसको ढकने के लिये मनुष्य निर्मित वस्त्रादि 
का प्रयोग किया जाता है। क्रमशः इन सब पर विचार किया जायगा । 

(१) श्रलंकार--रीतिकालीन साहित्य में युग की भोगपरक हप्टि 
सर्वत्र लक्षित होती है। नायिकाए अपने सौन्दर्य और यौवन को प्रभावशाली 
एवं ऐन्द्रिय बनाने के लिये सदेव से प्रयत्न करती चली झ्राई हैं। इसके लिये 
निसगंगत सहज एवं कृत्रिम अर्थात्‌ अजित सौन्दर्य की अ्रभिरुचि देखी जाती है । 
सहज सोन्दय्य मुग्धा-तायिकाओ्ं में स्वतः ही प्रतिभासित होता रहता है। मध्या 
श्रौर प्रौढ़ा नायिकामों में सहज सौन्दर्य की अ्रपेक्षाकत कमी पड़ जाती है । इसी 
कमी की पूर्ति हेतु षोडश-श्टज्ञार की व्यवस्था की जाती है। मुख्धाओ्ं के 
अज़ार का वर्णन भी विशेष अवसरों पर किया गया है। इन श्रलंकरणों से 
प्रनेक उद्दे श्यों की सिद्धि बताई गई है। 

(श्र) श्रलंकारों द्वारा नायिका के सौन्दर्य का उत्कपं दिखाना । 

(श्रा) मादक वातावरण की सृष्टि करना श्रौर ग्रेमोद्दीपन करना ' 

(इ) विशेष श्रभिप्राय की अभिव्यक्ति करना । 

श्रलंकारों के प्रयोग से नायिका का रूप पहले की पश्रपेक्षा अधिक बढ़ 
जाता है। ऐसा वर्णन अनेक स्थलों पर हुम्ना है। इनसे मादक वातावरण की 


३७६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्णा-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


सृष्टि होती है । किकिणी, नृपूर, विछुवा, क्षुद्रघंटिका आदि द्वारा नादात्मक 
सौन्दर्य उत्पन्न होता है । इससे उत्पन्न ध्वनि वातावरण की सृष्टि करती हुई 
नायक के मन में मादकता और आ्राकपंणा का संचार करती है । अलंकारों का 
अनुरणन नायक में ओत्सुक्य और जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। इसके श्रवण 
मात्र से रमणी की मोहक मूति साकार हो उठती है |! अभिसार एवं समागम 
प्रसंग पर अ्र॒लंकारों के अनुरणान से उत्पन्न ध्वनि द्वारा मादकता की सृष्टि की 
गई हैं | इसीसे अ्भिसार के ग्रवसर १२ प्रौढ्ा अ्रभिसारिका निर्भय होकर प्रिय 
मिलन के लिये भंकार की चिन्ता न करती हुई जाती है । मुग्धा में संकोच, 
लोक-लाज और भय की मात्रा अ्रधिक होती है इससे वह भंकार करने वाले 
श्राभूषणों को या तो उतार देती है श्रथवा उसका शब्द होने से रोक रखती 
है । सामान्य अभिसारिका में इस प्रकार का कोई भी बन्चन नहीं होता । इससे 
इसके आभूषणों द्वारा मादकता फंलती हुई चलती है । मातराम, देव, पदुमाकर 
बेनी प्रबीन श्रादि कवियों ने श्राभूपणों के भंकार के विषय में नायिकाओ्रों की 
अवस्था और परिस्थिति का ध्यान रखा है। इससे उत्पन्न मादक वातावरण के 
कारण नायक और नायिका दोनों के मन में प्रेम का उद्दीपन हो जाता है। 
समागम के समय इस भांकार से रस की दीप्ति हो जाती है ।* नुपूरादि की 
भंकार सहजरति और क्षुद्रघंटिका का भंकार विपरीत रति को व्यक्त करता है। 
इससे स्पष्ट है कि अ्लंकारों के प्रयोग और भंकार द्वारा विशेष स्थिति और 
श्रभिष्राय की व्यञज्जना भी होती है । इससे नायिका की अवस्था का ज्ञान होता 
है। प्रौड़ा नाथिकाएं भंकार की चिन्ता नहीं करत हैं, परन्तु मध्या और 
मुग्धा की भनकार को सुनकर सखियाँ उनका परिहास करने में चूकती भी 
नहीं है । इसीसे लज्जाशीला नायिका लोगों के सो जाने तक प्रतीक्षा करने को 





7 किकिनी पायल पैजनियाँ, बिछुग्रा घुंघरू मिल गाजन लागे। 
(क) मानो मनोज महीपति के दरवार मरातम बाजन लागे। 


सुन्दरी तिलक छुंद ४३ 
£ किकिनी नेवर की भनकारनि चार पसार महारस जालहि । 
काम कलोलनि मैं 'मतिराम” कलानि निहाल कियो नंदलारलहि । 


(ख) भूषन कनक घुघरुनु की घनक रति 
कूज की भनक बढ़ लालसा प्रसंग की । तोषसुधानिधि छंद ६६ 


(ग) भाव-विलास छंद ३६ देव । 


रौतिकाल में रूप-सोन्दर्य ३७७ 


कहती है ।! उसे भय है कि ग्राभूषण की ध्वनि से सखियां जान जायेंगी और 
प्रात:काल उसका परिहास होगा । इसके वितरीत प्रौढ़ाएं इस भनकार की 
चिन्ता नहीं करती हैं । 'साजिसिगारिन सेज चढ़ी, तवहीं ते सखी सब सुद्धि 
भरुलानी । कंचुकी के बंद छूटत जाने न नीबी की डोरि न हूटत जानी । ऐसी 
विमोहित ह्व॑ गई है जनु जानति रातिक म॑ रति मानी । साजी सर्व रसना रस 
केलि में वाजी कर्व विद्ुवानि की वानी ।* इन विचारों से स्पष्ट हो जाता है 
कि अलंकारों के प्रयोग में ऐन्द्रिय हप्टिकोण सदेव बना रहा है। इससे उत्पन्न 
मदिर वातावरण रमणी के प्रति झ्राकपित करके नायक को अघीर बना देता 
है । इसके साथ ही ग्राभूषणों के विभिन्न ग्रगों में प्रयोग से उत्पन्न सौन्दर्य को 
भी जान लेना चाहिए । 

सौन्दर्य साधक अलंकारों की संख्या श्रनेक मानी गई है | इनमें वारह 
आ्राभूषणों को प्रमुखता प्रदान की गई है। इन आभूषणों में शीशकूल टीका, 
बाली, वेसर, श्रीकण्ठ, हार, वाजूबन्द, चूड़ी, कंकन, अर गूठी, फिकिणी श्रोर 
नूपुर का वर्णान है । वलभद्व ने भी बारह प्राभूषणों का समर्थन किया है ।३ 
इन आभूषणों का प्रयोग मस्तक, कान, नाक, गला, बाहु, कटि भ्रोर परों में 
होता है । रीतिकालीन साहित्य में प्रायः स्त्रियों के श्राभूषणों का ही वर्णन 


१2 अऑँभरियाँ भनर्कगी खरी खनकंगी चुरी तनकौ तन तोरे । 

'दास' जू जागती पास अली परिहास करैगी स्व उठि भोरे। 

सौंह तिहारी है भागी न जाऊंगी श्राई हों लाल तिहारेई घोरे । 

केलि के रैनि परी है घरीक गई करि जाहु दई के निहोरे । 
मुन्दरी तिलक छंद ३६ 


2 भावविलास छंद ४७ देव 
» बेनी भाल माँगश्रूत नासिका के 'बलभद्र' 
कंब के कनक सुबरन अपार है । 
भुज पहुँचानि कर पल्‍लव के कौन गनै, 
उरन के मण्डल जित हमेल हार है। 
कटि मुरवान के सु हाथन की श्रंगुरी, 
कि विछियानि दे केशित कोऊ नकार है। 
चारि मन धातु रसुगंघवार श्रलंकार, 
बारह श्राभरण ये सोलह पसिंगार है। 
बलभद्र पृ० २६६/६५ पूना विश्वविद्यालय से प्राप्त हस्त लिखित प्रति 


श्जद मध्यकालीन हिन्दी कृप्एा-काव्य में रूप-सौन्दय्य 


किया गया है । कुछ कवि इस परम्परा के अपवाद में पुरुषों के प्रसाधनों की 
औ्रोर श्राकृष्ट दीख पड़ते हैं । ऐसे कवियों में हठी और वकसी हंसराज आदि की 
गणाना की जा सकती है । 

ग्रलंकारों के धारणा करने की कई प्रवृत्ति रीतिकाल में दीख पड़ती हैं 
(१) सीन्दर्य की अभिवृद्धि (२) वैभव ओर ऐश्वयं का प्रदर्शन (३) ग्रात्म- 
तुष्टि का भाव । इन तीनों ही प्रवृत्तियों में रीतिकालीन कवि सफल हुए। इन 
प्रलंकारों की प्राप्ति के स्रोत पशु, खनिज घातु एवं रत्नादि है। पशुओं से प्राप्त 
होने वाले पदार्थों में मोती श्रौर मोर पंखो की गणना होगी और खनिज पदार्थों 
के रूप में स्वर्ण, चांदी, हीरा, आदि भ्रन्य रत्नों की गणना होती है। 

आभूषण रूप में प्रयुक्त बहुमूल्य रत्नों आदि के प्रयोग से वैभव के 
प्रदर्शन की वृत्ति सन्तुष्ट होती है । इनका प्रयोग स्त्रियाँ प्रसाधन के रूप में 
करती भश्रा रही हैं । इससे श्रपने रूप को बढ़ाकर प्रिय को रिभाने का प्रयास 
किया जाता है । इन बहुमूल्य रत्नादि के घारण करने से सामाजिक मर्यादा 
एवं वेभव का ज्ञान भी होता है, परन्तु रीतिकालीन कवियों की दृष्टि इन 
अलंकारों के सौन्दर्यावद्ध क गुणा की उपयोगिता को समभकर ही किया गया 
है। रीतिकालीन नारी के आभूषणों में मोती के हार, नथुनी, कंचन के 
बिछुग्रा,! नग, गजमुक्ता की नधुनी, हीरा, मोती की माँग, कनक-किकिनी श्रौर 
मोती की माला श्रादि आमूपणों की चर्चा की गई है ।? इन आभूषरणों में मोती 
के प्रयोग के प्रति अ्रधिक रुचि दिखाई पड़ती है।* समकालीन सामाजिक 


2 (क) कंचन के बिछुवा पहिरावत, प्यारी सखी परिहास बढ़ायो । 
री० का& सं० पृ० १६५/६६ मतिराम 
(ख) तिय निपट लटी कटि में, चटकीली कनक किकिनी खनकी रास । 
पंचाध्यायी पृ० ४४ सोमनाथ भारतवासी प्रेस, प्रयाग १६३६ ई० 
2 (क) हारन ते हीरे ढरे, सारीके किनारिनतें, 
बारनते मुकुता हजारन भरत जात । 
री० का० सं० २२३/१३ पद्माकर 
(ख) कहें 'पदुमाकर' सुगन्ध सरसावं सुचि, 
विथुरी विराजे वार हीरन के हार पर । 
री० का० सं० २३२/€ पद्माकर 
१ (क) मोतिन को मेरो तोर॒यो हरा, गहि हाँथन सो रही चूनरी पोढ़े । 
री० का० संग्रह पृ० १६६/२१ मतिराम 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३७६ 


वेभव को प्रदर्शित करने में रत्नादि रा प्रयोग केवल झ्राभूषणों तक ही सीमित 
न रखकर उसके द्वारा चोकी सखखत आदि बनाये जाने का वर्णान मिलता है।' 
कवियों ने हीरा, मोती, लाल, स्वर्णा आदि बहुमूल्य पदार्थों के विभिन्न आभूषणों 
ह्वारा इसी वेभव को स्पष्ट किया है। वेभव परक अन्य पदार्थों में मुगन्वित 
द्रव्य और वस्त्रादि का प्रयोग भी किया गया है। दरवारी वातावरण और 
सामन्‍्ती जीवन के आडम्बर और दिखावे का प्रभाव कवियों की मस्तिष्क पर 
इतना झ्रधिक हों गया था कि हठी जंसे कवियों की हृष्टि 'ग्रलंकारों' से उत्पन्न 
सौन्दर्य या शोभावृद्धि की श्रोर जाती ही नहीं थी | वंभव से मिलकर शारीरिक 


(ख) हिये हार मोतिन को सोहे श्ररु फूलन की माला | 

सनेह सागर पृ० १८ वकसी हंसराज 
(ग) छोटी नथुनी बड़े मोतोयान, बड़ी ग्रांखियानि बड़े सुधरे हैं । 

री० का० सं० पृ० २५६/५ ठाकुर 


(घ) बेंदी ज्योति चहुँ निसि फैले मोतिन माँग भराई । 
सनेह सागर पृ० ५० बकसी हंसराज 


(डः) मोल तोल छबि एकके ग्रुही मोतिन की हार । 
री० का० सं० पृ० १३६/११ 


(च) नाक नथूनी के गजमोतिन की प्राभा केधों' 
देहवत प्रगटित हिए को हुलास है। 
री० का० सं० १६८/३० 


(छ) मोतिन की हार गरे, मोतिन सोमाँग भरे, 
मोतिन सौं बैन गुही 'हठी” सुख साज,की । 
* श्री राघा सुघाशतक छंद € 
3 (क) चामीकर चौकीपर चंपक वरन 'हठी' 
अंग की चमक चारु चंचल चलावती । 
श्री राघा सुधा शतक बंद २१ 


(ख) होरन तखत बैठी राघे महरानी हठी, 
रंभा रति रूप गिरि घसक घरा परे। 
श्री राघा सुधा शतक छंद १६ 


३८० मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


प्रभा ओर ज्योति का चित्र प्रस्तुत करने में इनकी कल्पना शक्ति अ्रवश्य ही 
सचेष्ट थी ।? 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी अंगों में अनेक श्राभूषणों को घारण 
करके शोभा-वृद्धि या ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता था । शरीर के बारह श्रंगों? में 
बारह आभूषणों को धारण करते थे। रघुनाथ कवि ने वारह प्रंगों में इन 
प्राभूषणों के घारणा करने का एक ही पद में विवरण दिया है। मुग्घन 
नायिकाओं के शहज सौन्दर्य में एक ही श्राभूषण से भ्रग शोभा बढ जाती है 
“और झ्राभरएा अब काहै को सजंगी वीर एक ही में बाढ़ी अंग-अ्रंग छबि 
तुन्द है ।” बेनी प्रवीन के इस कथन से निसगंगत शोभा की व्यञ्जना की गई 
है । इन ग्राभूषणों के साथ ही जीव-जन्तुओरों से प्राप्त होने घाले बस्तुझ्नों को 
भी प्रसाघन के रूप में प्रयोग किया जाता (रहा । ऐसे प्रसाधनों को प्रकृति से 
प्राप्त होने वाले उपकररों के अन्तगंत स्वीकार किया गया है। 
(२) प्रकृति से प्राप्त उपकरण 

सौन्दययं के साधक उपकरणों में से भ्रनेक उपकरणों की प्राप्ति प्रकृति 
से हो जाती है। ऐसे उपकरणों में फूल, मोर पंख, मुजामाल भ्रौर वनमाल 
का वर्णान रीतिकाल में मिलता है । फुल द्वारा सजाने की प्रवृत्ति स्त्री श्लौर 
पुरुष दोनों में पाई जाती है । मोर पंखादि का प्रयोग केवल क्ृष्णपक्ष में ही 
वशित है | विपरीत श्ज्ञार के समय राधा द्वारा मोर पंखादि को धारण 
करके शोभा को बढ़ाने की चेष्टा की गई है। मोर पंख श्री कृष्ण का प्रिय- 
प्रसाधन है ।” इसके अभाव में उनका श्वृज्धार अ्रधूरा रह जाता है। इसी के 


२ जात रूप तखत पर बैठी रूप रासि राधे, 
भ्रंगणन की प्रभा प्रभाकर को लजावती । 


श्री राधा सुधा शतक छंद २५ 


£ सीस माल श्र्‌ति नासिका, ग्रीवा कटि उर बाहु 
मूल मणि अंगुरी चरन बारह भूषण चाहु। 


काव्य-प्रभाकर १० ३०६ सब्‌ १६६६ जगन्नाथ दास भानु 


४ (क) मोर के पखौवन को मंजुल मुकुट माथे, 
तैसिये लकुट कर कंजनि ढरति है। 


बेनी प्रवीन पृ० १२४ नवरसतरंग 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य इेघ १ 


साथ गु जामाल को धारण करके प्रकृति प्रेम को ध्यक्त किया गय है ।? मोरपंख 
गुझ्ञामाल वैजयन्तीमाल उनके प्रिय प्रसाधन हैं। वनमाल का प्रयोग भी 
श्रीकृष्ण करते थे ।१ इन प्रसाधनों से स्पष्ट है कि मोर पंखों को मस्तक पर, 
गुज्जामाल, बनमाल और वंजयन्ती माल को गले में घारण करते थे । मोर 
पंखों का मुकुट, टटिया, किरीट श्रादि बनाया जाता था । पंखों की चन्द्रकनि 
से श्रीकृष्ण की शोभा बढ़ जाती थी। प्रत्येक अवसर पर श्रीकृष्ण मोर पंखों 
को श्रवश्य घारण करते ये । यहाँ तक कि उनके वीर-वेष के साथ भी शोभा- 


(ख) मोर मुकुट की टटिया लीन्‍्हैं, कीन्हैं नैन डिठौना । 
सनेह सागर पृ० १६ 
(ग) गुझ्ज गरे सिर मोर पखा, 'मतिराम' यों गाय चरावत डोल॑ । 
रीतिकाव्य संग्रह १६६/२१ 
(घ) मोर पखा “मतिराम” किरीट मनोहर मूरति सो मनु लैगो । 
रीतिकाब्य संग्रह १६६/२५ 
(ड) मोर मुकुट की चन्द्रकनि, यों राजत नन्दनंद । 
गीकिव्य संग्रह पृ० २८८/५२ 
7 (क) सखि, सोहत गोपाल के उर वैजयन्ती माल । 
रीतिकावब्य संग्रह पृ० २०७/६४ 
(ख) माल गरे गुझ्जन की कुझ्जन को वसिवों । 
रीतिकाव्य संग्रह पृ० २६३ 
(ग) मनो निसानों दृगनि दई गरुझ््ज की माल । 
रीतिकाब्य संग्रह पृ० २१८/२६ रसलीन 
(घ) ग्रुञ्जन के भ्रवतंस लसे सिर, पच्छन श्रच्छ किरीट बनाझरो । 
रीतिकावब्य संग्रह पृ८ १६५/१४ मतिराम 
£ (क) मोरपखा “मतिराम” किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई । 
रीतिकाव्य संग्रह १० १६६/२६ मतिराम 
(ख) मेरो गह्मो उन हार रपोटि के, में हु गही वन माल भपेटा । 
रीतिकाव्य संग्रह पृ० २५० /१६ बेनीप्रवीन 


(ग) कल कानन कुण्डल मोर पखा, उर पै वनमाल विराजति है। 
रसखान 


इेषरे मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौस्दय 


विधायक मोर पंखों का वर्णन अवश्य ही होता था । प्रत्येक प्रजवासी इसी रूप 
में श्रीकृष्णा को देखने का अभ्यस्त हो गया था। यही कारण है कि इस प्रसा- 
घन से युक्त श्रीकृष्ण की शोभा को देखकर गोपियां अपनी सुधि-बुधि भूल 
जाती है, उनके नेत्र निनिमेष हो श्रीकृष्ण को देखने लग जाते हैं और वृषभानु 
की किशोरी राधा तो बौरी हो जाती है ।? प्रकृति से प्राप्त भन्य प्रमुख प्रसा- 
धन में फूलों का महत्त्व है, जिसे स्त्री-पुरुष दोनों ही प्रयोग में लाते थे । 

फूल--वनस्पति से प्राप्त होने वाले प्रकृति सुलभ पदार्थों में फूलों द्वारा 
प्राज भी प्रपने को प्रसाधित करने की परम्परा है। फूलों में नागरिक जीवन 
का वेभव एवं ऐश्वर्य न होकर स्वच्छन्द और मुक्त जीवन का अझवाघ उपयोग 
है । इसी से प्रकृति-मुलभ इस उपकरण के प्रति नागरिक एवं ग्राम्य जीवन 
दोनों की ही भ्रभिरुचि व्यक्त होती है। फूलमालादि घारण करने के कई उद्देश्य 
दीख पड़ते हैं-- 

(१) सुगन्धित एवं अनुकूल वातावरण की सृष्टि । 

(२) अपने रूप को आकर्षक बनाकर प्रिय को रिभाना । 

(३) प्रारणोन्द्रिय की तृष्ति और लोगों का ध्यान अभ्रपनी झोर प्राकृष्ट 

क्रना । 

इन सभी उद्ृंश्यों की सिद्धि के लिए हृष्ण साहित्य में फूलमालादि 
का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। गोपियाँ फूलों से प्रपने को सजाती हैं। 
फूलों की माला को ही ग्राधार बनाकर श्रीकृष्ण पर व्यंग्य करती हैं ।* रूप 
१ सूध न सुवास रहै राग रंग ते उदास, 
भूलि गई सुरति सकल खान पान की । 
कवि 'मतिराम” इक टक भ्ननिमेष नैन, 
बूक न कहति बात समुझे न॒प्रान की । 
थोरी सी हंसनि मैं ठगोरी तेने डारी स्याम, 
वौरी कीनी गोरे तें किसोरी वृषभानु की । 
तब ते बिहारी वह भई दे परवान कीसी 
जब मैं निहारी रुचि मोर के पलान की। “रसखान” 
फूलन की माल मौसों कहत 'गुलाब' ऐसी, 
फूलन को माल मेलि राखत न क्‍यों गरे। 
मेरो मुख चंद सौ वतावै ब्रजचंद रोज, 
कहो ब्रजचंद जू सो चंद देखिवो करे। ब्र. सा ना. भेद पृ, २६६/३५७ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य झ८३ 


गविता का प्रेम एवं रूप-गर्व व्यक्त किया गया है । श्रीकृष्ण स्वयं फूलों की 
माला वनाकर पहनाते हैं ।१ फूलों से निमित अलंकारों द्वारा सभी अपना 
ख्डगार करती हैं । बहुमूल्य आभूषणों के वीच के बिना श्यूगार अधूरा ही 
रह जाता है । इसी से हीरे और मोती के अवतंस तथा स्वर्ण के भूषणों की 
छवि के साथ चमेली श्लौर चंपक की शोभा भी बनी रहती है ।१ फूल मालादि 
से युक्त श्रीकृष्ण की शोभा को देखकर गोपियाँ नेत्रों के लाभ का फल पा 
लेती हैं ।3 


श्रत: स्पष्ट हो जाता है कि सौन्दर्य प्रसाघक उपकरणों की दो कोटियाँ 
रीतिकालीन साहित्य में वर्शित है। (१) ऐसे उपक्ररण जो वंभव के प्रतीक 
तथा रूप के उत्कपंक हैं । इनमें वहुमूल्य घातु एवं रत्नों श्रादि के आभूषणा का 
वर्णन है । स्वरा, हीरा, मोती, ग्रादि के आभूषण इसी श्रेणी में प्राते हैं । 
इन श्राभूषणों के प्रयोग से अ्रग में उत्पन्न होने वाली ज्योति एवं प्रकाश श्रादि 
का चित्र भी श्र कित किया गया है। (२) दूसरी कोटि में प्रकृति से प्राप्त 
किये जाने वाले सौन्दयंसाधघक उपकरणों की गणना होती है । इन उपकरणों 
में सादगी श्रीर शोभा रहती है । इनसे वैभव परकता का ज्ञान न होकर मुक्त 
प्रकृति के उपयोग का ज्ञान होता है । ऐसे उपकरणों में मोरपंख बनमाला 
गुजामाला भ्रौर फूल के विभिन्न श्राभरणों से उत्पन्न शोभा का वर्णन है। 
इन सभी श्राभूषणों श्रादि के घारण करने का उद्देश्य रूपोत्कर्ष द्वारा स्वयं 
. रिकना श्रौर प्रिय को रिकाना है। पदुमाकर की गोपी राबा से ऐसे ही साज 
सजने को कहती है, जो गोपाल की आंखों में प्रिय लगे ।4 इन प्रसाघनों के 
साथ वस्त्रादि के घारण द्वारा भी रूप का आ्राकर्षणा बढ़ाया जाता है । 





? (क) हीरन मोतिन के श्रवतंसनि, सोन के भूषण की छवि छावे । 
हार चमेली के फूलन में तिनमें रुचि चंपक की सरसावे । 
ललित ललाम ३३२ 
(ख) हिये हार मोतिन को सोहे, श्र फूलन की माला । 
सनेह सागर पृ. १६ 
2 ब्रजमाषा साहित्य का नायिका भेद पृ० २०५/२६६ सेनापति । 
» झआजु को रूप लखे नंदलाल कॉं, श्राजुहि नैननि को फल पायो । 
रसराज २३८ मतिराम 
४६ (क) मांगि संवारि सिंगारि सुवारिन, बेनी गुही जु छतानि लौ छावै। 
त्यों पदुमाकर” या विधि श्रोरहु! साजि सिगार जु स्याम को भाव । 


३५४ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


(२) शरीर को रक्षा करने वाले सौन्दर्य साधक उपकरण-- 


शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले उपकरणों में घारण किये जाने वाले 
उपकरणों का महत्त्व सदा से रहा है। भूषण वस्त्र श्रौर फूलमालादि में वस्त्र 
शरीर के ग्राक्षादन के लिए प्रथम आवश्यक उपकरण है। इसका प्रयोग तीन 
दृष्टियों से किया जाता है। (१) श्रलंकरण की प्रवृति (२) शालीनता (३) 
शरीर की रक्षा । 


इनमें शरीर रक्षा-परक उपयोगिता तो स्पष्ट है । शालीनता मूलक 
प्रवृत्ति भी प्रवल रूप में दीख पड़ती है । शालीनता का सामाजिक दृष्टि से 
महत्त्व है और इसके मूल में लज्जा वरतंम।न रहती है। यौन-प्र गों के ढकने 
श्रौर प्राकपंणा की हृष्टि से उसे उत्ते जक बनाने के वस्त्रों का महत्त्वपूर्ण योग 
रहता है। इससे भ्रंगों की रहस्यात्मकता वनी रहती है | देखने वालों के मन 
में कौतृहल श्रौर जिज्ञासा का संचार होता रहता है। उपगूहन और प्रदर्शन 
दोनों ही भावनाए” समानान्तर गति से चलती रहती है। इससे प्रालम्बन की 
मानसिक प्रवृति का ज्ञान होता है, प्रेम की उदीप्ति होती है श्रोर सहज सौन्दर्य 
में उत्कप॑ प्राता है, ग्रलंकरण की प्रवृत्ति तृप्त होती है।इस वेशभूषा से 
स्वाभाविक शोभा बढ़ती है | शोभा वृद्धि के लिए इन उपकरणों में वस्त्र से 
कई उद्ं श्यों की सिद्धि हो जाती है । 


कत्त्रों के प्रयोग से उत्कर्ष को प्राप्त शोभा द्वारा नायक को भ्राकृष्ट 
करने की चेष्टा की जाती है। इसीसे सौतों को श्रृंगार करते हुए देखकर 
नायिका के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि सौत नायक को प्वश्य 
ही प्राकृष्ट कर लेगी । मिलन के प्रसंग पर वेश-भूषा की व्यावहारिकता यथार्थ 
जीवन पर निर्भर है। वेश के भ्राघार पर ही नायिका के कई भेद-वासक सज्जा 
प्रौर प्रभिसारिका-किये गये । उत्कष्ठिता और विप्रलब्धा नायिकाओं में भी 
वस्त्रादि की महत्ता रहती है। प्रायः मध्या प्रौर प्रौढ़ा नायिकाएँ साज-सज्जा 





रीके सखी लखि राधिका को रंग जा प्रंग जो गहनो पहिरावे । 
होत यों भूषित भूषणगात ज्यों डॉकट ज्योति जवाहिर पाव॑ । 


जगद्‌ विनोद ६३/२५१ 


(ख) श्रीनंदलाल गोपाल के कारएा, कीन्हें सिंगार जो राधे बनाई। 
सुन्दरी तिलक ६६/६८७ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दये झ्ेषथ 


के प्रति अधिक सचेष्ट रहती हैं । मुग्वा की शालीनता स्पप्ट रूप से कुछ करने 
(में उन्हें रोकती है । वस्त्रों का चटकीलापन सामान्य नायिका में अधिक पाया 

जाता है, क्योंकि उसके समक्ष सामाजिक वन्धन या नियन्त्रण का कोई प्रश्न 
ही नहीं रहता । इससे वह यथारुचि अपने को अधिक से अ्रधिक आझ्राकपंक 
बनाने की चेप्टा करती है । 

अ्भिसारिका नायिकाग्रों के वेश-वर्णन में कवियों की रुचि रही है । 
रीतिकाल में प्राय: दो अवसरों पर वेश से उत्पन्न शोभा का वर्णान किया गया 
है। (१) दूती के कथन में नायिका के सोन्दर्य तथा वेशादि का आकर्षक 
वर्णन (२) प्रत्यक्ष दर्शन के बाद नायक द्वारा नायिका के वेश की प्रशंसा । 
इन सभी शोभाझ्रों के लिए बस्त्रों का ग्राकर्षक और समुचित प्रयोग आवश्यक 
था । इसी से रीतिकालीन कवियों ने वस्त्रादि वर्णान में इसका ध्यान रखा है। 
इस युग का कवि बस्त्रों के चुनाव में अनुरूप एवं प्रतिरूप रंग-योजनाओं, 
वस्त्रों के कटाव ग्रादि के माध्यम से अंगों की सुडौलता और आकर्षण को 
बढ़ाने की चेष्टा किया करता था । वह विविध प्रकार की सजावटों द्वारा शरीर 
को श्राकर्पक बनाता था । तत्कालीन वैभव परक समाज की प्रचलित परम्पराश्रों 
का स्पष्ट प्रभाव इन वस्त्रों पर दीख पड़ता है । 

इस युग के प्रयुक्त बस्त्रों में साड़ी, चोली, श्रंगिया, चूनरी श्रादि प्रमुख 
हैं । पुरुषों के बस्त्रों में पीताम्बर, चीर, बागा श्रादि का वर्णन है। इन वस्त्रों 
का प्रयोग केवल शरीर रक्षा के लिये ही न होकर उसकी सजावट के लिये 
भी होता था। इससे रंगों की विशेषता महत्वपूर्ण स्वीकार की गई है। वस्त्र 
बारीक, भिलमिल श्रौर स्वर्णादि के तारों से खचित होते थे । 

श्वेत, श्याम और हरे रंग की साड़ी का वर्णन है । श्वेत ब्त्रों के 


2 (क) सेत सारी सोहत उजारी मुखचंद की सी, 
मलहनि मंद मुसकान की महमही । रसराज १७६ मतिराम 
/ख) उजरई की उजारी गोरे तन सेत सारी, 


मोतिन की ज्योति सों, जुम्हैया मानो बाढ़ी है । 
री० का० सं० ३३६/५ श्रालम 


(ग) गेह सों सनेह मैं सिधारी स्याम सारी सजि, 
राजनि श्रन्धेरी न सजनी कोऊ साथ में । 
री० का० सं० पू० २४८५/११ 
(घ) सेत बसन में यों लसे, उधरत गोरे गात । 
री० का सं० पृ० १८१/५१ मतिराम 


३८६ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


ग्राकर्षण को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपमानों और ग्रप्रस्तुतों द्वारा उसका चित्र 
प्रस्तुत किया गया है । श्वेत साड़ी के तत्काल प्रभाव का वर्णान है । स्वयं कृष्ण 
भी उस रंग में रंग जाते हैं ।! इन रंगों के अ्रतिरिक्त केसरिया, कुसुम्मी ग्रादि 
रंगों से रंगे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। 

वस्त्रों के प्रयोग में शरीर शोभा बढ़ाने के साथ ऐश्वर्य और वैभव का 
प्रदर्शन भी होता था । यह प्रदर्शन जरतास के काम द्वारा होता था | 'जरतास' 
में सोने के महीन तारों द्वारा वस्त्रों पर कारीगरी अंकित की जाती थी । इससे 
शरीर पर भी उसके प्रकाश द्वारा सौन्दर्य की अश्वृद्धि होती थी तथा भिल- 
मिलाते हुए चमक में नायिका की शोभा कई गुनी बढ़ जाती थी । 

चोली, कंचुुकि या भ्रंगिया का प्रयोग शरीर को उन्नत बनाने, यौन दृष्टि 
से ग्राकपंक दीखने और उभार लाने के लिये किया जाता था । इससे यौन प्र'ग 
का महत्व बढ़ता है, स्तन पुष्ट और कटि प्रदेश क्षीणा दीखने लगता है। इसकी 
कोर को सुनहरी किनारी से मढ़कर इसकी शोभा वढ़ा देते हैं। मूल रूप में 
कंचुकी के प्रयोग द्वारा स्तनों को उन्नत और ग्राकपंक बनाने तथा उसके द्वारा 
नायक को श्राकर्षित करने की चेष्टा की गई है। सभी स्त्रियाँ गोटा लगे हुए 
कटावदार व 'बादले' के काम से युक्त उभार देने वाली चोली का ही प्रयोग 
करती थीं। इससे अनेक ग्रभिप्रायों की सिद्धि बताई गई है ।* कंचुकी के प्रयोग 


2 (क) स्वेत सारी ही सों सब॑ सौतें रंगी स्याम रंग, 
सेत सारी ही सों रंगे स्याम लाल रंग में । रसराज ३५७ 
(ख) लाल मन वृड़िव को देवसिरि सौत भई, 
सौतिन चुनौटी भई वाकी सेत सारी री। काव्य-निर्ंय दास 
£ (क) सारी जरतारी की भलके भलकति तैसी, 
केसरी के अंग राग कीने सब तन में । रसराज २०१ मतिराम 
(ख) सारी जरतारी भ्रग तैसी संग आलिका । 
री० का० सं० पृ० २५०/ १७ बेनी प्रवीन 
3 (क) कंच्ुकी में कसे भ्रावें उससे उरोज बिदु, 
वंदन लिलार बड़े वार घुमड़े परत । 
(ख) प्रांगी कसे उकसे कुच ऊंचे, हंसे हुलस फुफदीन की फू'दे । 
(ग) भावते को सुनि आगम प्रानन्द, अर गन-अ्र गन में उमह्यो है,-- 
गाढ़ी भई कर की मुदरी, भ्ंगिया की तनीन तनाव गद्यो है। 
रसराज पृ० ३२० मतिराम 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य इ्८७ 
३ 


० 


में भावों की प्रेपणीयता, प्रियदर्शन की उमंग, भ्रगों का उभार आदि व्यक्त 
किया गया है। इसका रंग ए्वेत, श्याम, हरा! ओ्रोर केसरिया होता था । ये 
सभी रंग गोरे बदन पर अच्छे लगते थे । कंचुकी के वर्णन की इस विशदता के 
मूल में यही भावना काम करती है कि इसका प्रयोग वक्ष प्रदेश के लिये होता 
है, जो एक आ्राकर्षक श्रग है और इसी श्र ग के सहारे से नायक खिंचा हुआा 
चला श्राता है | इस कंचुकी के साथ चटकीले रंग की चूनरी से शोभा बहुत बढ़ 
जाती थी 2 इससे स्पष्ट हो जाता है कि बस्त्रों के प्रयोगादि के सम्बन्ध में रीति- 
काल का कवि सचेष्ट था । इसके प्रयोग का मुख्य रूप से दो ही उद्दंश्य दीख 
पड़ता है-- 

(१) शालीनता जन्य लजञा एवं शरीर के विभिन्न अ्रगों की रक्षा । 

(२) यौन दृष्टि से अधिक ञ्राकर्षक दीखने का प्रयास | इन दोनों ही 
उद्दे श्यों में रीतिकाल का कवि पूर्णतः: सफल हुझा । 

सौन्दर्य के इन उपयुक्त उपकरणों के संग पोडश खज्ञार के श्रन्तर्गत 
अ्रन्य भी अनेक प्रसाधनों का वर्णान किया गया है । इन प्रसाधनों कोनतो 
घारण किया जा सकता है ओर न शरीर पर लगाया ही जा सकता है, अपितु 
इनका उपयोग ग्रन्य रूप में ही होता है । इसी रूप में ते सौन्दर्य साधक उपकरण 
बन जाते हैं । 


(घ) रजनी मधि प्यारी ने गौन कियो, निरखी भ्रंगिया पिय रंग भरी । 
खरी खीन हरे रंग की ञ्र॑ंगिया, दरकी प्रगटी कुच कोर सिरी । 
सुन्दरी तिलक पृ० २५८ 


(ड) अ्रॉगिया की तनी खुलि जाति घनी, 
सुबनी फिरि बाँधति है कसि के। 
सुजान-विनोद पृ० ३४५ देव, सभा, काशी 
2 (क) छोरी घरी हरी कंचुकी न्हान कों, श्र गन ते जगे जोति के कौंधे । 
पदुमाकर 
(ख) खरी खीन हरे श्रॉंगिया, दरकी प्रकटी कुच कोर सिरी । 
सुन्दरी तिलक पृ० २५८ 


2 चुई सी परत चपल सी च॑ चपल, 
चख-चंचल चितौनि चटकीली चारु चूनरी । री० का० सं० २५१/२५ 


श्दद मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौन्दर्य 


(३) सौन्दर्य के उत्कर्षक अ्रन्य शृद्धार-प्रसाधन-- 
प्रसाधन गत सौन्‍्दय॑ के ग्रन्तगंत पोडश श्यृज्भार की चर्चा की जा चुकी 
है । थे श्ूद्भार प्रसाधन शरीर पर घारण किये जाने पर, लगाये जाने पर 
ग्रथवा भ्रन्य प्रकार से शारीरिक शोभा के विधायक बनते हैं । इनमें आरम्भिक 
दो वर्गों का विवेचन किया जा चुका है। यहां पोडश श्ज्धार के अ्न्तगंत ग्रन्य 
प्रकार से शारीरिक शोभा को बढ़ाने वाले उपकरणों का संकेत होगा । 
इन उपकरणों के भ्रन्तगंत स्नान, केश-विन्यास प्रौर ताम्बुल रचना का 
प्रयोग वशित है । डिठौना श्रौर दपंश द्वारा मुख शोभा बढ़ाते ग्रथवा निरखने 
का वर्णांन मिलता है। डिठौना यद्यपि पोडश शृज्धार में वशित नहीं है, फिर 
भी इसके द्वारा शोभा की वृद्धि ही होती है । रीतिकालीन कवियों ने गोरे बदन 
पर डिठौने की श्याम शोभा से युक्त मुख को चन्द्रमा के समान देखा है ।! इस 
साहित्य में इसके माध्यम से नजर लगने से बचाने का भाव व्यक्त हुम्ना है ।१ 
पान या वीरी के प्रयोग के दो उद्दे श्य प्रतीत होते है (१) मुख बास 
द्वारा श्रनुकूल स्थिति उत्पन्न करना (२) भ्रधरों की लालिमा बढ़ा देना । कभी - 
कभी यह लालिमा इतनी अझ्धिक बढ़ ज!ती है कि अघरों की निजी लालिमा 
प्रलग से लक्षित ही नहीं होती है ।* पान की पीक गले में उतरती हुई भ्रच्छी 
लगती है ।$ पान खाने का ग्रनेक अवश्रों पर वर्णान है--(१) किसी का 
प्रादर सत्कार करने में8 (२) शोभा बढ़ाने में (३) स्वाधीन पतिका 
) विधु सम सोभा सार लैं, रच्यौ बाल मुख इन्दु । 
दियो इन्दु मैं भ्रंक मिस राहु हेतु मसि बिन्दु । विक्रम सतसई दो० २८६ 
£ (क) लौने मुह दीठि न लगे, यों कहि दीनि ईठि। 
दूनी कं लागन लगी, दिये दिठौना दीठि। 
विहारी रत्नाकर दो० २८ 
(ख) निठ्ठर दिठौना दीन्‍्हें नीठि निकसन कहै, 
डीठि लगिवे के डर पीठ दे गिरति है। सुजान-विनोद ६/१५ 
१ पान पीक श्रघरान में सखी लखी न जाय। 
कजरारी ग्रांखियानि में कजरा री न लखाय । 
* खरी लागति गोरे गरे, घसति पान की लीक । 
मनौ गुलीबन्द लाल की लाल लाल दुति लीक। विहारी 
$ को है ज्योतिषी है, कछू जोतिष॑ विचारत हो? 
ये ही शुभधाम काम जाहिर हमारो है! 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३८६ 


नथिका द्वारा शज्जञार करने में ।! इन अवसरों द्वारा अनुकूल भावनाग्रों का 
वर्णन है, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में पान द्वारा दुखद वातावरण एवं भाव 
की अभिव्यक्ति हुई है। यह अभिव्यक्ति विरह प्रसंग पर अ्रथवा गोत्र-स्खलन* 
प्रसंग पर हुई है । यह पान का सीनन्‍्दर्यमूलक प्रयोग नहीं है। अ्रन्य स्थलों पर 
इससे मुख की शोभा ही बढ़ाई गई है । 


स्नान द्वारा नायिका के मादक श्रौर अ्नावृत सौन्दर्य को देखने की ही 
अभ्रधिक चेप्टा की गई है। सद्यः स्नाता का चित्र कहीं-कहीं प्रस्तुत हुआ है । 
अ्रन्यत्र केवल स्नान का नाम मात्र ले लिया गया है। ऐसे स्थलों पर यह वर्णन 
के अनुरोध से ही प्रस्तुत किया गया है ।” इससे शोभा का विकास नहीं बताया 
गया है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि स्नान द्वारा निमंलता से 
शारीरिक कान्ति का विकास होता है । केश-विन्यास से सुन्दरता आती है । प्रिय 
द्वारा किये गये इस विन्यास में उसका अनन्य प्रेम व्यक्त होता है । 


पोडश श्वज्धार में दपंणा महत्त्वपूर्णा होता है। सभी शज्जार कर लेने 
के बाद नायिका की आत्मतुष्टि के लिये दर्पणा का देखना श्रावश्यक है । इसकी 
व्यावहारिक उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं । भ्रपने रूप एवं 
ख्ज्भार को देखकर नायिका स्वयं सन्तुष्ट हो जाती है, तो उसका रूप 
नायक को अ्रवश्य ही श्राकपित कर लेने में समर्थ हो सकेगा । दपंण का दो 
प्रभाव व्शित है। (१) नायिका स्वयं अपने रूप पर रीभती है और (२, दर्पण 
के माध्यम से प्रिय को देखने की चेप्टा की गई है । यथा:-- 


झावी बैठ जावौ, पानी पीवो, पान खावोौ फेर, 
होय के सुचित नेक गणित निकारौ तो । री० का» सं० पृ० ३६१ 
१ ब्रजभाषा साहित्य का नायिक भेद पृ० ३०६ छंद ३८७; 
पृ० ३०८ छंद ३२६५-३६६-३२६८-४० ३ 
2 (क) बूभत ही वह गोपी गुपालहि, श्ाजु कहूं हेसि के गुण गार्थाह । 
ऐसे में काहू को नाम सखी, कहि कैसे घों श्राइ गयो ब्रजनार्थाहि | 
खाति खवावति ही ज़ू बीरी, सु रही मुख की मुख हाथ की हाथनि। 
केशवदास 
(ख) बार-बार वरजति बावरी है वारौं प्रान, 
बीरी ना खवाऊँ वीर विष सी लगति है । केशवद[स 
8 : ज्ञ० सा० का नायिका भेद ३०६ छंद ४०१ तथा पृ० २१८ छंय ४४६ 


३६० मध्यकालीन हिन्दी कृष्णु-कांव्य में रूप-सौन्दये 


(१) केशव” एक समै हरि राबिका आसन एक लसे रंग भीने। 
आनन्द सों तिय आनन की द्यूति देखत दर्पण में हग दीनें । 
(२) माल गरुही गुन लाल लटे लपटी लर मोतिन की सुख देनी। 
ताहि बिलोकत आरसी लेकर, आरस सों इक सारस नैनी। 
केशव री० का० सं० पृ० १४६ 


उपयुक्त षोडश-शद्धभार वर्णन के श्राघार पर हम यह निर्णय ले सकते 
हैं कि श्रालोच्य काल के कवियों ने इनके प्रयोग में दो बातों का ध्यान रखा है 
(१) वैभव एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन (२) शारीरिक रूपाकार के आकषंण को 
अ्रधिक से भ्रधिक बढ़ाकर प्रपने प्रिय को रिभाने का प्रयास। इन दोनों ही 
बातों में रीतिकालीन कवियों को पूर्णां सफलता मिली है । प्रयोग किये जाने वाले 
प्रसाधनों द्वारा यह बताने की चेष्टा की गई है कि इनके द्वारा शरीर में कोम- 
लता के उद्भव से स्पशं-सुख की अनुभूति होती है तथा दृश्य रूप में प्राकषण 
एवं मोहकता बढ़ जाती है। इससे स्पर्श-जन्य सुखदता भर हृश्य सुखदता दोनों 
की ही उपलब्धि होती है । लौकिक जीवन में नायक-नायिका का यह सुश्च ही 
उनके लिए काम्य आ्राकांक्षा है श्र इसकी तृप्ति में रीतिकालीन कवि पूर्णतः . 
सफल हुम्ना है । 

तटस्थ-सौन्दर्य--रीतिकालीन कवियों ने तटस्थ सौन्दर्य के अ्रन्तगंत 
प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। वहुधा शरीर या अभ्रस्तुत वर्ण्यं वस्तु के 
उपमान के रूप में प्रकृति का ग्रहरणा हुआ है। उपमानों के ऐसे प्रयोग से श्रस्तुत 
का सौन्दयं तो बढ़ता ही है, भ्रप्रस्तुत के गुणों का भी ज्ञान होता है। उनकी + 
कोमलता, हृदय-प्रावजंकता, स्पर्श-सुखदता आदि अनेक गुणों का ज्ञान होता 
है। साहश्य मूलक भ्रलंकारों में इस प्रकार के प्रप्रस्तुतों का भ्रधिक प्रयोग 
मिलता है। नायक या नायिका के अंग-वर्शांन या उसके उठते हुए योवन के 
विकास को पुष्पों के खिलने के समान बताकर पुष्प की प्रफुल्लता, विकास, 
शोभा, सुगन्धि आदि अनेक तत्त्वों का एक साथ वर्णन कर दिया जाता है। 
श्रप्रस्तुतों के सफल प्रयोग से ही प्रस्तुत के रूप में निखार उत्पन्न होता है। एक 
उदाहरण देखें-- 

“कनक लता श्रीफल भरी, रही विजन वन फूलि। 
ताहि तजत क्यों बावरे, अरे मधुप मति भूलि। वाणीभूषण 


इस वर्णन में सोने की लता, श्रीफल झ्रादि के कथन से तारी का 
सम्पूर्ण रूप-चित्र उपस्थित कर दिया गया है। ऐसे स्थलों पर प्रकृति के ये « 


/ 
न 


रीतिकाल में रूप-सोन्दर्य 


उपकरण शोभा विधायक रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। इनके प्रयोग से नारी के 
रूप-चित्र का जो विम्व-विधान होता है, उसकी व्यज्जना करने में ये उपमान 
सहायक होते हैं और प्रयुक्त इन अप्रस्तुतों द्वारा अभिव्यञ्ञना-शिल्प इतनी 
सजी-सेंवरी रहती है कि अश्लीलता की गन्ध नहीं मिलती | गुण और धर्म 
साम्य का आधार लेकर वर्णा न को अ्नुभूतिमय बनाया जाता है। कहीं-कहीं 
तो केवल उपमानों के माध्यम से ही प्रस्तुत का रूप उपस्थित किया जाता है। 
'कोक नद पद कंज कोप से गुलफ गोल, 
जंघ कदली से लंक केहरि विसाल सों । 
पान सो उदरि नाभि कूप सी गंभीर गुर, 
उर नवनीतपानि पतललव रसाल सों। 
ग्वाल कवि लसति लतान सी भुजाहै वैस, 
कंबु सो गरो है मुख नील कंज जाल सों। 
स्याम के संचौर जौन गज सो सुजंघ वारो, 
सुसि सो मुकुट सब तन है तमाल से ।? 
उपयुक्त छंद में कोकनद, कोप, कदली, केहरि, पान, कूप, रसाल, 
लता, कंबु, नील कंज, गज आदि के कथन में उसके प्रति सौन्दर्य विपयक 
धारणा व्यक्त होती है। साहित्यिक परम्परा में इन प्रयुक्त शब्दों का गुणा 
बोधक जो प्रतीकात्मक श्रर्थ है, उससे प्रस्तुत का रूप-चित्र गुणों के प्राधार पर 
सौन्दर्योत्करपंक हो जाता है। 
प्रकृति श्रादि तटस्थ सौन्दर्य के व्यक्षक पदार्थों का वर्णान दो अवसरों 
पर हुआ है । (१) संयोग के श्रवसर पर (२) वियोग के श्रवसर पर । संयोग 
में तटस्थ सौन्दर्य की भ्रभिव्यञ्जना दो दृष्टियों या अवसरों पर की गई है। 
प्रथम नायिका या नायक के अंग-प्रत्यंग वर्णान के चाक्षुप रूपया उसके सूक्ष्म 
रूप वर्ण न में कान्ति, छवि, लावण्य ग्रादि के अ्रंकन में उपमान रूप में इनका 
प्रयोग हुआ है । इन उपमानों द्वारा शरीर की विभिन्न छवियाँ अंकित की गई 
हैं । इनसे शरीर की मृदुता, कोमलता, अ्रंग दीप्ति श्राकार श्रादि का बोघ होता 
है । यह वोघ रागात्मक श्रनुभूति में परिवर्तित होकर श्रालम्बन के रूप को 
भ्रधिक बढ़ा देता है । वहुधा मानव जब अपनी प्रशंसात्मक भावनाझ्रों की तृष्ति 
मानव मात्र के कथन से नहीं कर पाता, तभी उसे प्रकृति की शरण में जाना 


१ कृष्णा जू को नख-शिख-ग्वाल ६८/६५ 





३६२ मध्यकालीन हिन्दी $प्ए-काव्य में रूप-सौन्दये 


पड़ता है | वह मन एवं ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव क्षेत्र में आ्राने वाली प्रकृति प्रदत्त 
वस्तुओं में सुन्दरता एवं तत्सम्बन्धी सभी गुणों का अनुभव करके प्रस्तुत को 
उत्तम से उत्तम बनाना चाहता है। कलाकार का यह विचार है कि इससे 
सुन्दरत। की उसकी मानसिक कल्पना प्रेपणीयता का गुण पाकर दूसरों के मन 
में भी उसी प्रकार की भावानुभूति उत्पन्न कर देती है । इस दृष्टि से प्रकृति 
आदि तटस्थ पदार्थों का उपयोग सौन्दर्य एवं झ्ाकर्पएा को बढ़ाने के साधन के 
रूप में होता है। इसे तटस्थ संज्ञा इस कारण प्राप्त होती है कि सौन्दयं-साधघक 
ये उपकरण आझ्रालम्बनगत न होकर आलम्बन से अलग होते हैं, परन्तु ग्रपनी 
इस तटस्थता में भी सौन्दययं के उपकारक होते हैं। इनसे रति की भावनाएँ उद्दी्त 
होती हैं । श्रतः तटस्थ सौन्दर्य का यह प्रियता मूलक उपयोग है, क्योंकि इनके 
प्रयोग से ग्रालम्बन या आश्रय की बढ़ी हुई छवि आ्राकर्पण का कारण बनकर 
प्रिय के मन में अनुकूल भावनाओं का संचार करने में समर्थ होती है । 


प्राकृतिक साधनों द्वारा संयोग की अवस्था में भावनाएं उद्दीप्त होती 
हैं । नदी तट, वन, उपवन आदि से प्रिय मिलन की ग्राकांक्षा बलवती हो जाती 
है । ऐसे स्थलों पर इनका चयन उद्दीपन की हृष्टि से किया गया है । ये वाता- 
वररा का निर्मारा करके उसकी मोहकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं । इस 
दृष्टि से ये सौन्दय्य परक होते हुये भी साक्षात्‌ रूप में न होकर भ्रवान्तर 
रूप में ही होते हैं । इनकी सौन्दर्य मूलकता उद्दीपन की सररणि से होकर भ्रागे 
आती है। इस प्रकार का उदाहरण कहीं से भी लिया जा सकता है ।! 





२ (क) पाय रितुग्रीषमष बिछायत बनाय, 
वेष-कोमल कमल निरखत दल टकि-टकि । 
इंदोवर कलित ललित मकरंद रची, 
छूटत फुहारे नीर सोरभित सकि-सकि। 
“वाल कवि” मुदित बिराजत उसीर खाने, 
छाजत सुरा में सुधा सुषमा को छकि-छकि । 
होत छबि नीकी वृषभान-नंदिनी की सोंह, 
भानु-नंदिनी की ते तरंगन को तकि-तकि । 


ब्रजभाषा साहित्य का ऋतु सौन्दय्य 


(ख) “रसिक-विहारी” चारु हार मृदू फूलन के, 
सरस सुगंध चाह भ्रमित बढ़ावे है।” वही पृ. ७३ 


रीतिकाल में रूप-सौन्दर्य ३६३ 


प्राकृतिक उपकरणों की सौन्दर्य मूलकता एवं मृदुता का ज्ञान नायिका 
की कोमलता व्यक्त करते समय कराया गया है । ऐसे चित्रों के ग्रप्रस्तुत विघानों 
में अनुभूति की भावना ही अ्रधिक प्रधान रहती है । नायिका की कोमलता का 
कथन इन्हीं उपमानों द्वारा हुआ्ना है। उसके श्रम की व्यज्जना में फूलन के हार, 
तारक वृन्द, कुन्द, चन्द आदि का ग्रहण हुप्रा है-- 
“मैंने तो कही ही वह ग्रति सुकुमार नारि, 
हार-हार जाति हार फूलन के घारे हैं। 
तुम्हें जज लगी लाल इहां ही बुलाइबे की, 
याते जाय कहे प्रेम वचन तिहारे हैं। 
“ग्वाल' कवि नेक चलि बैठि गई, सी करि, 
कंसी कर समूह वाके बदन पसारे हैं। 
तारन के बृन्दनन को करत हुतो कुन्द, 
चंद श्राज चढ़ि चंद पर चमकत तारे हैं ।? 
“चन्द्रमा पर तारों का चढ़ना” यह अप्रस्तुत योजना वस्तु को सुन्दर 
बना देने में समर्थ है । इसी के माध्यम से मुख रूपी चन्द्रमा पर स्वेद करा रूपी 
तारों की व्यञ्जना की गई है। 
प्रसाधन से युक्त प्रकृति के उपकरण से रूप निखर जाता है। उसमें 
प्रनोखी मोहकता ञ्रा जाती है, दीप्ति फैलने लगती है-- 
सेत सारी सोहत उजारी मुख-चंद की सी, 
! मलहनि मंद मुसक्यान की महमही | 
ग्रेंगिया के ऊपर हवा उलही उरोज श्रोप, 
उर “मतिराम' माल मालती डहडही । 
माँजे मंजु मुकुट से मंजुल कपोल गोल, 
गोरी की ग्रुराई गोरे गातन गहगही । 
फूलनि की सेज बेठी दीपति फैलाय लाय, 
बेला को फुलेल फूली बेलि सी लहलही। 
यहाँ नायिका को लता का समान फूली हुई बताकर उसकी कोमलता, 
श्रंगों की प्रफुल्लता श्रौर विकास का स्पष्ट संकेत है। अन्य शब्दों के प्रयोग में 


7 रसरंग-ग्वाल प्रथम उमंग छन्द ६५ 


३६४ मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्दय 


भी सोन्दर्य की यही भावना दीख पड़ती है | इन सभी प्रयोगों से स्पष्ट है कि 
प्रत्येक युग का कवि अपने श्रालम्बन रूप नायक अ्रथवा नायिका के रूप-सौन्‍्दय्ये 
की उत्तमता के वर्णन के लिये प्रकृति आदि से विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करके 
श्रपनी इस भावना की तृप्ति करता है। आरालम्बन से भिन्न सभी प्रेमोद्दीपक 
पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति आदि को तटस्थ साधन के रूप में स्वीकार किया गया 
है । इससे ये सभी साधन ग्रात्मगत न होकर परगत हैं ओऔरोर इसी रूप में इनका 
संकेत किया गया है । 

ग्रन्त में यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवियों की सोन्दयं 
चेतना बहुत ही सचेष्ट थी । उन्होंने कलात्मक श्रभिव्यक्ति के माध्यम से रूप- 
सौन्दर्य का हृदय ग्राही और चमत्कार-प्रधान जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह 
प्रपनी भ्रभिव्यञ्जना में सर्वंधा नवीन, आकर्षक एवं रस की अनुभूति कराने 
वाला है। यही कारण है कि शुद्ध स।हित्यिक हृष्टि से इस काल के काव्य में 
रूप-सोन्दय्य की पूर्णा अ्रभिव्यक्ति अपनी सफलता की उद्घोषणा करती रहती 
है। ऐसे काव्य में अंकित रूप-सौन्दर्य में ग्रवगाहन करता हुआ सहृदय एक 
प्रनिर्वंचनीय सुख का प्रनुभव करके उसमें पूर्णां तन्मय हो जाता है श्रौर यही 
इस काव्य की सफलता है । 


उपसंहार 


उपसंहार-- 


मच्यकालीन हिन्दी साहित्य में रूप-सौन्दर्य के स्पष्टीकरण के हेतु जिस 
साहित्यिक क्षेत्र को ग्रहएा किया गया है, उसे भक्तिकाल श्रौर रीतिकाल में 
विभाजित कर दिया गया है। इसकाल के झ्रालम्बन के रूप-सौन्दयं को वर्णन 
करने के लिये आ्रालम्बन के शोभा-विघायक धर्मों की चर्चा की गई है। इनके 
भ्रन्तगंत यौवन, रूप, लावण्य, सौन्दर्य, श्रभिरूपता, सुकुमारता श्रादि की गरानां 
होती है। 

सौन्दर्य के विधायक तत्त्वों में प्रालम्बन के गुणा श्रौर उसकी चेष्टा 

में श्रलंकृति श्रौर तटस्थ का नाम लिया नया है। इन चारों को उद्दीपन के 
भ्रन्तगंत माना गया है। इनसे झालम्बन का रूप-सौन्दर्य उत्कषं को प्राप्त होता 
है। पश्रालम्बन का गुरा श्राश्रय को भ्राकृष्ट करने का प्रधान कारण होता है | 
उसकी चेष्टाओों से भावनाएँ उद्दीत होती हैं, श्रालम्बन की मोहकता बढ़ती 
है भौर प्राश्रय मुग्घ होकर भ्रनायास ही खिंचा हुआ चला प्राता है। चेष्टा के 
भ्रन्तगंत भ्राश्नय को मोहित कर लेने वाले हाव, मुसकान चितवन आदि तथा 
भ्रनेक भ्रलंकारों-लीला, विलास, कुट्टमत भादि की गणना होती है । हाव एवं 
अ्रलंकारों के समुचित विघान से रूप भ्राकषंक हो जाता है भौर श्रालम्बन की 
शोभा उद्दीपक बन जाती है । 

प्रलंकृति के भ्रन्तर्गंत शोभा-विघायक बाह्य प्रसाघनों की चर्चा हुई है 
षोडश-प गार सौन्दर्य को बढ़ाने में सदा से मान्य रहा है। इसमें घारण 
किये जाने वाले, भ्रन्य प्रकार के (स्नान, दपंणा, पान) शौर शरीर पर लगाये 
जाने वाले उपकरणों की गणना होती है। वस्त्र, श्रा भूषण, प्रंगरागादि द्वारा प्राज 
भी स्त्रियाँ श्पने सौन्दर्य को मुखरित करके भाकपंण को बढ़ाती हैं । इस बढ़े 
हुए भाकष॑ण का मुख्य उद्दे श्य लोगों को भ्रपनी श्रोर खींच लेना होता है । 
॥ श्तटस्थ' तत्त्व को सौन्दर्य साधक उपकरण न मानकर उद्दीपक माना 
गया है। इसमें प्रकृति के विभिन्न श्रंगों-चन्द्र, चन्द्रका, बाग, तरु, कोकिल, 
मलय-पवन, एकान्त भ्रादि-द्वारा मानव की रतिमूलक भावना को उद्दीत करने 
की चेष्टा की जाती है। प्रकृति के माध्यम से नायक-नायिका की भनुकूल 
प्रथवा प्रतिकूल मानसिक स्थितियों का चित्रण होता है। प्रकृति भाव की 
व्यक्षना में सहायक होकर. श्राती है। यह सीन्दर्य-वर्णान का सीधा भषवा 


३६८ मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काथ्य में रूप-सोन्दर्य 


प्रत्यक्ष साधन नहीं है अपितु प्रकृति की प्रृष्ठभूमि में व्यक्ति ही अपनी 
भावनाओं की तृप्ति का एक साधन पा लेता है । ऐसी स्थिति में नायिका माध्यम 
का कार्य सम्पन्न करती है और नायक अपनी ही भावना का उपभोग करता है। 
इससे प्रकृति सौन्द्य-साथक न होकर भावनाओं की उद्दीपक ही रही है। इस 
रूप में प्रकृति को प्रस्तुत करना इस प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है। इसी कारण 
केवल मानवीय रूप-सौन्दर्य के स्पप्टीवरण हेतु गुणा, चेप्टा श्रौर प्रसाधनों से 
उत्कर्प को प्राप्त सौन्दयं को ही विश्लेषित करके मध्यकालीन साहित्य में इस 
का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। 


: /मध्यकालीन साहित्य में केवल नारी के ही रूप-सौन्दर्य को प्रश्नय न 

देकर पुरुष-सौन्दर्य को भी वर्शान का विषय बनाया गया है। भक्तिकालीन 
कवियों ने पुरुष के वाह्य एवं ग्रान्तरिक सौन्दर्य का मोहक चित्र प्रस्तुत किया 
है। रीतिकाल में नारी-सौन्‍्दर्य की प्रमुखता होते हुए भी पुरुष सौन्दर्य स्वंथा 
आ्रांखों से श्रोकल नहीं रंहा हैं। प्रेम के श्रालम्बन रूप में कृष्ण-विषयक 
रचनाओं में पुरुष सौन्दर्य का यदा-कदा चित्रण मिल जाता है। “ग्वाल' जैसे 
कवियों ने तो स्वतंत्र रूप से श्रीकृष्ण के नख-शिख सौन्दर्य की प्रभिध्यक्ति 
करने के लिये पूरा ग्रन्थ पुरुष-सौन्दर्य के ऊपर लिखा है| ऐसे स्थलों पर 
प्ररश्परा का पालन होते हुए भी प्रभावोत्पादकता है परन्तु ऐसे ग्रन्थों की संख्या 
कम है॥ मुक्तक काव्य में श्रीकृष्ण की श्यू गार मूलक चेष्टाए, कम वर्शितं- की 
गई! है। रसख्ान जैसे कवियों ने अ्नुभावों का वशंन किया है, परम्तु प्रसाधन 
ग्रुतत सौन्दर्य :के उपकरणों पर हष्टि जम नहीं सकी है। ब/ह्य प्राकर्षण के 
वर्णन की परम्परा भी कम दीख पड़ती है क्योंकि रीतिकाल- की भोगपरक 
र् पुरुष अंग्रों के सौन्दर्य से हटकर नारी सौन्दर्य के उदघाटन. में लगी 
रही। 
2). 7 ग अपर 
५. उस काल की नायिका के सोन्‍्दय वर्णन में मुख्यतः गुण गत लावष्य 
एंवं उसके प्रभाव का सफल और सजीव चित्रण हुआ है। इससे सोन्दयं-चित्रण 
में प्रनुभूतिपरक सचाई दीख पड़ती है । यह सचाई युग से प्रभावित वैभव भौर 
ऐश्वयं के विलास परंक उपकरणों और रूप में चमक भौर ज्योति उत्पन्न करने 
वाले साधनों से लाई गई है । नायिका के सहज लावंण्य द्वारा स्वछन्द घारा 
के कवियों ने रूप सौन्दर्य का यथार्थ और भर्मस्प्शी रूप भी प्रस्तुत' किया है । 
इन दोनों पदंतियों से सौन्दर्य पूर्णात्त को -पहुँच जाता है। यह पूर्णाताः नारी 
और पुरुष दोनों के ही सौन्दय-वर्णन द्वारा लाई: गई है । यद्यपि पुरुष-सौन्दये 
का वर्णन अधान रूप से न होकर प्रसंगतः ही हुआ 'है, फिर भी ग्वाल भादि 
कविनों ने रीतिकालीन परम्परा के विपरीत कृष्ण को आलम्बन बनाकर 
पुरुष-सौस्दर्य की। प्रभिव्यक्ति में नवीन श्रयोग द्वारा नवीन. दृष्टि दी है । 


उपसंहार २६६ 


रीतिकालीन कवियों ने सौन्दर्याभिव्यक्ति के लिये “सुन्दर' के प्रतीक 
रूप में कुछ वस्तुओं को ग्रहरा कर लिया है । इन्हीं के माध्यम से मानवीय 
जीवन को ग्राधार बनाकर मांसल-सौन्दयं के प्रमुख आलम्बन रमणी की देहिक 
रूप की सज्जा और कामोत्ते जक अंगों का श्राकर्षफ रूप-चित्र उपस्थित किया 
गया है। यह चित्र किशोर अ्रथवा किशोरी का है, क्‍योंकि श्वृगार के सार 
रूप में यही श्रवस्था सर्वोत्तम मानी गई है । ऐसा मांसल, वाह्य और हृदय- 
श्रावर्जक चित्र श्रन्य स्थलों पर प्राप्त नहीं हो पाता है! नवल अंगनाग्रों की 
मकरध्वज के वाणों से वबिद्ध छबि की ग्रभूतपूर्वं आकपंक कल्पना, वयः 
सन्धि और यौवन के उठान के वर्णान के प्रति सचेष्टता श्लौर वीयं-विक्षोभक 
श्रंगों का मांसल सौन्दर्य इस युग की ग्रनिवार्य विशेषता है । 

इन अ्रंगों में स्तन, नितम्ब, नयन थ्रादि का वर्णन है। वक्ष के 
अ्रनावृत सौन्दर्य से नारी भ्रंगों की शोभा बढ़ाई गई है । इसके लिये झनेक 
चित्र श्रौर विशेषणों के साथ उपमानों का प्रयोग है। कड़े कुच, ठाड़े और 
उठते हुए उरोज, उचके कुच कोर, अछूत उरोज झ्रादि विशेषणों से मांसल 
सौन्दययं का उत्ते जक एवं ऐन्द्रिय रूप उपस्थित किया गया है। यौवन में इन 
भ्रंगों द्वारा सौन्दर्य का उत्कर्प दिखाया गया हैं। इसी ग्रवयवपरक सौन्दर्य के साथ 
श्रंगों में प्रतिभासित होने वाले लावण्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया 
है । इससे गुणपरक श्रकृत्रिम सौन्दर्य के सहज रूप के साथ कुल की श्रभि 
जातता से सौकुमार्य की व्यज्जना होती है। वैभव श्र ऐश्वर्य के माध्यम से 
सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति हुई है । गाहंस्थ सौन्दर्य को देखने का प्रयास किया गया 
है । उस युग की सामाजिक भावना पाथिवता का पक्ष ग्रहण करती है, 
परन्तु भक्तिकालीन श्रपाथिव श्रालम्बन से सौन्दर्य का भाव-पक्ष भक्तिकाल में 
भ्रधिक प्रबल हो जाता है । यही कारण है कि भक्तिकाल के अपार्थिव श्रालम्बन 
श्रीकृष्ण रीतिकाल में सामान्य मानव हो जाते हैं श्रीर युग की परिवर्तित 
सौन्दय॑-बृत्ति के कारण विलास-भावना को प्रश्नय मिल जाता है। रीतिकाल में 
भोग-भावना के प्रधान साधन नारी के सौन्दर्य का वर्शा न करने के ,लिए कहीं- 
कहीं तो नाप-जोख वाली प्रणाली श्रपनाई गई झौर अ्रभिथ्यज्जनात्मक सौन्दर्य 
द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है | यह चमत्कार स्थूलता को श्राघार बना 
कर प्रदर्शित हुआ है | स्थूलता भाव श्रौर ग्रभिव्यक्ति दोनों में दीख पड़ती है । 
नवीन रूप-रचना न होकर परम्परा का ही निर्वाह हुआ है । दृश्य-विस्तार 
आर उसके उद्घाटन में श्रतिशयोक्ति की महत्ता बढ़ने लगी । स्थूल रेखाश्रों में 
सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति श्रलंकरण के माध्यम से होने लगी। इसी के साथ 
कोमल व मादनभाव को प्रश्रय मिला | इन सबके मूल में यृक्ति-वैचिश्य का 


४०० मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण काव्य में रूप-सौरदर्य 
प्राघान्य हो गया । रूप दर्शन में ' ग्रखियां मधु की मखियां” बन गई । अ्रलंकार 
प्रियता से उपमानों की गणना होने लगी । इससे सौन्दर्य का सहज रूप स्फुरित 
नहीं हो सका और ऐसे सभी वरा नों में निसगंगत सौन्दर्य की हत्या हो गई। 
यहाँ तक कि भक्तिकालीन सौन्दर्य के ग्राश्रय और आलम्वन को भी रीतिकालीन 
विचित्र कल्पनाओ्रों से व्याप्त कर दिया गया ! आराध्य का रूप-सौन्दर्य 
स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम बन गया । प्रकृत उपम नों के स्थान पर उक्ति 
वेचित्र्य का महत्व बढ़ गया । सौन्दर्य-वर्शान की रुचि सम्पूर्ण मध्यकाल में 
एक समान ही थी, परन्तु उसके आलम्बन और भ्रभिव्यक्ति के ढंग में महाव॒ 
अन्तर श्रा गया । 

भक्तिकालीन सौन्दर्य-चेतना के कारणा कवियों ने प्रपने आराध्य श्री 
कृष्णा के विश्वजित भुवन मोहन व्यक्तित्व का भावान्दोलित जो स्वरूप उप- 
स्थित किया, वह सौन्दर्य की इयत्ता में न बंघकर अ्रसीम था। उनका रूप- 
सोन्दय्य विश्व के सभी प्रसिद्धतम उपमानों से बढ़कर है । वह केवल नख-शिंख 
का शुष्क या मांसल सौन्दर्य नहीं है, श्रपितु भावों का निसगं-सिद्ध सौन्दर्य है । 
बाह्य-सोन्दर्य तो सहायक बनकर अपने आप ही भ्रनायास भ्रा गया है। इससे 
भक्तिकाल में शाश्वत सौन्दर्य के ग्रप्रतिम रूप-दर्शन-जन्य झ्ानन्द की अजस्र 
घारा प्रवाहित होने लगती है । श्रीकृष्ण का माधुय एवं सौन्दर्य मानवीय रूप 
में भी अ्रनन्त-अलौकिक सोन्दर्य की अभिव्यक्ति करता है। श्रीकृष्ण का मानवीय 
सौन्दर्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से और ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य शाश्वत एवं 
चिरन्तन तत्त्वों से नि्ित हुआ है। प्रकृति के सभी उपमान ऐसे सौन्दर्य की 
भ्रभिव्यक्ति में व्यर्थ हो जाते हैं। कवि आलम्बन के रूप को स्पष्ट करने में दिव्य 
हेष्टि रखकर आगे बढ़ता है । 


श्री कृष्णा के मानवीय रूप-सोन्दयं की अभिव्यक्ति तथा अंग-वरणंन भौर 
सोन्दयं-चित्रण में उसकी समष्टिगत चेतना जागरूक रही है । वहां प्ंगों के सौन्दर्य 
वर्णन की प्रनेकता में एकता वतंमान है । प्रत्येक अंग प्रपने श्राप में पूर्ण मात्र 
नहीं है, भ्रपितु वह सामूहिक सोन्दयय में योग देने वाली छबि का स्रोत भी है। 
इससे भ्रनन्त मुग्घता का भाव भ्रनेक रूपों श्रौर रेखाओ्रों में भ्रभिव्यक्त किया 
गया है। कहीं कहीं यही सौन्दर्य ग्रलौकिकता की परिधि में भ्रा जाता है। इस 
काल में चमत्कार के प्रभिव्यञ्ञनात्मक सोन्दययं के स्थान पर रूप की भावात्मक 
झौर सचेतन उपस्थिति हुई है। रीतिकालीन सौन्दर्याड्रून में भलौोकिकता रूढ़ि 
एवं चमत्कार में बदल गई, सौन्दर्यानुभूति में भौतिकता का महत्व बढ़ गया, 
पभ्रलोकिक कल्पना का ह्वास हुआ ओर पुरुष-सौन्दयं के स्थान पर नारी-सोन्दये 


उपसंहार ४०१ 


चित्रण कवियों का प्रमुख लक्ष्य वन गया । इसमें भक्तों की सोन्दर्य-भावना 
प्राध्यात्म-लोक की सुखमय कल्पना के स्तर से गिरकर रीतिकालीन इहलोक 
की वास्तविक सुन्दरता में बदल गई । राघा-कृष्णा का सौन्दर्य-माधुययं गोचर 
आर लौकिक रूप का ग्राकर्पण उत्पन्न करने लगा । मानसिक भावों को तुलना 
में अभिव्यक्षनात्मक सौन्दर्य की रुचि बढ़ गई | इससे वस्तु का विम्ब उपस्थित 
नहीं हो पाता और बहुघा रूढ़ि का थालन मात्र रह जाता है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि भक्तिकाल के सौन्दर्य-विधान में भाव की महत्ता है और यह 
सौन्दय वर्णन प्रयत्न साध्य न होकर कवि के अन्त: करण से स्वयं संभूत है, 
परन्तु रीतिकाल में प्रयत्न एवं बौद्धिक चेतना की अ्रभिव्यज्ञनागत-शिल्प के 
कारण रूप सौन्दर्य वहुवा यक्ति-बैचित्रय ग्रौर चमत्कार में बदल जाया 
करता है । 

सम्पूर्ण मध्यकाल पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रारम्भ में पुरुष-सौन्दर्य श्रंकन की प्रवृत्ति बाद में नारी-सौन्दर्याद्धून में बदल 
जाती है । भक्तिकाल में नारी के रूप-सौन्दर्य का वर्णन स्वतन्त्र रूप से न होकर 
श्रीकृष्ण के संदर्भ में हुआ है । इससे उसके असत्‌ रूप का भोगपरक मांसल- 
सौन्दर्य भौतिक घरातल पर प्रमुख नहीं हो पाता है । कवियों ने उसके वाह्य- 
आवरण की अ्रसारता श्र वीभत्सता के बीच उदात्त गुणों का ग्रादर्श और 
मोहक रूप प्रस्तुत किया । इस युग की सम्पूर्ण शोभा सुन्दरता ऋऔर रूपाकपण 
आ्रादि श्रीकृष्ण के लिये ही थी, इसीसे उसके मूल में भक्ति की भावना वर्तमान 
रहती है । इसके विपरीत रीतिकालीन साहित्य में ग्रादर्श एवं भक्ति को प्रश्नय 
न देकर पारस्परिक ग्राकर्पण उत्पन्न करने वाले शरीर के विभिन्‍न अ्रंगों, 
प्रसाधक उपकरणों ग्रादि का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया। वाह्य- 
शरीर के मांसल-सौन्दर्य श्रौर कामोद्दीपषक चेष्टाओं की प्रवृत्ति बढ़ गई । 
श्रीकृष्ण का लीलापरक रूप लुप्त होने लगा और वह मात्र “'मन-मोहन' बन 
कर रह गये । मोहिनी राघा नायिका के सामान्य स्तर पर भ्रा गई और उनके 
रूप-वर्णन में नख-शिख की प्रधानता हो गई। 


रीतिकालीन सूक्ष्म दृष्टि के कारण श्रनुभावों भ्ादि के सौन्दर्य का 
मोहक-चित्र उपस्थित हो सका है । इसमें स्थूल एवं भोतिक दृष्टि सर्देव कार्य 
करती रहती है । मानसिक सौन्दर्य के साथ वाह्य-शारीरिक सौन्दर्य की सफल 
अ्रभिव्यझ्ञना हुई है । वाह्य-सौन्दर्य-वर्णांन में नायिका के श्र ग-प्रत्यंग, रूप-रंग, 
कान्ति, गठन, श्रायु, सोकुमायं, चेष्टा, वेशभूषा, श्रसाधक उपकरण आदि को 
श्राधार बनाया गया है । शारीरिक गुणों में मध्यकालीन सभी कवियों ने 


४०२ मध्यकालीन हिन्दी क्ृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


शारीरिक शोभा, तनद्य ति, ज्योति, छवि, लावण्य आ्रादि का अनुपम चित्र उप- 
स्थित किया है। यह छवि अगों में स्वतः प्रकाशित होती हुई बताई गई है। 
इसके और अधिक उत्कर्ष के लिए ग्रह-नक्षत्र, पशु-पक्षी, वनस्पति, बहुमूल्य 
८दार्थों श्रादि को अप्रस्तुत रूप में लाया गया है। इन उपमानों में कमल, 
चाँदनी, बिजली किरण, मोती, हीरा, चकोर, हरिण, चक्रवाक, कदली, 
कलकलता आरादि का प्रयोग किया गया है । सुगन्वित द्रव्यों में केशर, कस्तूरी, 
मृगमद, कपूर आदि द्वारा आकर बढ़ाया गया है। इन सभी पदार्थों एवं 
उपकरणों तथा आलम्बनगत गुणों और विभिन्‍न चेप्टाओं से रूप-सौन्दर्य की 
सफल व्यञ्ञना हो सकी है। अतः कहा जा सकता है कि रूप-सौन्दर्य की झ्लाक- 
घंक और यथार्थ श्रभिव्यक्ति करने में मध्यकालीन कृप्ण-साहित्य के कवि 
पूर्णतः सफल हुए हैं । 


डी 6 # मद ८ कम एण ०७ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


१४, 


१५. 
१६. 
१७. 
१५. 
१६. 
. कीतंन-संग्रह भाग १,२ 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


परिशिष्ट 


ग्रन्थानुक्मरिणका-भ्रालोच्य एवं सहायक ग्रन्थ 


« अनुराग पदावली 
« अनुराग वाग 

« अप्टछाप पदावली 
. अप्टछाप पदावली 
« अप्टछाप पदावली 
. अष्टछाप परिचय 
« अंग-दर्पण 

- अंगादर्ण 


झ्रालम केलि 

श्रांख श्रौर कविगण 
कवित्त-रत्नाकर 
कवितावली 

कामायनी 

काव्य-प्रभाकर 
कुम्मनदास-जीवनी और पद 
केलिमाल श्रौर सिद्धान्त के पद 
केशव-पग्रन्थावली 

कृष्णा जू को नख-शिख 
कृष्णदास पदावली 


गोविन्द स्वामी-जीवनी श्र पद 
घनाननद-प्रन्थावली 
चत्रभुजदास-पद संग्रह 
छीतस्वामी-जीवनी और पद 
जगद्‌ विनोद 

जायसी- ग्रन्थावली 

जुगल-सनेह पत्रिका 


गीता प्रेस, गोरखपुर । 
दीनदयाल गिरि | 

सोमनाथ गुप्त । 

प्रभूदयाल मीतल । 
विद्या-विभाग, काँकरौली । 
प्रभुदयाल मीतल । 

रसलीन । 

रंगनारायण पाल 

सम्पा० भगवान दीन 

सम्पा० जवाहरलाल चतुर्वेदी 
सेनापति 

तुलसीदास 

जयशंकर प्रसाद 

जगन्नाथदास भानु 
विद्या-विभाग, कांकरौली 

स्वामी हरिदास । 

सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
ग्वाल कवि 

सम्पा० ब्रजभूषण शर्मा कॉँकरोली। 
लल्लूभाई छगनलाल देसाई, श्रहमदाबाद | 
विद्या-विभाग, काँकरौली 
सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
विद्या-विभाग, कांकरौली 
विद्या-विभाग, कॉकरौली 
पद्माकर 

सम्पा० आराचार्य रामचन्द्र शुक्ल । 
चाचा वृन्द।वनदास 


डिल्ड 


र्‌८. 
२६. 
३०. 
३१. 
शेर. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६५ 
३७. 
रेप, 


| 
ड 


४० 
४१. 
४२. 


४३. 
डंडे, 
४५. 
४६ 
४७, 
डंए, 
४६. 
३०. 
५१. 
भर. 
भरे. 
५४. 
५५. 
५६५ 
श्७. 
५८. 


तोष मुघा-निधि 
दास-पग्रग्थावली 
नख-शिख 
नख-शिख 
नन्ददास ग्रन्थावली 
नन्ददास ग्रन्थावली 
निम्बार्क माधुरी 
परमानन्द सागर 
पल्‍लव 

पृथ्वी राज रासो 
ब्रजनिधि ग्रन्थावली 


- ब्रजभाषा साहित्य का ऋतु-सौन्दर्य 
. ब्रजभाषा साहित्य का नायिका-भेद 


ब्रज माधुरी सार 
बलभद्र कवि 


बिहारी-रत्नाकर 
व्यालीस-लीला 
भक्त कवि व्यास जी 
भारतेन्दु ग्रन्थावली 
मतिराम-पग्रन्थावली 
युगलशतक 

रस तरंग 

रस खानि 
रस-प्रवोध 
रस-रत्नाकर 
रसराज 
रस-विलास 
रामचरित मानस 
रास पंचाध्यायी 
रीतिकाब्य संग्रह 
विद्यापति-पदावली 


मध्यकालीन हिन्दी कृप्ण-काव्य में रूप-सौन्द्ये 


तोष, भारत जीवन प्रेस, काशी 
सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

ग्वाल कवि 

नृप शंभु । नारायण प्रेस मुजफ्फर पुर । 
सम्पा० ब्रजरत्न दास । 

सम्पा० उमाशंकर शुक्ल 

सम्पा० विहारी शरण 

सम्पा० गोवर्धन शुक्ल 

सुमित्रा नन्‍्दन पंत 

चन्द्र वरदाई 

सम्पा० पुरोहित हरिनारायणा शर्मा 
सम्पा० प्रभुदयाल मीतल 

सम्पा० प्रभुदयाल मोतल 

सम्पा० वियोगी हरि। 

हस्तलिखित प्रति पूना विश्वविद्यालय, 
पूना । 


सम्पा० जगन्नाथ दास रत्नाकर । 
प्रूवदास 

सम्पा० वासुदेव गोस्वामी 
सम्पा० ब्रजरत्नदास 

सम्पा० कृष्ण बिहारी मिश्र 
श्री भट्ट 

ग्वाल कवि 

सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
रसलीन “ 
देव 

मतिराम 

देव 

तुलसीदास 

सम्पा० सोमनाथ 

सम्पा० जगदीश गुप्त 
रामवृक्ष बेनीपुरी 


परिशिष्ट 


५६. सनेह-सागर 


६०. 
६१. 
धर. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 
६७. 


सूर सागर 
सूर-सागर 

संगीत-अष्टछाप 
शिख-नखावली 

शज्ञार-तक 

श्री /शाघा सुघा शतक 

श्री राधिका जी का नख-शिख 
हित-चो रासी 

सहायक-प्रन्थ 

६५८. प्रकत्॒री दरत्रार के हिन्दी कवि 
६६. प्रवथ के प्रमुख कवि 

७०. श्रट्ट्वाप और वल्लभ सम्प्रदाय 
७१. प्रट्टछाप काव्य का सांस्कृतिक 
मूल्यांकन 


७२. 
७३. 


आधुनिक काव्य में रूप-विधाएँ 
ग्राधुनिक काव्य में सोन्‍्दर्य- 
भावना 

श्राधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम- 
सौन्दर्य 

उदात्त-सिद्धान्त और शिल्पन 
कविवर पदुमाकर और उनका 
युग 

कविवर परमानन्द और वल्लभ- 
सम्प्रदाय 


3४. 


७५. 
७६९. 


७ 


काब्य में उदात्त तत्व 
काब्यात्मक विम्ब 

घनानन्द श्रौर स्वच्छन्द काव्य- 
घारा 


७५. 
७६. 
घ््० 


ड०५्‌ 


बकसी हंसराज, सम्पादक लाला 
भगवानदीन 


नागरी-प्रचारिणी सभा । 
बेंकटेश्वर प्रेस । 

सम्पा० गोकुलानन्द तैलंग । 
राम सहायदास 

ध्रबदास 

ह्‌डी 

कालिका प्रसाद । 

हित हरिवंश । 


सरजू प्रसाद अग्रवाल । 
ब्रजकिशोर मिश्र । 

डा. दीनदयाल गुप्त । 
डा. मायारातों टंडन । 


डा. निर्मला जैन । 
शकुन्तला शर्मा । 


डा. रामेश्वर खण्डेलवाल । 


जगदीश पाण्डेय । 
डा. ब्रजनारायणा सिंह । 


गोवधंन नाथ शुक्ल। 
डा. नगेन्द्र । 


श्रस्खो री ब्रजनन्दन प्रसाद । 
मनाहरलाल गौड़ । 


४०६ 


घर, 


८२. 
प्र. 
पड, 
घ५. 
5६. 


5७. 
दप, 


घ€ 
. मध्यकालीन हिन्दी कविधिद्रियां 
६१. 
६२. 
६३. 


६४. 


६५. 
६६९. 


६७. 
&€८. 
६६. 
१, १००. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 


मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दर्य 


दरबारी संस्कृति और हिन्दी 
मुक्तक 

देव और उनकी कविता 
प्रकृति और काव्य (हिन्दी 
प्रामारिशक हिन्दी कोश 
पोह्ार अभिनन्दन ग्रन्थ 
ब्रजभाषा के कृष्ण काव्य में 
ग्रभिव्यञज्जना शिल्प 

ब्रज लोक साहित्य का अ्रध्ययन 
भारतीय साघना और सूर 
साहित्य 

मतिराम-कवि और प्राचार्य 


महाकवि मतिराम 

मूल्य और मूल्यांकन 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय-सिद्धान्त 
आर साहित्य 

रीतिकालीन कवियों की प्रेम- 
व्यज्जना... 

रीतिकालीन काव्य में लक्षणा 
का प्रयोग 

सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ भाग १ 
और २... ,..... 


सूर भर उनका साहित्य 

सूर की भाँकी 

सौन्दर्य -तत्त्व (हिन्दी ) 

सौन्दय तत्त्व भ्रौर काव्य सिद्धान्त 
सौन्दग्नंमीमांसा (हिन्दी ) 
सौन्दर्य -शास्त्र 

सौन्दय-शास्त्र का तत्व 


डा. त्रिभुवन सिंह । 


डा. नगेन्द्र । 

डा. रघधुवंश । 

रामचन्द्र वर्मा । 

सम्पा. वासुदेवश रण श्रग्रवाल । 
डा. सावित्री सिन्हा । 


डा. सत्येन्द्र । 
डा. मुन्शीराम शर्मा । 


डा. महेन्द्कुमार । 

डा. सावित्री सिन्‍्हा। 
डा. त्रिभुवन सिंह । 
रामरतन भटनागर । 
डा. विजयेन्द्र स्नातक | 


डा. वचन सिंह 


डा. प्रविन्द पाण्डे । 
डा. रामानन्द तिवारी । 


डा. हरवंशलाल शर्मा । 
डा. सत्येच्र । 
अनुवादक डा. भ्ानन्द श्रकाश दीक्षित 
अनु. मनोहर काले । 
प्रनु. रामकेवल सिह । 
डा. हरद्वारीलाल शर्मा । 
डा. कुमार विमल । 


परिणिष्ठ 


संस्कृत-ग्रन्थ 


१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४. 
११५. 
११६. 
११७. 
११५. 
११६. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४. 


१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२६. 
१३०. 
१३१. 


अ्रभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ 
ग्रलंकार-कोस्तुभ 
उज्ज्वल नील मणि 
उत्तर-राम चरितमु 
उपनिषद्‌ (कठ, मुण्डक, छान्‍्दोग्य, 
श्रौचित्य विचार चर्चा 
कालिदास -पग्रन्थावली 
काव्य-प्रकाश 
काव्य-प्रकाश 
काव्यालंकार सूत्रचृत्ति 
किराताजु नीयम्‌ . 
कुवलयानन्द 

कोश 

गीत गोविन्द 
दशरूपकम्‌ 
घ्वन्यालोक 
ध्वन्यालोक 
घ्वन्यालोक 

नागानन्द 

प्रताप रुद्रीयम्‌ 

पुराण 


ब्राह्मण 
वाल्मीकि-रामायण 
भास नाटक चत्रसू 
महाभारत 
मनुस्मृति 
मालती-माघवम्‌ 
रस-गज्भाघर 


कालिदास । 

करणांपूर । 

रूप गोस्वामी । 

भवभूति । 

मंत्र य 

आचाय॑ क्षेमेन्द्र । 

सम्पा. सीताराम चतुवेदी । 
व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर । 
ज्ञान मण्डल लिमिटेड । 

वामन । 

भारवि। 

अप्पय दीक्षित । 

अमर, वाचस्पत्य और हलायुघ । 
जयदेव । 

घनज्जय, व्यास्या. भोलाशंकर व्यास 
व्याख्याकार रामसागर त्रिपाठी । 
व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर । 
व्याख्याकार बदरीनाथ शर्मा । 
हष॑ । 

विद्यानाथ । 

पद्म, वायु, वामन, कूम॑, गरुड़, 
ब्रह्मवेवरत्यं, श्रीमद्भागवत, ब्रह्म, 
ब्रह्माण्ड, विष्णु । 

कौशितकी, ऐतरेय, शतपथ । 
भनु. चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा | 
भास । 

बेद व्यास । 

मनु । 

भवभूति 

व्याख्या, वदरीनाथ भा। 


१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७. 
१३८. 


१३६, 


१४०. 


१४१. 
श्ष्र. 


१४३. 
१४४. 
१४५. 


मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप-सौन्दय॑ 
वेद ऋग्वेद, यजुरवेद, अ्थवंवेद । 
साहित्य-दपंण व्याख्या. सत्यव्रत सिंह । 
संहिता वाजसनेयी, तंत्तिरीय । 
शिशुपाल-वघ माघ । 
आज्जार-तिलक रुद्र-भट्ट । 
हरिभक्ति रसामृत सिन्धु रूप गोस्वामी, भ्रच्युते ग्रन्थ माला । 
हिन्दी दशरूपक टीकाकार डा. गोविन्द त्रिगुणायत । 
छा07ग0%8०१९४ छ6008708 
ए्ग 75 
398887 ०णा 80009 ० 67०६ 
90009 फ+, ४५. 80000०६०७, 


छएफणा ५० 896 शी ?००७ए. जश ए, ए ० 

छफ0ए ६06 एगं]080कर03 ०0 

छ68०५५ छ., 9, 087704. 
प्रा4०9 ० &०800०६८७ 6608०, 8088740०५६०. 
४० 0#४ंपुधर० ० ए१४९४०४५४._ [7शक्षाए० हू 86, 
709 80796 ० छ86800४ 6. 8870898॥8. 


